कृषक-जीवन-सम्बन्धी 


ब्रजभाषा-ठाब्दावली 


(अलोगढ़-क्षेत्र की बोली के आधार पर) 
[ चित्रों एवं रेखाचित्नों सहित | 
(दो खण्डों में) 


प्रथम खए5.् 
(प्रकरण १ से ११ तक) 


लेखक 


डॉ० अम्बाप्रसाद सुमन 
एम० ए०, पी-एच० डी० 
प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 


निर्देशक एवं भुमिका-लेखक 


प्रो० श्री वासुदेवशरण अग्रवाल 
एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट्‌० 


अध्यक्ष, पुरातत्व विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 


प्रकाशक 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी 
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 





8५ 9 


प्रथम संस्करण -: १८ 


६०५ 


पृल्य : पच्चीस रुपये 


320 
“9५ कि य 


हम (६, 


इक ८ श्री प्रेमचन्द मेहरा, न्यू ईरा प्रेस, ८, साउथ रोड, इलाहाबाद 


भूमिका 

कुछ वर्ष पूर्व श्री अम्बाप्रसाद जी 'सुमनः ने मुझसे अपने शोध-प्रबन्ध के लिए, विषय 
चुनने का परामश किया था। मेरे मन में उस “समय श्री ग्रियर्सन कृत 'बिहार पेजैन्ट लाइफ! के 
जनपदीय एवं भाषा-सम्बन्धी कार्य का आदर्श आकर्षण की वस्तु था। मैंने सुमन जी से कहा कि 
यदि आप अपने क्षेत्र अलीगढ़ की बोली को छानकर कुछ इसी प्रकार का कार्य॑ करें तो उत्तम बस्तु 
होगी । इसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया | फिर मैंने उनके सामने दूसरी शर्ते रखते हुए. कहा कि 
ग्रियसन के अंथ में दूस सह शब्द हैं। आपकी यैली में इससे कप संचित निधि न होनी चाहिए, 
तभी मेरा मन प्रसन्न होगा। उन्होंने यह बात सुनी और अपने मन के कोने में जुगोकर रख ली | 


दो वर्ष के भीतर सुमन जी ने सुझे आश्चर्य में डाल दिया और फिर कुछ समय के उपरान्त 
जब वे अपने शोध-प्रबन्ध के स्वच्छ. सुलिखित अध्याय संशोधन के लिए क्रमशः मेरे पास भेजने 
लगे और मैं उन्हें रुचिपूर्वक पढ़ता गया तब मुझे निश्चय होने लगा कि श्री अम्बाप्रसाद जी द्वारा 
शोध-प्रबन्ध के लिए. आवश्यक परिश्रम का पूरा मूल्य चुकाया जा रहा है। उन्होंने अपने त्रजप्रदेशीय 
जनपद के अन्तरंग क्ृपक-जीवन में प्रविष्ट होकर उसकी पारिभाषिक शब्दावली का विस्तृत 
भाण्डार संग्रहीत कर लिया | जैसे जनपदीय जीवन में प्रति वर्ष किसानों के कोठार उनके परिश्रम 
से उत्पादित धान्य-सम्पत्ति से भर जाते हैं, वैसे ही भाषाशासत्रीय बुद्धि से किया हुआ सुमन जी का 
लोक-साहित्य एवं लोक-माषा सम्बन्धी परिश्रम सफल हुआ । उनका संग्रह शब्द-संख्या की दृष्टि 
से ग्रियसंन से इक्कीस ही रहा । यह और भी प्रसन्नता की बात थी कि सुमन जी को स्वयं रेखा- 
चित्र बनाने की अमिरुचि तथा अभ्यास था; अतएव उन्होंने शोध-प्रबन्ध के साथ विविध वस्तुओं 
के लगभग साढ़े आठउ-सी रेखा-चित्र भी तैयार किये | 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के सुयोग्य मंत्री एवं अनेक शोध-प्रबन्धों को 
जन्म देनेवाले अनुपम साहित्यिक श्री धीरेन्र जी वर्मा ने जब मेरे अनुरोध पर 'कृषक जीवन सम्बन्धी 
ब्रजमाषा-शब्दावली? (अलीगढ़ क्षेत्र की बोली के आधार पर) नामक इस ग्रंथ को प्रकाशित करना 
स्वीकार किया तो इसमें आये हुए चित्रों तथा रेखाचित्रों को मुद्रित करने की स्वीकृति भी उन्होंने 
दी | तदनुसार इस उपयोगी शोध का यह पहला भाग ग्रकाशित हो रहा है ओर आशा है शीघ्र 
ही प्रबन्ध का शेष अंश दूसरे भाग के रूप में उपलब्ध हो जाएगा । 

लगभग बीस वर्षों से, जनपदों में सुरक्षित लोक-साहित्य, लोकवार्ता एवं भाषा-सम्बन्धी 
सामग्री में मुके रुचि रही है। सौराष्ट्र से हिमाचल तक विस्तृत इस सामग्री से मेरा परिचय जितना 
बढ़ता गया उतनी ही यह दृढ़ प्रतीति मेरे मन में होती गई कि भारतीय संस्कृति की धार्मिक और 
भाषा-सम्बन्धी परम्परा को समझने और हस्तगत करने के लिए यह मौखिक सामग्री अ्रनममोल निधि 
है | इस निधान-कलश में क्या-क्या भरा हुआ है ! इसके ज्ञान ओर उपलब्धि के लिए देशव्यापी 
सुचितित योजना आवश्यक है। इसके लिए सुशिक्षित कायकर्ताओं के पद-यात्रि-वर्ग तैयार करने 
होंगे और प्रत्येक राज्य या प्रदेश में अखिल भारतीय स्तर पर जन-साहित्य-संस्थानों के संचालन 
की आवश्यकता होगी | जब तक ऐसे सुयोग का उदय हो, तत्र तक हिन्दी-क्ेत्र के विश्वविद्यालय 
सामग्री के संकलन की आंशिक पूर्ति उस ढंग से करा सकते हैं, जैसा एक नमूना इस शोध-प्रबन्ध . 
में है । 


[कं ) 


हिन्दी-क्षेत्र की जनपदानुसारी बोलियों और उपबोलियों के अनेक मेद हैं; जैसे मुख्य बारह 
बोलियाँ--अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, छत्तीसगढ़ी, बघेली, बुंदेली, मालवी, कन्नौजी, ब्रज* 
भाषा, बाँगरू और कौरवी या हिन्दुस्तानी--हैं। हाल ही में एक लेखक ने राजस्थान के अन्त- 
गंत बोली जानेवाली प्रमुख सात बोलियों के आधार पर उनकी उनंचास उपबोलियों की ओर ध्यान 
दिलाया है|" ऐसे ही प्रत्येक प्रदेश में स्थानीय उपबोलियाँ अभी तक जीवित हैं और भाषाशास्त्रीय 
दृष्टि से समृद्धि-युक्त भी हैं। उन्हें लक्ष्य में रखकर यदि सौ के लगमग इस प्रकार के शोध-प्रबन्ध 
विश्वविद्यालयों के स्तर पर तेयार कराये जा सकें तो हिन्दी-शब्दावली का बहुत बड़ा भाण्डार सामने 
आ जाएगा। भविष्य में तेयार होने वाले हिन्दी-भाषा«के महाकोश के लिए तो ऐसा आयोजन 
मानों शब्दावली की मूसलाधार बृष्टि ही होगा । 


हिन्दी-क्षेत्र में इस समय लगभग बारह विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। उनमें संचालित 
हिन्दी-विभागों के अध्यक्ष इन विषयों को ध्यान में रकखेंगे तो दस वर्ष की अवधि में यह आरम्भिक 
कार्य प्रा किया जा सकेगा | हम इसे आरम्मिक जान-बूककर कहते है; क्योंकि जनपदों की शब्द- 
सामग्री पूरे सरोवर के समान है और प्रस्तुत प्रबन्ध जैसा प्रयत्ञष उसमें से मरा हुआ एक मंगल- 
कलश ही है | 


जनपदों में अनेक प्रकार के शिल्पी अपने-अपने ठीहों पर बैठे हुए सहस्तों वर्षों से शिल्प- 
साधना में संलग्न हैं| जिन शब्दों का जन्म वैदिक युग, महा जनपदयुग, गुप्त युग और मध्ययुग में 
हुआ; उनमें से कितने ही अपने मूल या कुछ परिवर्तित रूप में आज मी बचे रह गये हैं। अर्थ 
और व्युत्पत्ति की दृष्टि से उन शब्दों का संग्रह आवश्यक है| उदाहरण के लिए हिन्दी का “गड़ आ? 
(जल का पात्र) शब्द है, जिसे विद्यापति ने 'कीतिलता' में 'गाड़! कहा है (खणयक चुप भे रहइ 
गारि गाड्डू दे तब ही) | लोक में गड़आ, गड़ई, गड़दइ॒या, गड़वइ, गडड़ू, गाड्ू आदि रूप 
प्रचलित हैं; जिनकी व्युत्पत्ति ग्रा० गड्डुक' से मानकर हम रुक जाते हैं | वस्तुतः यह मूल बेद्क 
संस्कृत का कदुक (-सोमपात्र) शब्द था, जिससे “गाड़! का विकास हुआ ( बै० सं० कदुक> 
कडडुअ > गडडुश्न >गडडू >गाड़ ) ओर जो संस्कृत-साहित्य में नहीं बचा, केवल लोक में 
रह गया । 


यह भी उल्लेखनीय है कि हिन्दी-भाषा में कृषक जीवन की शब्दावली पर विदेशी शब्दों 
का रंग या तो बिलकुल नहीं चढ़ा या।,कम। से कम चढ़ा है। अरबी-फारसी के शब्द राज-द्रबार, 
शानशौकत और विलास की वस्तुओ्रों तक ही सीमित रह गये । किसानी, खेती-बारी, हल-बैल, जुताई, 
बुआई, निराई, सिचाई आदि के शब्दों की परम्परा बहुत करके ठेठ वैदिक युग तक चली जाती है। 
हमारा अनुमान है कि यदि ऊपर कहे हुए प्रकार से विविध क्षेत्रों में शब्द-संग्रह का कार्य किया 
जाए तो उसमें दो प्रकार के शब्द सामने आएँगे; एक वे जो नितान्त स्थानीय होंगे और दूसरे वे 
जिनका क्षेत्र व्यापक होगा । दूसरे प्रकार के शब्दों की तुलना यदि वैदिक साहित्य से की जाए तो 
उनमें समानता मिलेगी और जहाँ वैदिक सामग्री उपलब्ध नहीं भी है, वहाँ यह अनुमान सम्भव 
होगा कि दूरस्थ ज्ञेत्रों में व्यापक समान'शब्द जो अपम्रंश, प्राइत और संस्कृत-परम्परा के है; वे ही 





) इनमें कुछ उब्लेख्य नाम ये हैं--मारवाडी, दँढाड़ी, थली, बागरी, शेखाबाटी, हाड़ौती, 
भैवाती, हीरबादी, सालवी, हरियानी, भीलोड़ी, राठी आदि । 
.. 7 सथुराग्साद अग्रवाल, राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियाँ, राजस्थान विद्यापीठ 
की अ्रेमासिक शोध-पन्निका, भाग १०, मार्च-जून १६५६ इ०, प्० ७८) 


वेदिक युग में भी प्रचलित रहे होंगे | उदाहरण के लिए हरस, फाल, जाँघ, साल, पाचर, 
महादेवा, परिहथ, नाथा आदि हल-जुए की शब्दावली संस्कृत-परम्परा में प्राचीनतम युग का 
स्मरण दिलाती है | खेत, क्यार, रास (सं० राशि ), चाँक, पैर (सं० प्रकर), मेंढ़िया ( सं० 
मेघिक-- वह बेल जो मँड़नी में बीच की मेथि या खँठे के पास रहता है ), सोहनी (सं० शोधनी 
८ पैर में काम आनेवाली बुहारी ), साँकी (सं० शंकुका ), पँचागुरा, गेना (सं० ग्रहणक-८ 
एक प्रकार की रस्सी ) आदि शब्द इसी प्रकार के हैं। कमी-कमी तो ऐसा देखने में आता है कि 
बारह-बारह कोस पर बोली बदल जाने की जो क़िंवदन्ती लोक में प्रचलित«है उसमें काफी सचाई है। 
ग्रामीण अनुभव के आधार पर ही उसका निर्माण हुआ है। हम अलीगढ़ से चलकर गाजियाबाद के 
क्षेत्र में पहुँच जाये तो वहाँ हल-सम्बन्धी शब्दावली प्राचीन कौरवी बोली की भिन्न परम्परा में 
ढली हुई मिलेगी | जैसे हलसोत, कुस, पड़ोंथा, गलोथिया ( छोगा घिसा हुआ हल ), पदछेला 
( पीछे ठुकी हुई लकड़ी जो पड़ोथा और फाली के बीच में होती है), ओग, गोखरू 
( हलस को आगे खिसकने से रोकने के लिए. लकड़ी या लोदे की कील ), चीचड़ी ( पड़ौंथे में 
कुस को रोकने के लिए, दो छोटी लकड़ियाँ ), से (हल का सूराख ), हल की छाती ( हलस 
को हल में पूरी फँसाने के लिए जहाँ ओग ठुकती है ), हल का पेटा ( ठीक ऊपरी भाग ), हल 
का चोटिया, चौसाली (- पटरी ), फाचिरी (-मुथापड़ा), ऊँटड़ा, नाड़ू (सं० नद्प्न ), 
नाड़ी ( सं० नद्धी - चमड़े की रस्सी ), सिर-बँघना ( नाड़ कसने का फन्‍दा ) आदि-ये शब्द 
दिल्‍ली की तलहटी की बोली के हैं | ऐसे ही दुबलदी या चोबढदी गाड़ी के अनेक नये शब्द हैं। 
जैसे--तलौचीदार पँजाली ( बैलवान के बैठने की जगह), सिमल, खँदोल, उरेली, नाथ, 
जोत नाँगला, नेकस ( नाड़ कसनेवाली गुल्ली जिसे नड़ेल या बरनैल भी कहते हैं ), उडियार 
( गाड़ी के ढाँच को भीतर-बाहर सरकने से रोकने वाले अगले-पिछले डंडे ), खलबे (अगले-पिछले 
खड़े डंडे जिन पर बल्ली टिक्री रहती है ), छैरिया ( पडर,चक्र ), चौरिया (चार अरों का पहिया), 
जुलैया ( चोर कील पर ठोकी जाने वाली लोहे की पत्ती ), कठघुरा, आँवन, सगुनी ( अगली 
लकड़ी जो दो पड़ों में जुड़ी रहती है ), भंडारी, करथली, बॉक, लथेंडी, गचेड़ी, मोकड़ा, 
डेगे, बेलडंडी, साँवगी, बेलना, खड़ोंची (सं० काष्ठमंचिका ) रलकिल्ली श्रर्थात्‌ चकेल 
( पहिये के बाहर घुरी के सिरे पर ठुकी हुई किल्‍ली | श्रैंग० लिंचपिन ) और तुलाए (-बाहरी 
डंडे ) | 

कभी-कभी व्युत्पत्ति की दृष्टि से इन शब्दों में काफी सौन्दर्य मिलता है। जैसे गोथना 
( सं० गोस्तन > यह गाय के थन की भाँति की एक छोटी सैल है जो जुए, में भीतर की ओर डुकी 
रहती है ) | इसी के मुकाबले में बाहर की ओर वह सैल होती है जिसे निकालकर बैल जोतते और 
. फिर पिंरो देते हैं | कहते हैं कि त्री ओर गाड़ी के गार का अन्त नहीं । 

एक बार जो शब्द साहित्य या कोश में आ जाएगा, वह भविष्य के लिए सुरक्षित हो 
जाएगा | अ्रतएव अधिक से अधिक शब्दों को छान लेने का प्रयल् करना चाहिए.। उन्नीसवीं शी में संग्रह 
का जो कार्य हुआ था, उससे भी हमें लाभ उठाना चाहिए। ऐसे प्रय्नों में ऋक का कार्य उल्लेख- 
नीय है जिसे ग्रियर्सन ने भी अपने लिए आदश माना था।'* 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में पर्याप्त जनपदीय शब्दों की व्यु्त्तियाँ देने का भी आंशिक प्रयत्न 
किया गया है| हिंदी में शब्द-ब्युत्पत्ति का कार्य अमी अपनी आरम्मिक अवस्था में है। उसके 


24 ऐग्री #०५ ट का ९ । ५ विंसेज 
क्र क, मैटीरियल्स फॉर ए रूरत ऐंड ऐग्रीकल्खुरत ग्लासरी ऑफ दी नाथ वैस्टन प्रो 
इलाहाबाद, १८७९ ई०, गवनमेंठ प्रेस । 


( ४) 


लिए अत्यधिक गंभीर प्रयत्ष अपेक्षित है। विशेषतः कृषक-शब्दावली के शब्द इतने घिसे-पिठे हो गये 
हैं कि उनके मूल संस्कृत-प्राकृत-अपश्रंश रूपों तक पहुँचने के लिए कितने ही क्षेत्रों से संग्रहीत 
तुलनात्मक शब्दावली सामने आनी चाहिए । मान लीजिए कि एक वस्तु के नाम के दस-बीस 
रूप अलग-अलग स्थानों से चुनकर ले लिये गये तो उनमें उच्चारण का भेद होते हुए भी ध्वनि- 
शात््र की दृष्टि से उनका मूल कोई एक ही शब्द होगा | कालान्तर के विभिन्न रूप उस मूल शब्द 
को पहचानने में सहायक होने चाहिए | इसके लिए आजकल जो भाषावेज्ञानिक युक्ति काम में 
लायी जाती है, उसे भाषा की स्थानीय बोलियों का मानचित्र (लिग्विस्टिक ज्याग्रेफी) कहते हैं। 
बारह-बारह कोस पर बोली बदलने की बात इस कार्य में आधारभूत सच्चाई ठहरती है। उसी के 
हिसाब से क्षेत्रों का बँटवारा करके उन पर अंकों की गिनती डाल ली जाती है। फिर प्रत्येक बोली 
क्षेत्र से दो-चार हजार मूलभूत शब्दों के तुलनात्मक रूपों का सगञ्नमह कर लिया जाता है। इस तरह 
का कार्य आँख खोल देता है। प्रत्येक बोली का महत्व उठकर खड़ा हो जाता है, फिर उसके बोलने- 
वालों की संख्या या बोले जाने का क्षेत्र कितना ही छोटा क्‍यों न हो। स्थानीय जनपद-कार्य-कर्ताओं 
को अपने-अपने क्षेत्र में इस प्रकार का प्रयोग करके देखना चाहिए | प्रति वर्ष विश्वविद्यालयों से 
हिन्दी में एम० ए० करनेवाले छात्रों की जो संख्या बढ़ रही है, उससे इस कार्य में सहायता मिल 
सकती है | जिसका जो देहाती क्षेत्र है, वह वहीं काम करने का पूरा अवसर निकाल सकता है। 
विशेषतः छुट्टियों में अपनी भूमि और बोली के प्रति भक्ति लेकर भाषा रूपी घेनु का जितना दोहन 
किया जा सके उतना ही अधिक श्रेयरकर होगा | 


गाँवों की शब्दावली तो कार्य का एक अंग है। वस्तुतः जनपदीय साहित्य का क्षेत्र अति विस्तृत 
है | हमें अब ऐसा भासित होता है कि भारतीय संस्कृति के परिचय का प्रा सूत्र “लोके वेदेच”” वाक्य 
में है। एक ओर वेद की परम्परा नाना पुराण, आगम, शास्त्र और काव्यों में सुरक्षित है । दूसरी ओर 
लोक-जीवन में उसकी मौखिक परम्परा की अद्ृट धारा बहती आई है। लोक के गीतों और कहानियों को, 
जन-विश्वासों ओर धामिक तीज-त्योहारों को इस दृष्टि से छानने की आवश्यकता है। इन चार 
खोतों से जो वांछित सामग्री मिलेगी, उसकी तुलना शास्त्रीय प्रमाणों के साथ करने से ही मारतीय 
जीवन की प्री व्याख्या समझ में आ सकेगी | उदाहरण के लिए अभी पाँच दिन पहले करवा 
चौथ (करक चतुर्थी) का पर्व आया था, उसकी एक कहानी चली आती है । प्रायः प्रत्येक ब्रत के 
लिए ऐसी कहानियाँ हैं, जिन्हें ब्रतावदान! कहते ये | यह करवा क्‍या है ! चौथ के साथ इसका 
क्या सम्बन्ध है ! इन प्रश्नों पर विचार करते हुए. ज्ञात हुआ कि ऋगवेद के युग में ही इस बत का 
ओर इसकी कहानी का मूल रूप बना होगा । वहाँ कहा गया है कि मूल में एक चमस था । उस 
एक को ऋशु देवों ने चार चमसों के रूप में बदल दिया । इसी से इन्द्र द्वारा कार्य पूरा हुआ-- 


“एक चमस चतुरः कृणोतन” 
-“-(ऋक्‌ १।१६१॥२) 


चमस का ही पर्याय करक या घट है। प्रत्येक व्यक्ति का अव्यक्त रूप एक घटठया 

कमण्डलु है। वही जीवन के जल से भरा हुआ है। व्यक्त रूप में उसी के तीन रूप हो जाते हैं 
जिन्हें जिपुर या जाग्रत्‌, स्वप्न और सुघुस्ति अवस्थाएँ अथवा मन, प्राण और भूत कहते हैं । इन 
तीनों की चरितार्थता के लिए. ऐसा विधान रचा है कि :/-- 3.3 के कुल में उत्पन्न कुमारी का 
: सास-ससुर के कुल में उत्पन्न कुमार से विवाह होना चाहिए। यही सोम और अग्नि का सम्बन्ध 
है। इसी से वह “छ्ुला आगे बढ़ती है. जिसकी कड़ी सन्तान है। उसी के लिए. राजकुमारी सात 


( ५ ) 


मातृ-देवियों या अछरामाइयों की सहायता से साँप से डसे हुए राजकुमार को जीवित करती है । 
ये सात शक्तियाँ ही सात बहनें हैं जिनके लिए कहा है -- 


“सुप्त स्वसारो अ्रभिसंनवन्ते” 
ह --(ऋक्‌ ११६४३) 


सात बहने मिलकर देवरथ मैं बैठे हुए अधिपति का यशोगीत गादी हैं। उनके पास जो 
_अरूत है, वह सातवीं से, जिसका नाम “बूढ़ सुहागिन! माता है, अर्थात्‌ जो मज्ञलात्मक श्राशीर्वाद से 
” विश्वकर्मा की सृष्टि को बढ़ाती है, राजकुमारी को मिलता है। ऋशभु देवों ने एक गुणातीत प्राण- 
कलश को लेकर उसके जो चार रूप किये, उनके उस चतुष्य्य विधान की स्मारक कहानी करक 
चतुर्थी का लोकब्रत है। प्रत्येक देह में जन्म से आरम्म होनेवाला प्राण-स्पन्दन ही कुमारसम्भव! 
अर्थात्‌ राजकुमार का जन्म है, जिससे प्राण या जीवन की धारा नये-नये रूप में ऋगे बढ़ती है। 
कुमारी के माता-पिता का सम्मिलन एक यज्ञ है। राजकुमार के माता-पिता का योग दूसरा यज्ञ 
है | दोनों यशों से उत्पन्न दक्तिणाएँ जब पुनः मिलती हैं तव तीसरा यज्ञ चलता है। यही “यशेन 
यज्ञममयजन्त धीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन! का ' विधान है। सृष्टि-रचना का यही पहला धर्म 
है जो बाद की सृष्टियों का नियमन कर रहा है | यह एक उदाहरण है। ओर भी लोक-ब्रत अपने 
वैदिक उद्गम का संकेत देते हैं, जैसे वद्सावित्री ब्रत, जिसमें संवत्सरात्मक खाविन्र विद्या का 
लौकिक रूप सुरक्षित है। 'लोके वेदे चः सूत्र के दर्पण में लोकसाहित्य और लोकवार्ता शास्त्र का 
महत्त्व अत्यन्त बढ़ जाता है और कार्यकर्ताओं के सामने एक नया लक्ष्य आ जाता है | 


लोक साहित्य की दृढ़ भूमि है। उसकी दीघंकालीन परम्पराएँ हैं। उसका अपरिमित 
विस्तार है। अतएव सब दृष्टियों से लोक मेधावी और उत्साही साहित्यसेवियों के सहयोग का 
समर्पण चाहता है। ईश्वर करे उसकी संख्या में वृद्धि हो ! 


“प्रत्यक्षुदरर्शी लोकस्य सर्वदर्शी भवेन्नरः ।?? 
“-(उद्योगपर्व ४३३६) 


काशी गया वासुदेवशरण अग्रवाल 


“अवेयाकरणस्त्वन्ध;, बधिरः कोश-विवर्जितः ।” 


“एक; शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः शास्त्रान्वित: सुप्रयुक्तः 
स्वगं लोके कामधुग्मवति |”? 
--पितंजलि, व्या० महाभाष्य 


“जनता की बोलियों में तदूभव शब्द बहुत बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। साहित्यिक 
हिन्दी में इनकी संख्या कम होती जाती है, क्योंकि ये गँवारू सममके जाते हैं। वास्तव में ये 
असली हिन्दी-शब्द हैं और इनके प्रति विशेष ममता होनी चाहिए। 'कृष्एः की अपेक्षा 
कान्हा! या कन्हैया' हिन्दी का अधिक सच्चा शब्द है ।” 

झ् “:डा० धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दी माषा का इतिहास 


समपेण 
श्रद्धेयवर डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल को 


जिनकी प्रेरणा ओर प्रोत्साहन ने मुझे ब्रजभाषा 
के जनपदीय शब्दों के विस्तृत अध्ययन के लिए 
प्रवृत्त किया और जिनके चरणों में बेठकर मैंने इस 
ग्रंथ को लिखा । 


विनीत 
अस्वाप्रसाद 'सुमन' 


ग्रन्थ के सम्बन्ध में 


ब्रजभाषा अर्थात्‌ ब्रज की बोली मेरी मातृभाषा है। अलीगढ़” जिले की कोल तहसील का 
शेखूपुर गाँव मेरा जन्म-स्थान है; अतः ब्ज-प्रदेश मेरी मातृभूमि भी है। मेरे जीवन- का अधिकांश 
ब्रजमाषा-क्षेत्र में ही व्यतीत हुआ है | सितम्बर सन्‌ १६४८ ई० की बात है--एक दिन मेरे गाँव 
में पर्याप्त मेह बरसा | उससे किसानों के खेतों के” पौधों की प्यास बुी ओर उन्होंने फिर से नया 
जीवन प्राप्त किया | उसी दिन सन्ध्या समय अपने खेतों पर से गाँव की ओर आता हुआ एक 
किसान हर्षोल्लास की वाणी में कहने लगा--आजु तौ सौनों बरस्पो ऐः।* मैंने किसान के उक्त 
वाक्य को अच्छी तरह सुना और मन ही मन उसके अर्थ पर भी विचार करने लगा मैं उन दिनों 
अथववेद पढ़ा करता था और एम० ए० (हिन्दी) परीक्षा उत्ती्णं कर चुका था | किसान के उपयक्त 
वाक्य ने एक साथ मेरे चेतन मन में अ्रथर्ववेद का निम्नांकित वाक्य लाकर उपस्थित कर दिया-- 

अापश्चिदस्म घृतमित्‌ कऋ्रन्ति २ 

अथर्ववेद के ऋषि की भावना एवं भाषाभिव्यंजना की छाया अपने गाँव के किसान के एक 
वाक्य में देखकर मैं चकित हो गया। तब कुछ दिवसों के उपारांत ही मेंने- सर्वश्री आचार्यप्रवर 
डा० सुनीतिकुमार चाहुर्ष्या, डा० धीरेन्र वर्मा, डा> बाबूराम सक्सेना, डा० वासुदेवशरण 
अग्रवाल आदि की भाषा-शास्त्र सम्बन्धी पुस्तकों और लेखों का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया | 

भाषा-विज्ञान की जिन पुस्तकों को मैंने एम० ए० (हिन्दी) में पढ़ा था, उनका फिर से 
पारायण करने लगा | अ्रध्ययन के छणों में एक पुस्तक में मैंने पढ़ा कि---/जनता की बोलियों में तद्भव 
शब्द बहुत बड़ी संख्या में पाये जाते हैं | साहित्यिक हिन्दी में इनकी संख्या कम होती जाती है, 
क्योंकि ये गँवारू समझे जाते हैं| वास्तव में ये असली हिन्दी-शब्द हैं और इनके प्रति विशेष, 
ममता होनी चाहिए । 'कऋृष्णः की अपेत्ञा 'कान्‍्हा' या कन्हैया:हिंदी का अधिक सच्चा शब्द है |?४ : 
फिर एक दूसरी पुस्तक में यह भी पढ़ा कि-- 

“ “जब हमारी भाषा का सम्बन्ध जनपदों से जोड़ा जाएगा तभी उसे नया प्राण और नयी 
शक्ति प्राप्त होगी। गाँवों की बोलियाँ हिन्दी-भाषा का वह सुरक्षित कोष हैं जिसके घन से वह अपने 
समस्त अभाव और दलिदर 'को मिटा सकती है [?+ 

उपयेक्त कथनों को पढ़कर मुझे शब्द-संकलन के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा मिली और मैं 
अपने जिले (अलीगढ़) की बोली के शब्दों, लोकोक्तियों त-; मुहावरों के संग्रह में लंग गया। एक 
अभिरुचि (हाँबी),के रूप सें तो शब्द-संकलन का कार्य सन्‌ १६४६ ई० ही में प्रारम्भ हो गया था 





१ झलीगढ़ का प्राचीन बाम कोल' है | सूदन कवि ने भी इस आचीन नाम का उत्लेख 
(सूदन रत्नावछी, भारतवासी प्रेस, अयाग, सन्‌ १९५० ई०, प्रथम जंग, ४० ३७) किया है। 

२ आज तो सोना बरसा है। 

इस प्रथिवी के लिए जल घृत जैसा बरस रहा है | 

४ डा० धीरेन्द्र कमी: हिन्दी भाषा का इतिहास, हिंदुस्तानी एकेडेमी, अयाग, सन्त 
१९४० ई०, ए० ६८ । 

७ डा० वासुदेवशरणु अग्रवाल : 'जनपदीय अध्ययन की एक आँख” शीषक लेख डा० 
सत्येन्द्र द्वारा संपादित ब्रज तोक संस्कृति नामक पुस्तक में, सं? २००७ वि० छए० ३४७ | 


( २ ) 


और अपनी मंथर गति से चल भी रहा था। लेकिन फिर सन्‌ १६५२ ६० में मैंने अपने संग्रह-कार्य 
को डी० फिल० की उपाधि की आशा से एक शोध का रूप देना चाहा ओर प्रयाग विश्वविद्यालय में 
जाकर आचार्यवर डा» धीरेन्ध वर्मा से प्रार्थना की कि वे मुझे अपना शिष्य बना लें | उदास्चेता 
श्रद्ेय डाक्टर साहब ने मेरी प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, किखु कुछ अपरिहार्य कारणवश मुझे 
अपने कालेज से दो वर्ष का अध्ययनावकाश न मिल सका, ताकि मैं प्रयाग-विश्वविद्यालय का शोध- 
छात्र बनकर अपना कार्य कर सकता | अपनी अमिलापा की. पूर्ति होती हुई न देखकर मैं कुछ 
चिन्त्य परिस्थिति में भी रहा, कित्तु अन्य योग्य निर्देशक को भी खोजता रहा। अन्त में सोभाग्य 
से परम पज्य डा० वासुदेवशरण अग्रवाल जैसे शब्द-पारखी गुरुवर को पाकर मैं आगरा- 
विश्वविद्यालय के शोघ-छात्र के रूप में अपने अनुसन्धान का कार्य करने लगा। मेरे इस शोध- 
कार्य की पर्व पीठिका में यही छोटी-सी कहानी है । 


अलीगढ़-च्षेत्र की बोली के आधार पर यह शब्द-संग्रह, कृषक-जीवन-सम्बन्धी बजमाषा-शब्दा- 
वली' के नाम से तेयार किया गया है। इस शब्दावली में केवल शब्दों का ही संकलन नहीं है, अपित 
प्रचलित लोकोक्तियाँ और मुहावरे भी संकलित किये गये हैं | मैंने स्वयं अलीगढ़ जिले तथा उसके 
संक्रमण ज्षेत्रवाले सीमावर्तों जिलों के गाँवों में घूम-घूमकर शब्दों तथा लोकोक्तियों का संग्रह क्रिया 
है | संकलन का कार्य विशेषतः अशिक्षित बृद्ध ग्रामीण मनुष्यों और स्त्रियों के मुख से निकली हुई 
वाक्यावली से ही किया गया है | प्रस्तुत प्रबन्ध में जनपदीय शब्द व्यापक रूप में बड़ी सूक्म दृष्टि 
से एकत्र किये गये हैं और ग्रन्थ के अनुच्छेदों में वे स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो सकें, इस विचार से 
उन्हें मोटे अक्षरों में मी कर दिया गया है। जो शब्द जिस तहसील अथवा परगने में अधिक 
प्रचलित हैं, उसके आगे उसका स्थान भी लिख दिया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह विशेष 
शब्द अन्य स्थानों में बोला नहीं जाता | 


जहाँ तक संभव हो सका है, वहाँ तक कुछ जनपदीय शब्दों की व्यत्पत्तियाँ भी साथ-साथ 
लिख दी हैं | शब्दों का क्रमिक विकास दिखाते हुए. उनकी प्रयोग-पुष्ठि के लिए. पाद-टिप्पणी के 
रूप में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्र श, हिंदी, अरबी तथा फारसी आदि के ग्रन्थों से उद्धरण तथा प्रमाण 
भी दिये गये हैं ओर संकलित लोकोक्तियों के अर्थ भी लिखे गये हैं | प्रबंध में संग्रहीत संपूर्ण शब्दों 
की संख्या लगभग चौदह हजार हैं, और लोकोक्तियाँ पाँच सौ के लगभग हैं | 


_ शब्द-संग्रह का कार्य कुछ नीरस-सा है; अतः विषय को रोचक तथा बोधगम्ब बनाने के 
लिए मैंने ऐसी वर्णनात्मक तथा विवरणात्मक पद्धति को अपनाया है जिसके द्वार कृषकों तथा 
शिल्पकारों की संस्कृति एवं क्रियाकलापों का परिचय भी प्राप्त हो जाता है | वस्तुओं के नामों तथा रूपों 
को स्पष्ट करने के लिए यथा-स्थान श्रावश्यकतानुसार रेखा-चित्र तथा चित्र (फोटोग्राफ) भी दिये गये 
है हर प्रत्येक प्रकरण को अध्यायों में तथा प्रत्येक अध्याय को अनच्छेदों में विमक्त करके लिखा 
गया है | 


है| 


अलीगढ़-्षेत्र की बोली का यह शब्द-संग्रह हिन्दी-जगत्‌ के लिए प्रथम मौलिक प्रयास है | 
अन्य कुछ ज्षेत्रों में तो ऐसा कार्य पहले हो चुका है। सन्‌ श्य७७ ई० में श्री पैट्रिक कारनेगी ने 
कोश के रूप में 'कचहरी टैक्नीकलिटीज़१? के नाम से एक शब्द-संग्रह प्रकाशित कराया था | 
एक दूसरा शब्द-संग्रह कोश के ही रूप में श्री विलियम ऋ क का है जो 'ए रूरल एशड ऐशज्रीकल्चरल 


* प्रकाशक, इलाहाबाद मिशन प्रेस, द्वितीय संस्करण, सन्‌ १८७७ ई० | 


। 





( हे ) 


ग्लौसरी फार दी नार्थ-वैस्ट प्रौविसेज़् एएड अवध"? नाम से सन्‌ श्य७६ ई० में प्रकाशित हुआ 
था | जनपदीय शब्द-संग्रह पर तीसरी पुस्तक सर जाज ए० ग्रियर्सनक्षत 'ब्रिहार पेज़ैँट लाइफ? 
है। इन पंक्तियों के लेखक ने सर ग्रियर्सन की इसी पुस्तक को आदर्श रूप में अपने कार्य के लिए. 
प्रहण किया है। शब्द-संग्रह के. क्षेत्र में प्रो" आर० एल० टर्नर की 'नैपाली डिक्शनरी” भी बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। लभभग सात वर्ष हुए, आचार्यप्रवर डा० धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में डा० हरिहर- 
प्रसाद गुप्त ने एक शोध-प्रबंध लिखा था, जिसका विषय था--“आजमगढ़ जिले की फूल॒पुर तहसील 
के आधार पर भारतीय आमोद्योगों से सम्बन्धित शब्दावली का अध्ययन |? इस विषय पर उक्त 
लेखक को प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फिलू० की उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है। . 

मैं अपने ज्ञान एवं साहित्य-परिचय के आधार पर यह कह सकता हूँ कि कृषक-जीवन- 
सम्बन्धी ब्रजभाषा-शब्दावली' नामक यह पुस्तक प्रबन्ध-विषय के दृष्टिकोण से छुठी, शिल्प में तीसरी 
ओर शैली की दृष्टि से प्रथम है । इस प्रबन्ध से पूर्व लिखी हुई पुस्तकों में सर जा ए.० ग्रियर्सन की 


“पुस्तक,का शिल्प-विधान प्रथम और डा० हरिहरप्रसाद गुप्त की पुस्तक का द्वितीय माना जा सकता 


ञ्छ 


है। किन्तु शब्द-प्रमाणों के उद्धरणों की दृष्टि से तो अलीगढ़-क्षेत्र की बोली के आधार पर लिखा 
हुआ यह शब्द-संग्रहात्मक प्रबन्ध नितान्त मौलिक ही माना ज़ायगा, जिसमें बहुत-से शब्दों के मूल 
और विकास को बताने के लिए. लगमग सभी प्रामाणिक कोशों का अवलोकन किया गया है और 
वैदिक काल से लेकर लोकिक संस्कृत तक तथा पाली भाषा से लेकर हिन्दी तक के कुछ प्रमुख-प्रमुख 
ग्रन्थों से विषय-सम्बद्ध प्रमाण भी दिये गये हैं। हि ु 

व्युचत्तियों के द्वारा हमें शब्दों के अर्थमय पूर्ण जीवन और उनकी वंशपरंपरा से परिचय प्राप्त 
हो. जाता है। व्युतपत्तियों की छान-बीन से ही हम भूले हुए ऐतिहासिक तथ्यों तथा प्रवादों तक पहुँचते 


' हैं और हमें यह भी ज्ञात हो जाता है कि अमुक शब्द की प्राचीनता और विकास-क्रम कया है ! 


अतः प्रस्तुत प्रबन्ध में शब्द की व्युत्तत्ति की ओर भी कहीं-कहीं ध्यान दिया गया है, पर यह प्रबंध 
का उद्देश्य न था; और यह स्वतंत्र अनुसंधान का विषय होने के कारण यहाँ अधिक नहीं लिखा 
जा सका है| | जा 

जिला अलीगढ़ की ब्रजभाषा को सर जाज ए. ग्रियर्सन ने स्टेडड ब्रजभाषा माना है। 
आचार्यवर डा० धीरेन्द्र वर्मा ने अपने गंथ त्रजभाषा?" में लिखा है कि--'मथुरा, आगरा, अलीगढ़ 
और बुलंदशहर की बोली पश्चिमी अथवा केन्द्रीय ब्रज मानी जा सकती है। इस रूप को सर्वमान्य 
विशुद्ध त्रण भी कहा जा सकता है|” अतएव अलीगदठ-सक्षेत्र की शब्दावली ब्रजमाषा-साहित्य के 
अध्ययन में अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा लाभप्रद सिद्ध होगी | मेरा विश्वास है कि प्रस्तुत शोध-प्रबंध की 
शब्दावली प्रकाशित तथा प्रकाश्य ब्रजभाषा-गंथों के समभने में पर्याप्त सहायता प्रदान करेगी | 

वर्तमान युग के भारतवर्ष में नागरिक संस्कृति एवं सभ्यता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है । 
विज्ञान के नये आविष्कार प्रति दिन गाँवों की ओर फैलते जा रहे हैं। ऐसी दशा में हमारे कृषकों 


और शिल्पकारों के औजारों तथा कार्यप्रणालियों के बदलने में अधिक समय न लगेगा। जब 


किसानों के सब खेत ट्रेक्टरों से जुतने लगेंगे और सिंचाई बिजली के कुओं से होने लगेगी, तब देशी 
हल ओर पैर के 'कुओं से सम्बन्धित जनपदीय शब्दावली ग्रामीण जनों की जिह्माओं से सदा के लिए 





१ प्रक्राशक, गवनमेंट प्रेस इलाहाबाद, सन्‌ १८७९ इईं० | 

* प्रकाशक, बंगाल गवनमेंट, सन्‌ १८८७ ई०, प्रका० बिहार सरकार पटना, दितीय 
“ संस्करण, सन्‌ १९२६ इं० । 
3 प्रका० हिन्दुस्तानी एकेडेमी इछाहाबाद, सन्‌ १९७४ ई०, ए० ३२५। 


है 70 की 


उठ जायगी | खड़ी बोली के व्यापक प्रभाव से आज भी बहुत-से शिक्षित मनुष्य ब्रजमाषा की कविताएँ 
नहीं समझ पाते | जायसी, सूर, ठुलसी, सेनापति, बिहारी आदि की कविताओं में आये हुए. बहुत से 
शब्दों के अर्थ हम साधारणतः नहीं समर पाते । उपयक्त कबियों के काव्य्ग्न्थों में प्रयुक्त कितने 
ही शब्दों को मैं अब इस प्रबंध द्वारा समर सका हूँ। मेरा विश्वास है कि प्रस्तुत शब्द-संग्रह ब्रजभाषा 
काब्यों में आये हुए; पारिमाषिक शब्दों के समभने में सहायक होगा । 


ु “सूरसागरः के एक पद" में एक शब्द काँपा”ः आया है। इस पद को मैंने पहले कई बार 
पढ़ा-था, लेकिन यह न जान सका था कि काँपा? क्या और कैसा होता है ! काँपा' का अर्थ 
जानने के लिए मैं चिड़ीमारों का आभारी हूँ (देखिए. अनु० ४७५ ग) | एम० ए० 
(हिन्दी) के पाउ्यक्रम में सेनापति का “कवित्त-रत्नाकर!* मैंने कई बार पढ़ा था और” उसकी 
पहली तरंग के द्वितीय छुंदे में प्रयुक्त 'सारः शब्द (“सुरतरु सार की सँवारी है बिरंचि पति, कंचन- 
खचित चिंतामनि के जराइ की?) को भी अनेक बार देखा था। 'रुराय की खड़ाउँओं को ब्रह्मा 
जी ने कल्पवृक्ष के सार से बनाया है! इतनी बात तो में समझता था, किन्तु सार! क्‍या होता है, 
यह बात समझ में नहीं आयी थी। शब्दावली का संकलन करते समय जब मैं बढ़इयों और पेड़ 
कावनेवाले चमारों से बातें करने लगा तब एक ग्रामीण चमार ने पकक्‍क्री तथा अच्छी लकड़ी की पहँ- 
चान बताते हुए 'सार! तथा 'राच' शब्दों का प्रयोग किया और एक बढ़ई ने उसी तरह लकड़ी के 
लिए 'पकोट! तथा 'रसीकुर' शब्दों का व्यवहार किया | उस दिन 'सार!3 शब्द का अर्थ ज्ञात 
हुआ। पेड़ काटनेवाले घमार ने मुझसे कहा--“देखौ, जा कटी भई पींड़ के भीतर बीचाबीच में जो 
कारी-कारी लकड़िया दीखत्ये, सोई 'सार” या रच” कहावत्ये। जेई सबते ज्यादै पक्की होत्ये ।४” 


हिन्दी-माषा के कोश का संकलन करते *हुए हमें हिन्दी के जनपदीय शब्दों को भी हना 
पड़ेगा। हम,अपनी भाषा और साहित्य को जन-जीवन से बहुत कुछ दूर ही दूर हटाते चले जा 
रहे हैं। ,यह दुःखद स्थिति है। यदि हमारी राष्ट्रभाषा (हिन्दों) का सम्बन्ध जन-बोलियों से टूट 
जायगा, तो यह सदा के लिए. निष्प्राण हो जाएगी। विद्बद्वर्य महापंडित श्री राहुल साकृत्यायन 
का कथन है कि--“कोई भी साहित्यिक या शिष्ट भाषा आकाश से नहीं उतरती; उसका किसी न 
किसी बोली से विकास होता है। विद्वान यह भी मानते हैं कि जिस साहित्यिक भाषा का अपनी 
बोली से अटूट सम्बन्ध रहता है, वह बड़ी सजीव होती है। मुहावरे, संकेत आदि जितने भाषा को 
सबल बनानेवाले तत्त्व हैं, वे बोलियों की देन हैं। जिस साहित्यिक भाषा का अपने मूल खोत-- 
बोली--से सम्बन्ध टूट जाता है, उसकी सजीवता बहुत कुछ नष्ट हो जाती है ।* 


हिन्दी का जो अपना असली रूप है, वह गाँवों की टकसाल में ही ढला था। हिन्दी के 
आदि जन्मदाता ग्रामीण जन ही हैं। उन्होंने ही संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि के शब्दों को हिंदी 


१ सूरसागर, काशी नागरीप्रचारिणी सभा, प्रथम संस्करण, स्कन्घ १०। पद्‌ ३१८७५ | 

२ श्री उमाशकर शक्ल द्वारा सम्पादित तथा सन्‌ १९४८ ईं० में हिन्दी-परिषद्‌, प्रयाग 
विश्वविद्यालय से प्रकाशित | 

3 प्रस्तुत प्रबन्ध, अनु० ७८७ ए० ६६३-६९४। ॥े 

“देखो, इस कटे हुए तने के भीतर ठीक मध्य में जो काली-काली रकड़ी दिखाई देती 
है, वही सार” या 'राच'! कहाती है। यही सबसे अधिक पक्‍की होती है ।” 

१ (हिन्दी की मूछ भाषा कोरवी बोली है” शीषक लेख, सम्मेऊून-पत्रिका, प्रयाग, संवत्‌ 
२०१३ भाग ४०. संख्या ४। 


है 5 


रूप दिया है। पाणिनिकालीन संस्कृत भी लोक-भाषा के अनेक शब्दों को अपनाकर चली थी | 
पाणिनि को विद्ति था कि कोई साहित्यिक मापा तभी तक जीवित तथा प्राणुवन्त बनी रह सकती 
है, जब तेक वह लोक-माषा की भूमि से शब्दों को निर्बाध लेती रहे | व्यापक साहित्य की भाषा 
संस्कृत भी समय-समय पर जन-माषा से शब्द लेती रही है। अ्रतण्व राष्ट्रभाषा हिन्दी को भी व्यापक 
ओर सबल बनाने के लिए हमें जनपदीय बोलियों से शब्दों को लेना होगा | उन्हीं बोलियों में ब्जञ- 
भाषा की शब्दावली का भी प्रमुख स्थान है। जनपदीय बोली के व्यापक, सबल तथा अर्थपू् शब्दों _ 
को हिन्दी में ले लेने पर धामिक पक्षुपात या आग्रह का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । हिन्दी के 
शुब्द-कोशकारों, पारिभाषिक शब्दावली- निर्माताओं तथा साहित्यस्रष्टाओं को भाषा के इस अक्षुयय 
लोत अथथात्‌ जनपदीय शब्दावली की शरण में जाना अनिवार्य है।' बोलियों की शब्दावली से 
साहित्यिक भाषा सदा पोषित होती रही है। एक समय था जब ब्रजभाषा सारे उत्तरी भारत.की 
साहित्यिक भाषा बन गई थी। भक्ति-आनन्‍्दोलन के प्रसंग में इस भाषा की शब्दावली उत्तरी भारत 
के बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गई | अतएव यह स्वामाविक है कि अलीगढ़:न्षेत्र, जो ब्रजप्रदेश का हृदय 
है, की शब्दावली भी व्यापक क्षेत्र में पहुँची हो। है 


इस शब्द-संग्रह में शब्दों का स्वरूप वही रखा गया है जो जनपदीय बोली में है। यदि 
बोलीगत आवरण हटा दिया जाय तो आशा है कि अनेक शब्द परिनिष्ठित (स्टेंडड) हिन्दी में 
लिये जा सकेंगे । 


लोकोक्तियों के साथ-साथ कुछ बुकौवलों (पहेलियों) का भी संग्रह किया गयां है। बुकौवल 
ओर लोकोक्तियाँ साहित्य में अलंकारों से भी बढ़कर अर्थवत्ता रखती हैं। लोकोक्ति के छोटे-से चुस्त 
वाक्य में युगों का अनुमव, सिमटकर आ जाता है। बुभौवल जनपदीय भाषा में जेसे समासोक्ति 
-या रूपकातिशयोक्ति का काम देती है। श्रद्धेब डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का कथन है कि-- 
“लोकोक्तियाँ मानवी ज्ञान के चोखे और चुमते हुए सूत्र हैं। अनन्त काल तक धातुओं को 
तपाकर सूर्य-रश्मियाँ नाना प्रकार के रत्न-उपरत्नों का निर्माण करती हैं, जिनका आलोक सदा 
छिटकता रहता है। उसी प्रकार लोकोक्तियाँ मानवी शान-के घनीभूत रत्न हैं, जिन्हें बुद्धि और 
अनभव की किरणों से फूटनेवाली ज्योति प्राप्त होती है 
आचर्यवर डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने एक स्थल पर लिखा है-- 
“हज़ारों मील के विस्तृत क्षेत्र में बोली जानेवाली बोलियों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन तो दूर 


की बात है; उनके मुहावरों, गीतों शब्द-भण्डारों और ल्लोककथानकों का वेशानिक अध्ययन भी 
पड़ा ही हुआ है |”? * 


इस अमाव को लेखक ने इस ग्रन्थ में कुछ पूरा करने का प्रयत्न किया है। उस प्रयत्न का 
विषय-सारणी-गत विवरण-संक्षेप में इस प्रकार है-- 





१ डा० साविन्नी सिन्हा (संपादिका): अलुसंघान का स्वरूप, आत्माराम एण्ड संस, 
दिल्ली, सन्‌ १९७४ ई०, ४० १६। 


प्रकरण-क्रम से पारिभाषिक शब्दों की संख्या 








प्रकरण-संख्या | संग्हीत शब्दों की संख्या 
रा मी भ्१्३ 
ई... अब + .......*"फै _ अन्छी 8०६ 
जी आम ने 
हा दा ४ रध्प 
बे. 320 बी २०६ 
है... अंक... ऑ ६६५ 
मी ३०२ 
मनन 
मम कि 
१ हु | ' जि करके आर  अहशअआड ; ह ई ३ झे 
१ १ ००० ०9०० | ह ४... ७+*७४+ ७७ ९ १ ३५ 
१ २ 4॥७# ०३७8४...“ |+|+ऋ-ऋ-ऋऊऋ+ऋ+ऋ_€॒>आऑ2?७ था ०० ४४०७ | ३ फू १ 
2... का क्‍ नल आला 
हो... अजब...“ सेबी जले 
५ भू ०१४ 8०५०५...“ |य+्+्आयआय+ऋर्रखय् यओिर ७४/०० ४०७४ | १ ४४६ 
संग्हीत शब्दों का पूर्ण योग -- ह श्श्श्श्द् 
कुल चित्र-संख्या १६ 
* कुल रेखाचित्र-संख्या ८८ प्प४६ 


प्रस्तुत प्रबन्ध में आठ हजार से अधिक हिन्दी के सामिप्राय अमभिव्यज्ञक सबल शब्द संग्रहीत 
हैं जिनमें से सौ-दो सी को छोड़कर' शेष अभी तक हिन्दी के किसी कोश में नहीं आये हैं। उदाहरण 
के रूप में इस संग्रह के कुछ शब्द यहाँ प्रकरणानुसार अकारादिक्रम से लिखे जा रहे हैं। शब्दों के 
आगे लिखे हुए अंक प्रस्तुत प्रबन्ध की अनुच्छेद-संख्या के द्योतक हैं-.. 
| |] 
प्रकरण ९ 


कृषि सम्बन्धी साधन, यंत्र ओर उपकरण 

( १ ) अध्याना--&५ (सं० अग्निधान) -- आग का एक गड़ढा-सा जिसके पास बैठकर किसान 
लोग प्रायः जाड़ों में तापते हैं । 

( २ ) कठबाहीं--३ (सं० काष्ठबाहु) -- चरस में ऊपर के भाग में एक खमदार लकड़ी लगी रहती 
है, जिसे पकड़कर किसान पानी से भरे चरस-को ढालता है। 

( ३ ) कॉंड़र--३ (सं० कुण्डल) - पुर (चरस) के मुंह पर लगा हुआ लोहे का एक गोल घेरा | 

( ४ ) गमागमदार--१६ - ठेकली चलानेवाला जब इतनी. शीघ्रता से पानी ढालता है कि पानी 

< की धार का तार नहीं दृटता और पानी भी तेज बहता' है तब उस क्रिया को 

गमागमढार कहते हैं। . 


( ७ ) 


( ५ ) घॉटन--१४ (सं० घट्टन)- रस्सी या बर्त (वै० सं० वरत्रा) की रगड़ से हाथों में जो निशान 
पड़ जाते है वे घॉटन या घिटना कहाते हैं। 

( ६ ) ज्वारा--5 (सं० युगल) - दो बैलों कौ जोड़ी जो.किसी जूए में जुती हुईं हो | 

(७ ) भंडना--४१८ लोहे आदि की बनी हुई किसी वस्तु में जब लोहे की कील एक विशेष 
दंग से जड़ी जाती है तब उस के लिए “मंडना' क्रिया प्रचलित है। 
यह अँग० “रिविट? के अर्थ में बहुत प्रचलित और महत्त्वपूर्ण शब्द है | 

( ८) नरकटा--8 -- चरस खींचनेवाले बैलों की जोड़ी जब कुएँ की नहँची में पहुँचती है, तब 


* वहाँ बैलों की गर्दन पर काफ़ी जोर पड़ता है अर्थात्‌ नार (गर्दन) कटने लगती है । 
उस जगह को नरकटा कहते हैं 


( ६ ) परोहा--१३ (सं० प्रारोहक)-- चमड़े का बना हुआ एक खुला एक यैला-सा जिससे किसान 
सिंचाई के समय पानी को ऊँचे धरातलवाले खेत में डालता है | 

(१०) पैर चलाना--२ ८ सिंचाई करने की एक क्रिया जिसमें किसान पुर, बर्त (वै० सं० बरजा) और 
बैलों द्वारा कुएँ से पानी निकालते हैं | 

(११) सुहागा--२५ (सं० सोभाग्यक) ८ लकड़ी का एक बड़ा और भारी तख्ता-सा जिससे जुते हुए 
खेत की मिट्टी को चौरस किया जाता है। यह खेत की भमि को सौभाग्य या 


सौन्दर्य प्रदान करता है, इसीलिए इसका नाम 'खुहागा” है.। ,खुर्जा में महरा 
मेरठ में मेड) । 


(१२) सेहा और करार---३० (सं० सेध + क >सेहा; सं० कराल ;> करार) >जुताई के समय खेत 


में गहरा गड़कर चलनेवाला हल कशार और ऊपरी रुख में हलका चलनेवाला 
हल सेहा कहाता है| 


(१३) हरपघ्रा या हरबागा--२४ (सं० हलप्रग्रह; सं० हलवल्गा )-हल में जुते हुए. बेलों में बाई 
ओर के बैल की नाथ में एक लम्बी रस्सी बँधी रहती है जिसे पकड़ कर हलवाहा 
बैलों को हाँकता है। वह रस्सी हरपधा या हरबागा कहाती है। 

(१४) हर्स--३० [सं० हलीषा - हलि +ईषा हल का डंडा)-लम्बा और भारी डंडा-सा जो हल 
में लगा रहता है। (बुलन्दशहर में हलस) | 

प्रकरण २ 
खेत और,फसल की तैयारी ५् _ 

(१५) अँयोला--१११ (सं० अग्रपोतलक) - गन्ने का ऊपरी आगे का भाग जिस पर पत्तियाँ 
लगी रहती हैं । ,सं० श्रग्रपोतलक > अग्गझ्ओोलञ्र > अग्गोला >अँगोला ) । 

(१६) खूँद--१६१ (सं० चुद्र >प्रा० खुद >हिं० खूँद)- गेहूँ, जौ, जई आदि के छोटे पौधे जब 
हाथ-सवा हाथ बढ़ जाते हैं, तब खूद कहाते हैं। 

(१७) गूल--१०६ (सं० कुल्या)--आलू या शकरकन्द बोते समय खेत में जो छोटी-छोटी नालियाँ 

। . और मेंडें बनाई जाती हैं, उन्हें मूल कहते हैं | (यास्क, निरुक्त कुल्या' > गूल) । 

(१८) तेखर--७४ (सं० त्रिक) > असाढ़ी (रबी की फसल के लिए असाढ़ से क्वार तक जुतनेवाला 
खेत) में जब तीसरी बार जुताई की जाती है, तब उसे तेखर कहते हैं। जोत की 
४ एकड़ धरती को संस्कृत में 'तिहल्या? या 'तिसीत्या? कहते हैं । 

(१६) नौदा और पेड़ी--११३, ११४ (सं० नव + वृद्ध > नौदा) - नई बोई हुईं ईख की फसल 
नोौदा कहाती है और दुबारा जब नौदा में-से ही जड़ें फूटकर ईख हो जाती है 
तब उसे पेड़ी कहते हैं । 


( ८) 


(२०) पाँस--७१ (सं० पांशु)-खाद के काम में आनेवाला सूखा गोबर | 

(२१) पिहान--८६ (सं० अपिधान) - कुठले.(मिट्दी का बना हुआ एक घेरा-सा जिसमे अनाज भरा 
जाता है) के मुह का ढक्‍्कन | 

(२२) मेंढ़िया--१८५ (सं० मेढिक या मैथिक) 5 खलिहान की दाँय में केन्द्र माग पर घूमनेवाजे 
बैल को मेंढिया और बाहर किनारेवाले बैल को पागड़ा कहते हैं | 

(२३) लावा--१६० (सं० लावक) -पकी हुई रबी की फसल (बैसाखिया फसल या बावनी) की लाई 
(कटाई) करनेवाला व्यक्ति लावा कहाता है। सावनी (खरीफ को फसल) 
पक जाने पर ज्वार-बाजरे की बालें काटनेवाले को कपा (सं० क्लृप्ता) कहते हैं। 

(२४) स्वावड्ा-श्ल४ (सं० सीतावट्टक-सीता +वट्टक- हल के कूँड़ का ढेला)-+खलिहान 
में अनांज की रास को पूजने के लिए. किसान जंगल से आना (सं० आरण्य) 
कंडा (उपला) और अपने खेत से मिट्टी का एक ढेला लाता है। ढेला उसी खेत 
का होता है जिसमें रास के अनाज की फसल उगाई गई थी । मिट्टी का बह ढेला 
स्यावड़ा कहाता है | कंडे को मेरठ जिले में गोरुला।सं० गोसगं) कहते है । 


प्रकरण ३ 
खेत ओर उनके नाम 


(२५) कबिसा--१६३ (सं० कपिश +क)--जिस खेत की मिद्ठी काली-पीली होती है, वह काॉबिसा 

। कहाता है । 

(२६) गादु--१६३ (सं० गर्त >प्रा० गडड >गाड़ > गाढ़) - चिकनी-सी मिद्दीवाला नीचे धरातल 
का खेत | 

(२७) पटिया--१६४--अधिक लम्बा और कम चौड़ा खेत | 

(२८) पहुश्ना--६१६७ -वे- खेत-जिनमें सिंचाई कुओं, बम्बों आदि से नहीं हो सकती और जिन्हें 
केवल वर्षा का पानी ही मिल पाता है। पडुओं में वर्षा के कारण ही कुछ अन्न 
उग आता है, अन्यथा खाली पड़े रहते हैं । 

(२६) पृणा--१६७ (सं० प्रृष्ठ) -जों खेत झँचे धरातल पर होते हैं, वे पूछा कहाते है । 

(३०) डहर--१६२ (सं० हुंद > दहर > डहर) नीचे धरातल का- खेत, जिसके अन्दर वर्षा के दिनों 


में हा भरा रहता है, डहर कहाता है। हिं० “दह” का विकास मी सं० 
हरदा से है | ह 


(३१) बरहे-- १६४ (सं० बहिर्‌ ) - गाँव से बाहर दूरी पर जो खेत होते है, वे बरहे कहाते है। 
(३२) बौंहड़ी--१६२८ दो-तीन बीघे का छोटा खेत बाहड़ी या कौनियाँ कहाता है । 
(३३) भूड़ा--१६३ ८ जिस खेत की मिद्ठी रेतीली और खुश्क होती है, उसे भ्ूडा कहते हैं । 


न्कांड्ी 


प्रकरण ४... 
खेती ओर पशुओं को हानि पहुँचानेवाले जंगली पशु, जीवजन्तु, 
कीड़े-मकोड़े तथा रोग 


(३४) एठा--२१२ ० जौ, गेहूँ आदि की पत्तियों में लगनेवाला एक रोग जिससे पत्तियाँ मुडकर 
“. इंठी-सी हो जाती हैं । 

(३५) चौरा--२०४ (सं० चचर > चठर > चौर > चौरा) - खेत का परी तरह से उजाड | 

(३६) पुलारना--२०६ - धरती को पोला करने के अर्थ में 'पुलारना' क्रिया प्रचलित है | 


( ६ ) 
प्रकरण ५ 


बादल, हवाएँ ओर मौसम 


(३७) उनमनि--२१६८- जब दिन भर आकाश में बादल घिरे हुए रहें; मौसम कुछ ठण्ड का हो 
ओर वर्षा हुईं न हो तब उस वातावरण को उनमनि कहते हैं | 

(१८) उमस--२३१ (सं० ऊष्मा) -बदरौटी धूप हो और हवा बन्द हो, तो उस वातावरण को 
उमस कहते हैं | 

(३६) ओऔचक या पंडवारी--२३१ ये दोनों शब्द सं० मृगमरीचिका के अर्थ में प्रचलित हैं । 

(४०) घमछाहीं--२१६ (सं० घर्मछाया) -- आकाश में यदि बादल थोड़ी-थोड़ी देर में छा जायँ और 
धूप भी थोड़ी-थोड़ी देर में निकलती रहे तो उसे घमछाहीं कहते हैं । 

(४१) कर--२ १८८ यदि निरन्तर एक-दो दिन तक थोड़ी-थोड़ी वर्षा होती रहेःतो 'ऋर-लगना' 
कहते हैं | 

(४२) निवाये जाड़े--२३२ (सं० निवात >निवाय)-जाड़े के अंतिम दिनों में जब ठण्ड कम हो 
जाती है, तब वे निवाये जाड़े कहाते हैं (सं० निवात -वाय्‌ रहित ! “निवाते 
वातत्राणे”--अष्ट7 ० ६२८) । । 

(४३) बरसौंहा बादल--२१५--वह बादल, जो पूरी तरह पानी से भरा हुआ होता है, बरसोंहा 

' कहाता है। यह अंग० 'निम्बस” का उपयुक्तर्यायवाची है | 
(५४) भर--२ श्य - वर्षा का भर बन्द हो जाने के उपरांत यदि बादल छाये रहें और धूप न 
निकले तो उस वातावरण को 'भरः? कहते हैं। 


प्रकरण ६ 
ऊषि तथा कृषक से सम्बन्धित पशु 


(४) अनासू या नहसुझआ--२४६ (सं० ऊनपाशक >अनास्‌ )-- जिस बेल की पसुलियों में एक- 
आध हंडडी कम होती है, उसे अनासू कहते हैं | 
(४६) खैरा या खैला--२४० (सं० उत्ततर > उ्खयर>खयर > खइर > खैरा > खैला)- नाथ 


पड़ जाने के उपरान्त चौदन्ता या छिंदन्ता बेल खेश कहाता है। 
२७५ 


(४७) बासनी-- कै (सं० वस्निका) ८ कपड़े की अ्रथवा सूत के मोटे डोरों से बनी हुईं एक लम्बी 

ह थैली, जिसमें किसान रुपये रखकर कछ खरीदने के लिए जाते हैं. “वासनी' 
शब्द बहुत महत्वपूर्ण है | संस्कृत में 'वस्ना का अर्थ था--विक्रय द्रब्यः या 
अमूल्य” | उसे रखने की थैली बासनी (सं० वस्निका) हुई । 

(४८) महेला---२६२ « घोड़े की एक विशेष खुराक जो उबली हुईं मोठ में गुड़ मिलाकर बनाई 
जाती है| 

(४६) हिननमुतान--$ (सं ० हरिण + मूत्रस्थान) -- एक किस्म का बैल जिसके मुतान की खाल 


लटकी हुईं नहीं होती बल्कि हिंरन के मुतान की तरह छोटी और कसी हुई 
होती है । क्‍ 


43444 3०७९)७»+क ७ +++नक ५५-७3» ५७9 ज+-+ न नन-न-म कक नमन +क++ नमन सनम नननन+-++ ५ न»++५>५»००»»»>+०«०, 


( १० ) 
प्रकरण ७. 


पशुओं से सम्बन्धित चस्तुएँ ओर किसान की सांकेतिक शब्दावली 


(५०) गौन--२६१ (सं० गोणी,-: एक प्रकार का दुरुखा थैला जिसे अ्रनाज आदि से भरकर 
गधे की पीठ पर लाद देते हैं कासू गोणीम्यांश्रच--अध्टा ० ५॥३॥६०) | 

(५१) तिकारना और नहँकारना--२६६-हल या गाडी में जुते हुए बाहिरे (दाई ओर के) बेल 

को “नहाँ नहाँ? कहते हुए. चलने का संकेत करना हँकारना” या 'नहँकारना! 

कहाता है | खुज में इसे ओनाना”' मी कहते हैं। भीतरे (बाई ओर के) बैल 
को तिक्‌ तिक्‌! कहते हुए, संकेत करना तिकारना कहाता है। 

(४२) मुछीका--२८३ (सं" मुखशिक्यक) -- रस्सी की बुनी हुई एक कटोरेनुमा जाली जो बैल आदि 
के मुंह पर लगा दी जाती है, ताकि वह चाश न खाने पाये । 


प्रकरण ८ 
किसान का घर और घेर 


(५३) चौपार--३०० (सं० चठ॒ःपालि)- किसान की बैठक जिसके आगे सपीलोंदार एक बड़ा 
चबूतरा होता है । 

(५४) जूना--३०४. (वै० सं० यून)- गेहूँ की नलई से बनी हुई एक मोठी रस्सी । 

(५५) बिटोरा--३०४ (सं० विष्ठाकूट) - किसानों की स्त्रियाँ कंडों (उपलों) को एक जगह चिनकर 
उनसे एक छोटा टीला-सा बनाती हैं। उसे बिटोरा कहते हैं | कंडे का टुकड़ा 
करसी (सं० करीष) कहाता है| जंगल में पड़े हुए गोबर के चोथ के सूख जाने 
पर स्वतः बना हुआ कंडा आब्ना (सं० आरण्य) कहाता है। लोकोक्ति प्रचलित 
है--जाने दईएऐ रोटीदार | सोई देइगौ कंडा चार |”! 


प्रकरण €& 
किसान के गृह-ड्च्योग 


(४६) चलामनी या दहेंड़ी--३१३ (सं० द्धि + भारिडका>दही + हशिडिया >दहेंड़ी)-- मिट्टी का 
एक बतंन, जिसमें रई (मथानी) से दही बिलोया जाता है, चलामनी या दहेड़ी 
कहाता है। पीतल का एक बड़ा बतेन परात (पुर ० प्रात > परात) कहाता है | 

(१७) नौनी या लौनी--३१३ (सं० नवनीत) ८: औटाकर (गर्म करके) जमाये हुए दूध में से निकला 
हुआ घृत | 

(४८) रेटी---२११ (सं० अरघट्टिका) - एक यंत्र, जिससे स्लियाँ घरों में कपास ओटती हैं अर्थात्‌ 

! * रुई और बिनौला अलग करती हैं, रेटी या चरखी कहाता है | 





) भाग्य पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखनेवाले का कथन है कि जिस ईइवर ने रोटी 
दाल दी है, वही चार कंडे भी देगा | 


६ 8१.) 


प्रकरण १० 
बतन, खिलोने और संदूक 


(५६) कुप्पी-+३२३ (सं० कुतुपिका)-- चमड़े की बनी हुईं एक प्रकार की बोतल जिसमें तेल भरा 


खा पानी भरने के काम आनेवाला लोहे का एक बत॑नव डोल (फा० दोल) 
कहाता है । 


(६०) टिखटी--३२७ (सं० त्रिकाष्ठिका)-- काठ की बनी हुईं एक तिपाई-सी जिस पर पानी का एक 
' घडा रख लिया जाता है | 


प्रकरण ११ 
पहनाव, उढ़ाव, साज-सिंगार और खान-पान 
(६१) ग़ौंतरिया--४५६ (सं० ग्रामान्तरीय) -बाहर के गाँव में रहनेवाला रिश्तेदार जो महमान की 
भाँति किसी के घर दो-एक दिन रहता है । 
(६२) सूतना--३५३ (सं० स्वस्थान >> सुत्थन > स्थान >सूथना > सूतना) - एक प्रकार का 
पाइजामा जिसके पायँचे टाँगों से चिपटे रहते हैं । 


प्रकरण १२ 
जनपदीय व्यवसाय 


(६३) उकेरनी-- ७७३ (सं० उत्कीर्णिका)- लोहे या पीतल आदि धातु की बनी हुई किसी वस्तु पर 
अक्षर या अंक खोदने की एक कलम | 

(६४) खचेरा या पण्डी--*६” -- एक प्रकार का लम्बा जाल जिसके कोने पकड॒कर दो मछुए पानी 
में चढ़ाव की ओर खींचते हैं | * 

(६५४) डौरा लोहा और ढरा लोहा--७३१८-आंग में गम करके और ठोंक-पीटकंर बनाया हुआ 
लोहा डौरा और गलाकर किसी साँचे की शक्ल में बनाया हुआ लोहा ढरा 
कहाता है। अँग० रौट आइरन” और “कास्ट आइरन” शब्दों के लिए ऋ्रमशः 
“डौरा लोहा' तथा ढरा लोहा” उपयुक्त पर्याय हैं | 

- (६६) बेगड़ी--७६६ (सं० बैकटिक) -- हीरा, पन्ना आदि रत्नों को तराशनेवाला कारीगर | 


प्रकरण १३ 
जनपदीय शिल्पकार 
(६७) खडडी--६६५-- हाथ का करघा जिससे कपडा बुना जाता है। यह अ्रग० के 'थोशटिललूम! 
... जैसे लम्बे शब्द के लिए छोटा-सा उपयक्त प्रचलित शब्द है। अँग० 'शटिलः 
के अर्थ में ढरकी' शब्द बहुत प्रचलित है | ठरकी से ही ताने में बाने का तार 
डाला जाता है। जिस बेलन पर बुना हुआ कपडा _लिपटता जाता है उसे तुरि 


(सं० तुरी) कहते है (“दिगंगनांगावरणं "रणांगणं यशः पर्ट तदधव्चातुरी तुरी |” 
--श्रीहेष, नैषध ११२) | . 


(८) पचाना--८६६ 5 सुनार जब सोने में नग को इस प्रकार जडते हैं कि नग तथा सोने का' 
धरातल एक हो जाता है तब उस जड़ाई के लिए 'पदच्ची” कहा जाता है ओर उस 
काम के लिए 'पचाना' क्रिया प्रचलित है| 


सा 


श्र ) 


(६९) पनसार या पँसार--६२७- मकान या दीवाल के चौरस घरावल को पँसार कहते हैं | अँग० 

ह शलैविल' के लिए राजों की बोली का यह शब्द बहुत उपयुक्त है। 

(७०) बन्दरूम--६४५- मिट्टी की बनी हुईं एक प्रकार की मकान की जाली बंदरूम' कहाती है। 
यह जाली रूम या कुस्तनतनिया की जाली की अनुकृति है। इसीलिए यह 
नाम पड़ा है।.... 

(७१) लौखर--८६६ -- गँडासा, खुरपी, दराँत आदि किसान के औजार, जिन्हें लुहार बनाता है, 
लोखर कहाते हैं| यह शब्द अँग० ६-पलीमट<' के अर्थ में प्रचलित है । 

(७२) साँट या जौर--ध्न२ ८ करघे या खड्डी की कंघी की खराबी से कपड़े में तागों का एक गँजटा- 
सा बन जाता है। वही साँट या जोर कहाता है। अँग० “रीडमा्क! के अर्थ 
में यह प्रचलित शब्द है। ह 

(७३) सावल--६ ३८ (सं० साधुल> साहुल>सावल)-- दीवालू की चिनाई की सीध देखने के लिए 
राजों का एक यंत्र" यह दीवाल की साधुता अर्थात्‌ सीधापन बताता है, इसीलिए 
इसे सावल (सं० साधुल) कहते हैं । 


प्रकरण २१४ 


यात्रा के' साधन 


(७४) बहली--१११७ (सं० वाह्याली)-: एक प्रकार की छुतरीदार बैलगाड़ी, जिसका ऊपरी भाग 
तथा छुतरी इक्के की छुतरी से. मिलती-जुलती होती है, बहली या मँमोली 
कहाती है (“एकान्तोपरचित तुरगवाह्मालीबिभागम?--बाण , कादम्बरी) । 

(७४) भारकस--१०७० (फा० बारकश)--जनपदीय जन जिन बैलगाड़ियों में माल ढोते तथा 
यात्रा करते हैं, वे गाड़ियाँ भारकस कहाती हैं । 

(७६) रबबा--१६१२१ (अ० अराबा)- एक प्रकार की बैलगाड़ी, जिसकी छतरी आयताकार होती 


है ओर जो आकार तथा आकति में रहलू से कुछ मिलती-जुलती है, रब्बा 
कहाती है | 


ि 


. '. प्रकरण २५ 
कृषक का धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन 
(७७) किंगड़ी--१२५४८ इकतारे से मिलता-जुलता एक बाजा जिसमें दो-तीन रौदे होते हैं और 
. जो सारंगी की भाँति गज की रगड़ से बजता है | हे 
(७८) धारगीत--११५४ ८ नगरकोटंबारी (दुगदिवी) की पूजा में प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में गाया जानेवाला 


१ 
एक भीत । इसे बिंहान भी कहते हैं (सं० विभान > बिहान) । 

(७६) नोरता--[सं ० नवरात्रक)--११६२- क्वार और चैत की नौरातियों (सं० नवरात्रिका-- 
आश्विन तथा चैत मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नवमी तक के नौ दिन) में 
गाये जानेवाले गीत विशेष 

(८०) भाँड़ी--१३११४०एक प्रकार का मर्दाना नांच जिसमें पेड़ , कमर और कूल्हू को विशेष रूप 
से मयकाया जाता है। 

अलीगद-सेत्र की शव्दावली से बिह्मर-प्रांत की शब्दावली (सर ग्रियसन कृत “बिहसर पेज़ेंट 
लाइफ” में संगहीत) की तुलना+-- 


हा , .) 


(१) हल-सम्बन्धी शब्दावली 
(क) हल के मुख्य अंग 
अलीगढ़-क्षेत्र में प्रचलित शब्द्‌* 


शब्द्‌ ! 
(१) हर पय 


( २) कुड़ -< 


(३) पनिहारी -- 


(४) फारा या 
ऊुस -- 


ञअथ 

खेत जोतने में काम आनेवाला किसान का एक 
यंत्र जो लकड़ी और लोहे से बनाया जाता है 
(अनु० २३) । 

हल का एक प्रधान भाग जो ऊपर एक मोटे 
डण्डे की तरह होता है। इसका निचला भाग 
बहुत मोटा तथा भारी होता है। इसी भाग में 
हस और पनिहारी लगी रहती हैं (अनु० २४) । 
कुड़ के निम्न भाग में एक भारी और नुकीली 
सी लकड़ी ठुकी रहती है; वही प॒निद्दारी कहाती 
है। लोहे का फाला इसी के ऊपर लगा रहता है 
(अनु० २६) । 

लोहे का एक नोंकीला ओऔजार जो खेत की 
धरती में घुसकर कड़ (फाले से बनी हुईं गहरी 


_ लम्बी. रेखा) बनाता है अर्थात्‌ जोतता है 


(५४) हसे + « 


(अनु ० २६) । 

एक मोटा और भारी लट्ठा सा, जो कुड़ में ठुका 
रहता है और जिसके आगे के भाग पर जूओा 
रहता है, हसे कहाता है (अनु० ३०)।  '* 


(ख) जए के मुख्य ऋंग 


(६) जूआ +- 


(७) जोता ८ 


(८) तरौंची -- 


लकड़ी का एक मोटा, और चौड़ा डण्डा-सा 
जिसमें चार लकड़ियाँ ठुकी रहती हैं, जुआ 
कहाता है। यह हल के बेलों के कन्धों पर रहता 
है । इसी से मिलता-जुलता एक चौखटा-सा और 
होता है जो सिंचाई के समय पैर में चलनेवाले 
ज्वारे (बैलों की एक जोड़ी) के कन्धों पर रहता 
है। उसे मं चड़ा कहते हैं (अनु० ३४) | 

चमड़े की पटारें जो जूए में जुते हुए बेलों की 
ग्दनों के चारों ओर रहती हैं ताकि बैलों के कंधों 
पर से जुआ अलग न हो सके (अनु० ३४) | 
मेचेंड्रे का नीचे का डश्डा तरोंची कहाता है 
(अनु० १०) | 


१ अनुच्छेदों के अंक अस्तुत प्रबन्ध से उद्धत हैं । 
२ छाब्दों की अनुच्छेदु-संख्या के अंक विहार पेजेंट लाइफ द्वितीय संस्करण (प्रकाशक- 
बिहार सरकार पटना) से उद्धत हैं । 


बिहार प्रांत के शब्द? 
शब्द 
(१) हर . या लांगल्‌ , ठेंठा 
(पुराना हल), नौठा (नया 
हल) (अनु० १, २) | 
( २ ) ४९० , , ० 


(३) टोर्‌ , टोरा, नास्‌ यो 
नासा - (अनु० ६)। 


(४) फार्‌ , फारा, फाला या 
लोहामा--(अनु० १०) । 


(५) हरिंस , हरीसू या 
साँद--(अनु० ४) | 


(६) जुआठ , पेलो या 
पाल। मँचेंड़े को भी 
बिंहार प्रांत में 'जुआठ? 
ही कहते हैं (अनु० १४)। 


(७) जोता, जोती, फाँस, 
समेल या समैल-- 
(अनुण् १८) ।... 

(८) तरसैला (अनु० १४)। 


( ९४ ) 


(६) नरा, गाड़ा 
नागौड़ा या हे 
नराउली-- चमड़े की पतली पटारों से बनी हुई एक रस्सी- (९) नरैली, नारन्‌ , लरनी, 
सी जो जूए के मध्यभाग में ओर हसे के खरओओं लारन्‌ , नाथा, लैधा, लाधा, 
में बाँधी जाती है (अनु० ३०) । हरलथी, दुआली या डोंड़ा 
/. (अनु० १७) । 
(१०) पचारी हे 
या सुन्नैत--  जूए अथवा मँचेड़े में अन्दर की ओर लगी हुई दो (१०) कृमैल, समैला या 
लकड़ियाँ पचारी या सुन्नैत कहाती हैं | इनमें समैया (अनु० १६) 
से एक दाहिने बेल की बाँई ओर ओर दूसरी बायें 
पा बैल के दाहिनी ओर रहती है (अनु० 
३४) | 
(११) सतिया ८ मँचेंड़े अथवा जूए के ऊपरी डंडे के ठीक मध्य (११) भंहादेवा, महादओ, 
भाग में एक गाँठ-सी होती है जिस पर नरा महद॒वा या' मूँस्वार (अनु० 
फूँसाया जाता है। उस गाँठ को सतिया कहते १६) । 
हैं (अनु० १०)। - 
(१२) सुलहुल-- जूए के सिरों पर जो छोटी-छोटी लकड़ी लगी (१२) सिमल, नकक्‍टी, खात, 
रहती हैं, सैला या सैल कहाती हैं। उनके सिरे कनौसी, खेंढ़ी, खड॒ढी, खाढ़ी 
पर आर-पार उुकी हुईं दो अंगुल (एक इंच के या खाँड़ी (अनु० २०) । 
. लगभग) लम्बी लकड़ी को खुलहुल कहते हैं 


(अन० १०) ) 
(१३) सैल या 
सेला-: जूए में बाहर की ओर को लगी हुईं दो लक- (१३) सैला, समैल, कनैल, 
ड़ियाँ संल कहाती हैं (अन ० ३४) । या कनकिल्ली (अनु० १५)। 


(ग' हल में जुते हुए बेलों को हॉकने में काम आनेवाली वस्तुएँ 
(१४) पैना ८5 बाँस का एक पतला डंडा-सा होता है जिसके (१४) पैना। साँट” को बिहार 


सिरे पप आर एक चोभा) उुकी रहती है और में छिंटि! कहते हैं 
चमड़े की साँट बँधी रहती है। उसे पैना कहते. (अनु० २३)। 
हैं। पैने की लम्बाई लगभग डेढ़ हाथ होती है। ., 

(१५) हरपधा या 

हर्बागी ८ एक लम्बी रस्सी, जो हल में जुते हुए भीतरे (१५) 

(बाईं ओर के) बैल की नाथ में बँची रहती है 
ओर जिसका दूसरा सिरा हरहारे (हलवाहे) 
हाथ में रहता है, हरपघा या हरबागो कहाती 
है (अनु० २४) | 

(घ) नाई से सम्बन्धित चस्तुएँ 
(१६) नाई 5: एक विशेष प्रकार का हल, जिससे जौ, गेहूँ (१६) टार, टॉड़ी या ठोर 
दि की बुवाई की जाती 'है नाई कहाता है. (अनु० २४)। 
(अनु० २५४) । 


( १५ ) 


(१७) ओखरी 5 नजारे का कटोरानुमा ऊपरी भाग । (१७) ऊखरी, अकरी, पैला, 
। ...... माला या मलूबा (अनु० २४) | 
(१८) गोखरू, कर - 
संदेल या पछेली--एक छोटी-सी लकड़ी जो पनिहारी या जबुरिया (श्८) खिलला (अनु० २४)। 
को हल या नाई के निचले सूराख में फाँसे 
रहती है। यह जबुरिया के चूरे ( ऊपरी 
सिरा ) के छेद में आर-पार डुकी रहती है 
(अनु० २६) । 
(१६) जबुरिया, 
गुड़िया, घुड़िया, है 
चिरइया या पड़ोंथा -- नाई में लगनेवाली एक लकड़ी जिसके ऊपर (१६) 
नाई का फीला सधा रहता है (अनु० २७) | 
(२०) नजारा ८ एक प्रकार का पोला बाँस जिसका ऊपरी भाग (२०) बाँसी, बंसा, चौंगा या 
कटोरेनुमा बना होता है नजारा कहाता है। यह. हरचाँड़ी (अनु० २४) । 
नाई में बँधा रहता है। बुबइया (बीज बोनेवाला) द 
गेहूँ, जौ आदि के दाने इसी में डालता है जो 
केड़ में गिरते जाते हैं (अनु० २५) । 
(२१) फरिया ह 
या कुसी८-- नाई का छोटा फाला जिससे गेहूँ, जी आदि बोते (२१) टरसुई (अनु० २४) | 
समय केँड खिंचता जाता है (अनु० २७) | 
(२२) फायी ८ नाई के छेद में पीछे की ओर लगनेवाली लकड़ी (२२) 
| जो जब॒ुरिया और फरिया को छेद में अपनी जगह 
रखती है | 
(ड)) कुड़ के अंग-प्रत्यंग 
(२३) म॒ठिया, भूठ 
या हतकरी८-कुड के सिरे पर के छेद में ८-१० अंगुल लम्बी (२३) मुठिया, मूठ, मकरी, 
' एक लकड़ी ठुकी रहती है, जिसे पकड़कर हलवाहां चँदुली, परिहत, परिहथ, 
हल चलाता है। वह लकड़ी मुठिया कहाती है।. लागन्‌, लगना, या चँदवा 
(अनु० २४) | (अनु० ७) | 
(२४) मुड॒ढा 55 कुड़ का निचला मोटा और मारी हिस्सा (२४) ४४: * 
.. मुड़ढा कहाता है। ह 
(व) पनिहारी के विभिन्‍न साग और सस्बन्धित वस्तुँ 
(२५४) करवा 5 ख़मदार एक प्रकार की कील, जो घाई में (२५) करुआर, करुशआरा, 
फँसे हुए फाले को अपनी जगह पर रोकने के. करुआरी, खूरा, जोंका, 
लिए. लगाई जाती है, करवा कहाती है। जोंकी या चोभी (अनु»० 
(अनु ० ६५०६) १३) | 
(२६) घाई-- पनिहारी के ऊपर एक भिरी-सी बनी रूती है. (२६) खोल या खोली 
; जिसमें फाल्ले को सट्टा दिया जाता है। यह. (अनु० २२)। 
नाली-नुमा मिरी घाईं कहाती है (अनु० २७) । 


( १६ ) 


(२७) पचमासा गा उ 
या फाना- पनिहारी के पये के ऊपर कुड़ के छेद में पीछे की (२७). ४“ 
- ओर एक छोटी और मोटी फच्चठ लगाई जाती है 
जिसे पच्रमासा या फाना कहते है | यह पनि- 
हारी को कुड़ के छेद में से निकलने नहीं देती 


(अनु० रण) | 
(२८) पया या 
चूरा >>. पनिहारी का ऊपरी सिरा (अनु० २८) | (रण) माँथ या माँथा 
ह (अनु० ६) | 
(२६) हल 


डसलना 5: जब पनिहारी कुड़ के छेद में से निकलकर (२६) “४ 
अलग हो जाती है, तब उसे हल उसलना 
कहते है (अनु० र८)। 
(३०) हलसोट व 
लाना-: जब किसान बेलों के जूए पर हल को पनिहारी (१०) ४४ सु 
की तरफ से लटका देता है और इस दशा में 
अपने घर को आता है तब 'उस क्रिया को 
हलसोट लाना कहते हैं (अनु० ३१)। 
(छ) हल से सम्बन्धित वस्तुएँ । रे 
(३१) कराई, करारी 
या पाता 5 कुड़ के छेद में आगे की ओर हस॑ के नीचे एक (३१) पाटठा, पाटी, पद्धा या 
छोटी-सी फानी (लकड़ी का डुकड़ा) लगाई जाती. पाट (अनु० ११) 
है जो कराई कहाती है | इसे अधिक ठोकने पर 
हल करार (कडा श्रर्थात्‌ गहरा चलनेवाला) हो 
जाता है (अनु० ३२)। 

(३२) करार हर -- जब हल का फाला गहरा कूँड बनाता है, तब (३२) ठाढ़ा हर, ठाढ़ हर, 
उसे करार हर कहते है (अनु० २२)। यही. औगार हर, तरख हर, 
अच्निया करार ("कराल अनी का) भी लगार हर था अवाए हर 
_कहाता है (अनु० ३२) । (अनु ० २६) । 

(३३) खरयो, गूल ह द 

या डील> हसे के ऊपरी सिरे के पास चार-चार अंगुल (३३) खड॒हा, खौंढा, खेढ़ा, 
लम्बी लोहे की तीन खंटियाँ गड़ी रूती हैं जिनमें. खेंढी, खाता खादी, खेंढों 
जुए का नरा फँसाया जाता है | उन खुंटियों को. खेहा या काढ़ (अनु ० ८) । 

खरए कहते हैं (अनु ० ३०) | 

(३४) गरारा ः | 

करना ८: जब हल अधिक अन्निया करार 'होकर बहुत (३४) अप 

गहरा कूद बनाता है तब उस क्रिया को | 
गरारा करना? कहते हैं (अनु० ३०) | 


( १७ ) 


(३५) गाँगरा, फाना 5 
या पाचड़ा -- कुड़ के छेद में आगे की ओर हसे के ऊपर (३५४) पाचड़े, पचड़ी, उपर 


एक छोटी-सी लकड़ी लगाई जाती है ताकि हर्स. पाठी, चेरी, चेलूखी, 
कुड के छेद में से निकल न सके। उस लकड़ी चैली, पाटी, पाठा, पद्धा 
को गॉाँगरा या पाचड़ा कहते हैं (अनु० ३१२)। या पाद (अनु० ११) 
(२६) गोखरू या 
 बढ़ेर-- हमसे के निचले सिरे पर कुड की पिछली ओर (३६) बरहन्‌, वरैनी, बरन्‌, 
छोटी-सी एक लकडी आर-पार ठोकी जाती. बरेन्‌ , बरैइन्‌ , बराइन्‌ , 
है | वही गोखरू या बढ़ेर कहाती है सतधरिया, . सभधरिया, 


(अनु० ३२)। समधर, तरेली या हुमना 
(अनु० १२) । 

(३७) ज्वारा -- हल की हसे की दोनों तरफ जूए में जुते (३७). “४: 

हुए दोनों बैलों को सामूहिक रूप में ज्वार 

हैं (अनु० ८) | 

(३८) नाथ- बैलों की नाक में पडी हुई रस्सी नाथ कहाती (३८). ४४: 
| है (अनु० २४) | ं 
(३६) सेवटी 5 कुड के छेद में पीछे की ओर हसे के सिरे के (३१६). *“४/***** 


नीचे जो लकडी लगाई जाती है उसे सेबटी ' 
कहते हैं | इससे फाला सेहा (हलका, ऊपरी 
रुख पर) चलता है (अन० ३२) । 

(४०) सेहौ हर -> जब हल का फाला कम गहरा और हलका (४०) सेवू हर या सेब हर 
चलता है तब उसे सेही हर (सेहा हल) कहते. (अनु० २६) 

(अनु० रे३) | 
(४१) हल 
करकना ८ जब गाँगरा ढीला हो जाता है तब हसे कुछ- (४१) “**** 


कुछ हिलने लगती है। उस तरह हिलने के 
लिए. 'करकना' क्रिया प्रचलित है। हसे को 
हिलता हुआ देखकर कहा जाता है कि हल 
करक रहा है! (अनु० ३३) | 
२--जुहार से सम्बन्धित शब्दावली 
(क) लुहार ओर लुहार का स्थान । 
लीगढ़-चषेत्र " द विहार प्रान्त' 
(१) जलहली हे 
या जल्हैली--: लुहार अपने गरम औजारों को जिस पानी ' भ्री (१) पनिहएडा, . पनहरण्डा, 
कंडी में बुझाता है, उसे जलहली कहते हैं. पनिहारा, लबेरी, लाबर 
(अनु० ६००) .. लवेर, नबेर्‌, नमेर्‌ , 
नबेरी, चाहा या पनचाहा 
(अनु ० ४१६) । 


) प्रस्तुत प्रबन्ध में अनुच्छेईइ-सख्या दे।खए । 
२ (बहार पेजेंट लाइफ' द्वितीय संस्करण, बिहार सरकार पटना, के अनुच्छेद द्वष्टब्य हैं | / 


( श्य ) 


(२) छुद्दार ८ लोहे की चीजें बनानेवाला तथा लोहे के कुछ (२) लोहार्‌ , ठाकुर या कमार 
ओऔजारों को पैना (तेज) करनेवाला शिल्ककार (अनु० ४०७) | 
लुहार कहाता है (अनु० ८६६) | 

(३) लोखर-:. गँडासा, खुरपा, दराँत, फाला आदि किसान (३) 
के औजार लोखर कहाते हैं (अनु० ८६६) । 

(४) ल्हौसार या 

ल्हौसारी-: वह स्थान या दुकान जिसमें बैठकर लुहार (४) लौहसारी, कमरसायर, 

अपना काम करता है ल्होसारी कहाती है कमर॒सारी या मड़ई 
(अनु० ६००) | (अनु० ४०७) | 


(ख) लुहार की भट्टी ओर धौंकनी से सम्बन्धित शब्दावली |, 
(५) आँच--. लुहार की भट्ठी में दहकती हुई आग आँच (५) 
कहाती है (अनु० ६०३) । 
(६) ओदा 5 भट्टी की आग की लपट लुहार के शरीर को न (६) 
लगे, इसलिए, भट्ी के मुंह के आगे एक बड़ी-सी 
ईंट रख दी जाती है, जिसे ओटा कहते हैं 
(अन्‌० ६०३) । 
(७) कौला-  भट्दी में आग दहकाने के लिए. जो कोइला काम (७) 
आता है, वह कोला कहाता है (अनु० ६०२)। 
(८) मर >> भट्टी की आग की लपट (अनु० ६०३२) । (८) 
(६) चूड़िया-  धौंकनी में धौंके के नीचे का भाग (अनु ० ६०४)। (६) 
(१०) धौंकन ८ धौंकनी से भट्टी में हवा पहुँचाने की प्रक्रिया (१०) 
धोकन कहाती है (अनु ० ६०२) । 
(११) घौंकना ८5 चमड़े का बना हुआ एक यैला-सा जिससे भद्ठी (११) भाथा, भाँथा या 


में हवा पहुँचाई जाती है (अनु० ६०२) । दुहन्थी (दो हाथों से 
धौंकी जानेवाली धौंकनी) 
(अनु ० ४१४) | 
(१२) धौंकनी, 
खाल या फुँक- धौंकने से छोटा चमड़े का एक यैला जो हवा (१२) एक्‌ हन्थी (एक हाथ 
देता है (अनु० ६०२)।. से धौंकी. जानेवाली 


। धौंकनी (अनु० ४१४) । 
(१३) धौंका-- धौंकनी का ऊपरी भाग, जहाँ से हवा धौंकनी में (१३) इड 
घुसती है, धोंका कहाता है (अनु० ६०४) | 
(१४) पंखान5 चरखे की भाँति घूमकर भट्टी में हवा पहुँचाने- (१४) पंखड़ी, (पंखा या पंख 
वाला एक यंत्र पंखा कहाता है (अनु ० ६०२) । (अनु० ४१४) | 
(१४) पेट ८. धौंकनी में चूड़िये से निचला माग पेट कहाता (१५) 
है। हवा भर जाने पर यह फूल जाता है 
(अनु० ६०४) । 


६ है) .) 


(१६) फेसने - धौंके के दोनों किनारों पर एक-एक बाँस की 
फच्रट लगी रहती है. जिनमें रस्सी या चमड़े की 
डोरी फंदेदार बँधी रहती है। उनमें लुहार अपना 
बाँया हाथ डाल लेता है। वे फंदे फँसने कहाते 
हैं। (अनु० ६०४) । 

(१७) मुहारी-- भट्टी का गोल छेद, जिसमें घोंकनी की लोहे 
की नली लगी, रहती है, मुहारी कहाता है 
(अनु० ६०४) । ह 

(१८) म्हौंड़ा-- धौंकनी का वह भाग, जिसमें लोहे की नली 

लगी रहती है, स्होंडा कहाता है (अनु०६०४) | 

(१६) सुरमा ) 

या सुरमी -- धौंकनी की लोहे की नल्ली जिसमें होकर हवा 


भट्टी में जाती है सुरमा या सुरमी कहाती है। 
. यह मुहारी में लगी रहती है (अनु ० ६०४) । 
(ग) लुहार के विभिन्न ओजार . 
(२०) अँकुरिया -- लोहे की एक लम्बी सलाई-सी जो सिरे पर कुछ 
मुड़ी हुई होती है अँकुरिया कहाती है। इससे 
लुह्ार भट्टी के कोइले कुरेदता है (अनु ६०३)। 


(२१) अहेरन, ऐल, 

ऐरन, अहेन्न, 

या निहाई “लोहे की एक ठोस और मारी मुद्री-सी जो प्रायः 

' लुहार की दुकान में धरती में गड़ी रहती है 

निहाई कहाती है। गडढ़ेदार एक निहाई 
छुपरोना कहाती है। निहाई ठीया में लगी 
_रहती है | लुहार निहाई पर रखकर ही अपनी 
चीजें बनाता और पीटता है (अनु ० ६०१) | 


(२२) इकवाई --एक प्रकार की हलकी निहाई जो गाबदुम नोंक 

की होती है और स्याम आदि बनाने में काम 

आती है (अनु० ६०७) । 

लकड़ी का एक औज्ञार जिसमें चमड़े की पतली 

पटार-सी बँधी रहती है कमानी कहाता है। 

इसकी आकृति कमान की भाँति होती है । इससे 

बरमा घुमाया जाता है (अनु० ७४१) । 

(२४) काबला८ चूड़ियोंदार एक डंडा-सा, जिसके पल्‍ले कसने 
में काम आते हैं काबला कहाता है 
(अनु० ६०८) | 


(२३) कमानी 


(२०) अकुरी, 


(१६) 


(१७) 


(१८) मूड़ा, मूड़ी, मुड़िया, 
मूढ़ी, सालक, मोहखा या 
मोखड़ी (अनु० ४१४)। 


(१६) फुंक, छुछी, छुच्छी, 
चोंगी या चोंगा। 
(अनु ० ४१४) । 


अँकुड़ा, 
” अंकोरा, ओंकड़ा, कुलूतारा 
या कोलूटारा 
(अनु ० ४१२) । 


(२१) निहाइ, नेहाइ, लहाइ 
या लिहाइ। छुपरौना” के 
लिए. चप्रोना, चपृरावन्‌ 
या चप्रोनी शब्द हैं। 
'ठीया? को बिहार में ठहा, 
ठीहा, ठिया, परहठा, 
परियाठा या अंकुठ कहते 
| हे । (अनु ० ४०८८, ४०६) | 


(२२) | 


(२३) कमानी (अनु० ४१४) 


: (२४) कवला (अनु० ४१६) 


( २० ) 


(२५) खोटा, खुट्दा 
खुद्दल या मोंथरा -- जो औजार पैना (तेज) नहीं होता, उसे मोंथर (२५) 


|| 


(२६) धन 


| 


(२७) चर 
(२८) चोटिया -- 


(२६) छैनी - 


( ३० ) ज म्बूर कया 


(३१) जोती+- 


( ३२) पाना _] 


(३३) बरमा - 
(३४) बाँक -- 


( ३ ५) बीरी -- 


(३६) मॉठना ८ 


(१७) रेती -< 


कहते हैं (अन ० ८६९, ६०६).। 

बहुत बड़ा और भारी हथौड़ा जिससे निहाई पर 
रखकर लोहै की वस्तु पीटी जाती है 
(अनु० ६०१) । 

बरमे का मध्यवर्ती भाग जो कमानी की जोती 
से घूमता है चर कहाता है (अनु ० ७४१) । 
बरमे का ऊपरी भाग जिस पर दाब लगाई 
जाती है (अनु० ७४१) | 

ठंडे लोहे को काटनेवाला एक ओऔजार (अनु०- 
७३८) | 

एक प्रकार का सड़ाँसा जो किसी वस्तु को दाब- 
कर या कसकर पकड़ने में काम आता है। यह 
अँग० प्लिअर्ज के अर्थ में प्रचलित शब्द है। 
(अनु० ६०५) । 

कप्तानी की डोरी | 


ठदिमरी आदि कसने या घुमाने में लोहे का एक 
आओऔजार काम आता है जिसे पाना कहते हैं। 
(अनु ० ६०८) । 


पैनी फली (नोंकीली सलाई) का एक ओऔजार, 


जो छेद करने में काम आता है, बरमा कहाता 
हे (अनु ० ७४१ ) | | 


लोहे का दो पहल्‍लों का एक ओऔजार जो कसने 

या दाबने में काम आता है बाँक कहाता है | 

यह किसी तख्ते में जमा हुआ रहता है (अनु०- 

७३७) | 

आर-पार छेद की गोल और बहुत हलकी निहाई- 
सी बीरी कहाती है (अनु० ६०४)। 

मोटी धार की एक तरह की छैनी-सी माँठना 
कहाती है, जो लोहे के धरातल की मठाई 
(चौरसाई) करने में काम आती है | 


एक प्रकार का लोहे का औजार जिससे किसी 
लोहे की वस्तु को घिसकर चिकनी बनाते हैं। 
(अनु ० ७१८)। 


(२६) घन्‌ (अन० ४१०) 


(२७) 
(२८) 
(२६) डेनी (अ्रनु० ४१३) | 


(३०) जमहूरा या जमूरा 
(अनु० ४११) | 


(३२१) जोती, दुआली या 
जेबर (अनु० ४१५) | 
(२२) कवला, छुच्छी (अनु० 

४१६) । 


(२३२) बरमा। फली? को 
बिहार में फल्‍ली डंडी, 
डाँसू या <डंटी कहते हैं 
(अनु० ४१५) । 

(३४) बॉँक (अनु? ४१६) 


(२५) बीरी, बीर्‌ या हुनना | 
(अनु ० ४०६) | 


(३६) 


(३७) रेती (अनु० ४१८)। 


( २१ ) 


(३८) सँड़ासा -: लोहे का एक औजार जिससे किसी चीर्ज को (३८) सँडसी, गहुआ, बँगुरी, 
' कसकर पकड़ा जाता है। सँड़ासे की टेढ़ी दो. या सुगही (अनु ० ४११)। 
डंडियाँ .“डस? कहाती हैं। 
(३६) रुम्मी या ह 
ठपकनना -- गावदुम शक्ल की नोंकदार कील की भाँति का (३६) सुम्मी, सुम्मा, टोपना 
एक ओऔजार जो लोहे में छेद करने के लिए. सुम्माया टोपन्‌। (अनु ० 
काम में लाया जाता है। (अन्‌ ० ७२६ ) ।. ४१३) 
(४०) हतकल-- हाथ का बाँक हतकल कहाता है। यह किसी (४०) हथकलू , या हाँयकल 
तख्तें आदि में ठुका नहीं होता | इसे हाथ में... (अनु ० ४१६) | 
लेकर कांरीगर आसानी -से कहीं भी जा सकता | 
है। (अनु० ७२७) 
(४१) हथौड़ा बहुत हलका घन जो किसी लोहे की वस्तु को (४१) हथौरा या हथौर। 


या हतौड़ा. ठोकने-पीटने में काम आता है। (अनु ० ६०१)॥ . (अनु० ४१०)। 
(5१) हतौड़ी > छोटा और हलका हतोडा । (४५) 'हथौरी या मरिया 
(अनु ० ४४१०) 


(घ) लौखरों को खोटना 

(४२) धार धरना, 

पानी धरना, पानी 

चढ़ाना, चाँड़ना 

पैनाना या खोटना -- लुहार जब लौखरों (लोहे की औजार) को (४२) धार पिंटावल, धार 
भद्टी में गम करके उनकी धार को हथौड़े से पीट ' फरगावल, घार असराएब 
कर पतली और पैनी बनाता है तथा जलहली में असार, धार पजाव, धार 

० गर्म लौखर को बुकाता है, तब उस क्रिया को पिजावल, धार बनाएब, फार 

खोटना या धार धरना कहते हैं। (अनु० करालाएब या_ असार। 
८६६) . (अनु ० २५) | 

(ड०) रेतियाँ के प्रकारों ओर रूपो से सम्बन्धित शब्दावली 


(४३) खुर्रा या खुरी - वह रेती या रेत जिस पर ठकाई के निशान (४३) 
मोटे ओर दूर-दूर होते हैं खुर्ये कहाता है। यह के 
अँग० रफ फाइल के लिए प्रचलित शब्द है। 
(अ्रनु ० ७३८) 
(४४) गोलकी या 
गोल रेती ७ गोल रेती को गोलकी कहते हैं। (अनु० ७३८) .(४४) गोल रेती, गोलक या 
ु गोलख | (श्रनु ० ४१८) 
(४५) चौंकोरी--चार पहलुओं की रेती चौकोरी कहाती है। (४५) 
(४६) छिपैली --छः पहलुओं की रेती छिंपेली कहाती है। . (४६) 
(४७) टकाई-- रेती की सतह पर जो मोटी अथवा बारीक (४७) 
रेखाएँ होती हैं, वे दकाई कहाती हैं ।- (अनु ० 
७३८) । 


( २१२ ) 


(४८) तिपैली -- तीन पहलुओं वाली रेती । (४८) तिनफल्‍ला, तिर॒ुफाल, 
तेफल, तिर पहल, तिरप्हला 
तिनपहल । (अनु० ४१८) 
(४६) पटद्ट रेती> जिस रेती के ऊपर-नीचे का धरातल चौरस (४६) 
| होता है, वह पद्ट रेती कहाती है । 
(५०) बादामी>-: जिस रेती का एक तरफ का धरातल खमदार (५०) नीमगीरिद (अनु० 
होता है, वह बादामी कहाती है। यह ऊपर से ४१८)। 
कुछ-कुछ महाराबदार गोलाई पर बनी होती है । 
(अन ०७ शेण) | | 
(५१) मद्ठा- जिस रेत की टकाई. बहुत बारीक और पतली (५१) 
होती है, उसे मद्ठा कहते हैं। यह अँग० 'पौलिश्ड 
फाइल! के लिए उपयुक्त पर्याय है। (अनु० 
/ ७३८) । 
(च) लुद्दार द्वारा बनाई जानेवाली लोहे की वस्तुएँ (लोखर और कीलें) 
किसान के काम में आनेवाले कुछ लौखर-- 
(४२) खुरपी या 
खुरपा -+ किसान का एक लौखर (ओऔजार) जो खेत (५२) खुरपी (अनु० ६१) 
निराने और फसल काटने में काम आता है, खुरपा (अनु० ६०) | 
खुरपी कहाता है। (अनु ० ४३) । 
(४३) गड़सा या 


गड़ासी 5 कुद्दी कूटने में काम आनेवाला एक लौखर। (५२३) गँड़ासा, . गँड़ासी, 
(अनु० ४५) गड़ास, गड़ाँस, गँरास या 


क्‍ गड़सी (अ्न॒ ० ८६) | 
(३४) चल, 


चूका या चर्चोंदा > गँड़ासें में ऊपर .को निकली हुईं कीलों की (५४) खुरा, खुरपी, गोड़ा, 
भाँति की दो नोकें, जो लकड़ी के जारे में घुसी चोभी, नार, नारी या लार 


रहती हैं, चचुआ कहाती हैं। (अनु ० ४३) | (अनु० ६०) | 
(५५) जारी ८ गँड़ासे का वह ऊपरी भाग जो लकड़ी का बना (५५) जाली, जलिया या 
होंता है जारी कहाता है। (अनु० ५६) | मुंगरी (अनु० ८७) | 
(५६) द्तूलीं न्‍-  दातेदार दराँत । (५४६) दतूला (अनु० ७ ३) | 


(५७) दाभ, दाहा 
या बाँक-गँड़ासे से मिलता-जुलता एक लोखर जो लकड़ी (५७) बँकूआ (अनु० ६१) 


काटने में काम आता है (अनु० ५४) । डाब, सँगिया या चिलोही 
। ु  (अनु० ७३)। 
(४८) पाबरीो, कस्सा, ;क्‍ 
कसुला, पामरी -मिट्ठी खोदने का एक लौखर (अनु० ४०)। . (५८) फड़आ, फरुहा या 


हा ा फहुरी (अनु० ६३) । 
(३६) बैंट 5. खुरपी, फाबड़े आदि में लगा हुआ लकड़ी का (५६) बेंट (अनु० ६० )। 
एक ह॒त्था (अनु० ४१)। 


( रईे ) 


(६०) स्थाम- खुरपी आदि के बेंट के अगले सिरे के ऊपर चारों (६०) साम, सामी, चुरिया 
ओर लोहे की एक पत्ती लगी रहती है ताकि या मूँदरी (अनु ० ६०)। . 
चचुए से बैंठ फट न सके । उस छुल्लानुमा पत्ती 


को स्याम कहते हैं। (अनु ० ४३) | 
(६ १) हैंसिया, हैंसुली 


या द्राँत-लोहे का अरद्ध॑इंत्ाकार एक लौखर जो फाल (६१) हँसुआ (अनु० ७३) | 
काटने तथा साग-तर्कारी बनारने (छोटे-छोटे. हँउली (अनु० ७४) । 
टुकड़ों की हालत' में काठना) में काम आता है । 
(अनु ० ५३) | 
(छ) विभिन्न प्रकार की कीले, चोभे, ढिमरी आदि | 


(६२) करबा < कमान की आकृति की छोटी-सी कील जिसके (६२) करुआर ब्या॥/करुआरा 
दोनों सिरे नुकीले होते हैं करबा कहाती है। (अनु० १३) | 
यह पनिहारी।में लगे हुए फाले के ऊपर लगती 
है। (अनु ० ६०६) । 
(६३) गोखरू -- एक प्रकार की कील जिसकी गोलाईदार टोपी (६३) 
पर छोटे-छोटे काँठे-से उठे रहते हैं। (अन॒० 


६०६) 
(६४) गोल द 
डेंडिया5. जिस कील की ठोपी के नीचेवाली डंडी गोल (६४) मा 
होती है, वह गोल डेंड़िया कहाती है । | 
(अन ० ६०६) | 


(६५) छुपरौनियाँ - छुपरोने (गोल या चौखंटे गडढों की एक (६५) 
निहाई) में दाबकर जिस कील की टोपी बनाई 


जाती है, उसे छुपरोनिया कील कहते हैं । 
(६६) टिप्पा 


या फुल्ला-चोमे की छोटी और गोल टोपी को टिप्पा या (६६) 
फुल्ला कहते है। (अनु ० ६०६) | 
(६७) डड़ियाँ:: कील या चोमे की डंडी डड़िया कहाती है। . (६७) 
(६८) ढिबरी 
या ठिमरी- पहलुओंदार आर-पार छेद की लोहे की एक (६८) ठिबरी 
चीज ठिबरी या ठिमरी कहाती है, जिसे चूड़ियों (अनु० ४१७) । 
पर कसते हैं। (अनु० ६०८)। 
(६६) दिमियाँ:- जिस कील की टोपी ठोस और गोल गाँठ की (६६) 
तरह होती है, उसे द्विमियाँ कील कहते हैं | 


(अनु० ६०६) 
(७०) बतसिया 


या बतासेदार -- जिस कील की टोपी बताशे की भाँति उभरी हुईं (७०) 
ओर गोल होती है उसे बतसिया या बतासेदार 
कील कहते हैं। (अनु ० ६०६)। 


७ कक. 


( ९१४ ) 


हिन्दी-गवेष॑णा के सम्बन्ध में डा० विश्वनाथप्रसाद जी ने एक बार अपने विचार प्रकट 
करते हुए कहा था कि--“विविध कला-कौशलों तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में पारिमाषिक शब्दों 
की समस्या को हल करने के लिए हमें एक दूसरी दिशा में भी खोज-कार्य को प्रवर्तित करना है । 
किसानों, मजदूरों तथा अन्य श्रमजीवियों की बोलचाल की भाषा में समाजशासत्र, शिल्प तथा उद्योग- 
धंधों के बहुतेर बढ़िया-बढ़िया शब्द मिलेंगे जो राष्ट्र -माषरा की समृद्धि के पूरक हो सकते हैं। ऐसे 
शब्दों का सर्वे और संग्रह कराना परमावश्यक है; अन्यथा केवल अँगरेजी की तालिका तैयार 
करके उनका पर्याय प्रस्तुत करते जाने की परिपाटी पर ही निर्मर करने से हम अपनी लोक-भाषाओं 
के हजारों अ्रर्थपूर्ण उपयोगी जीवित पारिभाषिक शब्दों से वंचित हो जाएँगे |? 

अलीगढ़-क्षेत्र के गाँवों में घूमकर यहाँ वही कार्य किया गया है जिसकी ओर डा० 
विश्वनाथप्रसाद जी ने अपने उक्त कथन में संकेत किया है। इस शब्द-संग्रह के कार्य में मुझे कहाँ 
तक सफलता मिली है, इसे तो भाषाविज्ञ विद्वज्जन ही ठीक समझ सकेंगे | 

प्रस्तुत प्रबन्ध में मेरी जो त्रुटियाँ हों, उनके लिए क्षमा-याचना के अतिरिक्त और क्‍या 
उपाय है ! इसी भावना के साथ मैं इस प्रबन्ध को विद्वानों तथा गुणी पाठकों के समक्ष विनीत 
भाव से उपस्थित कर रहा हूँ । 

परमपूज्य गुरुवर ग्रो० श्री थाठ्ुदेवशरण जी श्रग्रवाल एम० ए०, पी-एसच० डी० 
डी० लिट० के निर्देशन में मुझे इस प्रबन्ध के लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके सहज उदार 
एवं कृपालु हृदय का जो ममत्र तथा साधनामय पारिडत्यपूर्ण गम्भीर ज्ञान का ज़ो लाम मुझे उनके 
पुनीत चरणों में बैठकर प्रात्त हुआ है, उसे व्यक्त करने में में असमर्थ हूँ | मुझे संतोष है कि इस प्रबन्ध 
के प्रत्येक पृष्ठ की पाण्डलिपि उन्होंने पढ़ी | इससे मुझे पर्याप्त मार्ग-दर्शन और बल प्राप्त हुआ । प्रबन्ध 
के निर्देशक-पद की स्वीक्षति देते समय उन्होंने मेरे लिए यह शर्ते रक्‍खी थी कि संग्रह में दस सहख से 

शब्द न होंगे और संग्रह का क्षेत्र ग्रियर्सन के बिहार पेजेन्ट लाइफ के क्षेत्र से कम व्यापक न 

रहेगा ।मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि उनकी दोनों शर्तों की मैं पूर्ति कर सका | प्रस्तुत प्रबन्ध 
में तेरह सहस से अधिक शब्दों का समावेश है और जैसा कि पाठक देखेंगे इसके अनसंधान का 
क्षेत्र ग्रियर्सन के अंथ से कहीं अधिक व्यापक और विस्तृत है। इसमें संशा, विशेषण और अव्यय 
शब्दों के साथ-साथ।धावुएँ संगहीत हैं और लोकोक्तियाँ एवं लोकगीत भी | 


जिन-जिन विद्वानों की कृतियों से इस प्रबन्ध-लेखन में लाभ उठाया गया है, उनका निर्देश 
यथास्थान पादटिप्पणी में कर दिया गया है। मैं उन सब महानुभावों के प्रति अत्यन्त कृतञ्ञ हूँ | 
श्रलीगढ़क्षेत्र के उन जनपदीय जनों का तो मैं चिर ऋणी रहूँगा, जिन्होंने मेरी शब्द-लोकोक्ति-संग्रह- 
जिज्ञासा को ही पूर्ण नहीं किया, अपितु जिनकी सरल एबं स्वाभाविक वाणी से मेरे हृदय को भी 
अपव रस मिला है। 

एक जिज्ञासु भाषा-सेवी के नाते मैंने अनुसंधान के मागे में जिन विद्वानों के सत्परामर्शों 
से लाभ उठाया है, उनमें निम्नांकित,कपालु महानमावों के नाम विशेषरूपेण उल्लेखनीय हैं--सर्व 
श्री डा० सुनीतिकुमार जी चेटर्जी, डा० धीरेन्द्र जी वर्मा, डा० बाबूराम जी सक्सेना, डा० उदय- 
नारायण जीं तिवारी ओर डा० गौरीशंकर श्रीसत्येन्र | इन आदरणीय विद्वानों को हार्दिक धन्य- 
वाद देते हुए भी मैं सदैव इनकी कृपा का आमारी रूँगा। 


) भारतीय इिन्दी-परिषद्‌ के दुशम अ्रधिवेशन' सन्‌ १६५२ (आगरा) में हिन्दी गवेषणा 
और पाठ्यक्रम का पुन; संगठन! शीर्षक से दिये गये भाषण से उद्धत। यह भाषण 
अन्वेषण-विभाग के अध्यक्ष पदु से दिया गया था। 


( २५ ) 


जिन महानुभावों ने दुष्प्राप्य ग्रंथों के जुटाने में मुझे अपनी सहायता प्रदान 
की है उनमें श्री तारकनाथ जी राय एडवोकेट, अलीगढ़ तथा डा० हरवंशलाल जी शर्मा प्रोफेसर एवं 
अध्यक्ष, संस्कृत-हिन्दी-विभाग मुस्लिम विश्व-विद्यालय, अलीगढ़ के नाम प्रमुख हैं। इन दोनों 
पहानुभावों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ । 


जिस मुद्रित एवं प्रकाशित रूप में यह ग्रन्थ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है उसकी प्रेरणा का 
प्रमुख श्रेय पूज्यवर डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल, डा० हजारीप्रसाद जी छ्विविदी और डा० नगेन्द्र 
जी को ही है। आ्रादरणीय डा० धीरेन्द्र जी वर्मा, डा० बाबूराम जी सक्सेना, डा० माताप्रसाद जी गुप्त 
ओर डा० सत्यत्रत जी सिन्हा ने हिन्दुस्तानी एकेडेमी प्रयाग के माध्यम से इसके प्रकाशन में अपनी 
कझपा तथा स्नेह का परिचय देकर लेखक की आकांज्षाओं को साकारता प्रदान की है। इसके लिए 
लेखक उनका परमानुग्हीत और चिर ऋणी है। 


प्रकाशित ग्रन्थ में आये हुए चित्रों और रेखाचित्रों के निर्माण-कार्य के मूल में जो 
सहयोग और सहायता मुझे मेरे मित्र श्री रोशनलाल शर्मा, प्रिय शिष्य चि० कमल कृष्ण 
माजूदार तथा धर्म-बन्धु चि० महेशचन्द्र शर्मा से मिली है, वह चिर्मरणीय है। अतः मित्र- 
बर को धन्यवाद और किशोर-द्वय को आशीर्वाद ! 


किक. 


इस प्रस्तुत शोध-प्रबन्श के निर्माण का वास्तविक मूल श्रेय तो मेरी कतंव्यपरायणा 
कर्मतशीला जीवनसंगिनी श्रीमती वसन्‍्ती देवी को ही है। इस सम्बन्ध में मैं यहाँ और अधिक लिखने 
में असमर्थ हूँ---लिखनी धारण करती मौन देख भावों का पाराबार ।! 


हिन्दी विभाग, 
अलीगद मुस्लिम विश्वविद्यालय 


अम्बाप्रसाद सुमन 
लीगद 


संकेत . 
अथव० : 
ऋषक ० 
ऐत॑० 
कात्ोा० 
कोषी० 
तैत्ति० 
निरु० 
बृह्‌ ० 

यूजु ० 
वाज ० 
शत ० 


अष्टा ० 
काशिका ० 
व्या० महाँ ० 
सिद्धान्त० 


अमभिधान ० 
अमर० 
ऐनसाइ० 
ग्रें० डि० 


टनेर्‌० 
डेविड्स 9 


दे० ना० मा० 


निघणटु ० 
प्र० स० म0 


ग्रेथ-संकेत 


.. बेदिक ग्रन्थ 


क््केफ़े 


ग्रन्थ का नाम 
अथर्ववेद 

ऋग्वेद 

ऐतरेय ब्राह्म ण॒ 
कात्यायन श्रौत सूत्र 
कौषीतकि उपनिषद्‌ 
तैत्तिरीय ब्राह्मण 
निरुक्त (यास्क कृत) 
बूह्‌दारणयक उपनिषद्‌ 
यजुबद 

वाजसनेयी संहिता 
शतपथ ब्राह्मण 


व्याकरण-प्रन्थ 


पाणिनिक्नत अ्रष्टाध्यायी 
वामनजयादित्य कृत काशिका 
पतंजलिकृत पाणिनीय व्याकरण महामाष्य 


भट्टोजिदीसित कृत सिद्धान्तकोमुदी 


कोश-पग्न्ध 


हेमचन्द्र कृत श्रभिधान चिन्तामणि, 

अमरसिंह कृत अमरकोश " 

ड० प्रसन्नकुमार आचार्य कृत ऐनसाइक्लोपीडिया 
आ्राफ़ हिंदू आर्किटेक्चर । 


डा० सूर्यकान्त शात््रीकृत अमेटिकल डिक्शनरी 
आफ़ संस्कृत | 


प्रो० आर० एल० टर्नर कृत नैपाली डिक्शनरी | 
टी० डबलू० राईस डेविंड्स कृत पाली-ईंगलिश- 
डिक्शनरी । ह 

हेमचन्द्र कृत देशी नाममाला 

निधरटु ( वेक्षिक शब्द-कोश ) ॥॒ 

पं० हरगोविन्द्दास त्रिकमचन्द शेठ कृत पाश्अ्सद् 
महर्णवो (प्राकृत-शब्द-महारणव) 


२७ ) 


संकेत गन्थ का नाम 
गा जान ए० प्लाट्स कृत डिक्शनरी आफ उदूँ, बले- 
सिंकल हिन्दी एण्ड इंगलिश । 
फेलन० एस० डबलू० फैलन इत न्यू हिन्दुस्तानी-ईगलिश 
डिक्शनरी | 
मो० वि० सर मोनियर विलियम्स कृत संस्कृव-ईँगलिश 
डिक्शनरी । द 
स्टाइन ० एफ० स्टाइगास कृत परशियन-इगलिश डिक्शनरी | 
एफ० स्टाइनगास कृत अरैबिक-इंगलिश डिक्शनरी | 
हिं० श॒० नि० डा० वासुदेवशरण अग्रवाल कृत हिन्दी के सौ 
शंब्दों की निरुक्ति | 
हिं० श० सा० . हिन्दी-शब्द-सागर ( काशी नागरी-प्रचारिणी समा, 
बनारस ) 
संस्कृत-काव्य-पग्रन्थ 
अमिज्ञान ०; अमि० शाक्‌ ० 28 अभिज्ञांन शाकंतलम्‌ ( कालिदास कृत ) 
उत्तर० दर उत्तर रामचरितम्‌ ( भवभूति ऊत ) 
काद्‌० कादम्बरी ( बाण भट्ट कृत ) 
कुमार० कुमार संभवम्‌ ( कालिदास कृत ) 
नैषध ०  नैषधीय चरितम्‌ ( श्री हष कृत ) 
महा ० महाभारंत ( श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा 
। _ संपादित ) 
मृच्छु० ५५ मच्छुकटिकेम्‌ (शुद्रक कृत ) 
मेघ्र॒ ० हक _ मेघदूतम्‌ ( कालिदास कृत ) 
रघु० खघुवंशंम्‌ ( कालिदास कृत ) 
रक्ञा० रत्ञावली 'नाटिका ( हर्ष कृत) 
वाल्मीकि० वाल्मीकि रामायण (पं० द्वार्रेकाप्साद चतुबंदी 
ह द्वारा संपादित तथा टीका कृत ) 
शिशु० रड हैक शिशुपालवधम्‌ ( माध कृत )._ 
हषे ० सु ;प हर चरितम्‌ ( बाण भट्ट कृत ) 
| 


भाषा-संकेत 


अंग 5 ७8७ 


खप ० 

अब ० 

कौर० 

खड़ी ० 

तु ० 

देश० 

पृह्‌० 

पा० ३७% 
पुर्त० 

प्रा० ५... बढ 
फा० 

ब्रज॒० ९७९ 
( मुहा० ) ९७७ 
( लोको० ) 

( लो० गी० ) 

वै० सं ० ५०० 
सु० 


हि० 


विशेष--प्रत्येक अ्रध्याय को अनुच्छेदों (--अनु० ) में विभक्त 


अनु 0 ' 5 क 
'चि० | 
पृ 0. ००० 


अँगरेज) 
अरबी 
अपभ्रंश 
अवधी 

कौरवी 

खडी बोली 
तुर्की 

देशी, देशज 
पहलवी 
पाली 
पुतंगाली भाषा 
प्राकृत 

फारसी 
ब्रजमाषा 

( मुहावरा ) 
( लोकोक्ति ) 
( लोक-गीत ) 
बेदिक संस्कृत 
संस्कृत 

हिन्दी 
किया गया है। 
अनुच्छेद 
चित्र 

पृष्ठ 


स्थान-संकेत 


( तहसीलों तथा अन्य स्थानों की सूची जहाँ से शब्दावली एकत्र की गई ) 


अत० *९* कक अतरौली 
झनू० कि की -: अनूपशहर 
अली 5 ००५» +४ ५ अलीगढ़ , 
हृग० *** डे ः इगलास 
पी कि के एटा 

कास ० कह 435 कासगंज - 
कोल न्‍क 26% कोल 

खुर्जा ४४४ हक खुर्जा 

खैर जे *** खैर 

जले ० ** बथ जलेसर 
(जि० ) ४४ हे 5 ( जिला ) 
फ्राम० गा कल मामर 
टप्प० ४ 0 ट्पल 
(त० ) | ते ( तहसील ) 
नोंह० 5 कक नोंह भील 
बुल ० ०४ > मनन बुलंद शहर 
महा० 2 दर क्‍ महावन 
माँट नल ७४८ मॉाँट 

राज ० *** *** राजघाट 
सादा० *** *** सादाबाद . 
सिक॑ं० “० *** सिकंदराराऊ 


हाथ० गम रा हाथरस 


कार्य-च्ेत्र की सीमा, क्षेत्रकल और जनसंख्या 


सीमा-- अलीगढ़ जिले की सीमाओं को छूनेवाले जिले--उत्तर में बदायँ, दक्षिण में 
मथुरा तथा आगरा, पूरब में एगा और पश्चिम में बुलंदशहर तथा गुड़गाँवा । 
मानचित्र से प्रकट है कि अलीगढ़ जिले तथा उसके चारों ओर के संक्रमण- 
क्षेत्र से शब्दावली का संग्रह किया गया है | शब्द-संग्रह के कार्य-्षेत्र की 
सीमाएँ इस ग्रकार हैं-- 

उत्तर में अनूपशहर, खुर्जा और झामर; दक्षिण में सादाबाद तथा 

जलेसर; पूरब में सोरों तथा कासगंज और पश्चिम में नोंहकील तथा माँट । 
इन सीमाओं के अन्तर्वर्वी भू-माग को “अलीगढ-क्षेत्र” कहा गया है। 

क्षेत्रल-- अलीगठ-क्षेत्र का क्षेत्रल लगभग दो हजार वर्ग मील है। ऋृषि का क्षेत्रफल 

.... लगभग दस लाख एकड़ है? । 

जनसंख्या--अलीगढ क्षेत्र की जनसंख्या लगभग अठारह लाख है जो कि संपूर्ण ब्रज- 

प्रदेश की जनसंख्या का लगभग सातवाँ भाग है। 





१ प्लेन्रफल तथा जनसंख्या के आँकड़े अलीगढ़ हिस्ट्रिक्ट संसस हेंडबुक सन्‌ १६५५१ टू ० 
(अकाशक सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट गवनमेंट मिंटिंग एश्ड स्टेशनरी, उत्तर-अदेश, इलाहाबाद, सन्‌ 
१६५४ ई०) को आधार मानकर लिखे गये हैं । | 

* डा० धोरेन्द्र वर्मो का कथन है कि आधुनिक ब्रजभाषा लगभग १ करोड़ २३ लाख 
जनता द्वारा बोली जाती है। | 
(ज्जभाषा : प्रकाशक--हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, सन्‌ १९७४, ४० ३३ |) 






कक 


की ली चल 


न मम अल कल अब मम 
निफीमिम कर लक के कलर मी मल अब 


3." 2०८ -सकय मैप" “नाक करके जीप कप पका वापस पता नाक +-असवा स वानी +< उनका बल<> का 





दर ही मल थे जनजजी जफला कर्म पलक 
(५ ४०५-०२०के>-८८ ०-४० >> > के पमह८० थ३- पलक २४०३० सेट 8३३० ०६; 





हे 
$ आ 


] ०] 
हु 
! 
| 'जकआ 
| का 
! ०« 
है 
॒ 
डे 
9 
;] 
| 
है 
| 
] ल्‍ 
४ (३6 
का अर ९ 
हु 
आती 
हे 
जी 
कि 
वध 
हि 
रह 
हा 
बा 
है 
कर 
हा अक़ा 
अक 


ध् के. काछी शिक्षा 
(7 
| बला 
के पु हि 


का 
् शहर 
की का 
] 
हा 
| 
| 
हे 
है. 
हरि हु 
हट की 
छह 
है + की 
भर हा 
पं कर 7 
भ ल्‍्ह 
खत 





पड अल कप २७३० फ+न८ पा उ-+ पट कप क रकम रका- रथ बन थकान 3 बम - अमेपपनान ने तल 3++<३ न अहरलर तक ८०० _र+कनकक८ -पन्‍य८ जग के ंब्म -तओगा नि भानिरजीफण के कल स++०+- 





१७७७७ मम 


कम बे क, 


| जे | जहा 


। 
प 5 6 काम का, 











लग हो 
22 ॥ ४ आ 
फनी मी लटक त 


ट । १६ | है 8। 


(लाते काजल क 64 34% ल- ५७ रकम + | 






ैलन्‍७ात-नल+न कक नकल ललनरे-मकन७५ ३५०५ पक+२4०छ0#4०७७३:७ 








82 भकेततपाा शक ७१७/१०आाक ८: पैर!" का-रजब/ महा फल? 292 प्रदाशफाए 7 पर (भरणिगिश नर करेगा ए 5257 करी (९6600 ए+ल्‍न "४१" 


रन लाए कए "लक भबनेनाता जता लक नए कील लव - ००५५० पका हार "१ पद एकल ३७५४५ ५० कफ घी 7ऊस्‍%670% ;%0 कर "० 


3] 


हु 


हा "७ (० ५0७०४क: 
कक हे केअ है 














“लत सतकहाए-ज- सके लतन चर ९ ७ए७ए७एएएणआ छा मन आम 


२ िककशकाारफ़एाकफणताहणा कप तक शाशणा पक्का सका घघ॒ दूर कब ककत 87 परताशतत कान 5 कद तलाश काउपज 4४ है 


हे रू मिल नीम कक ह के का की न | ०24४4 40:४८ छ-। 20७ +करत की" कप #2नइ?वा0३ ३१०9४ ५५ 0+ ३56४० ०पसक१ ४ पक का तजेक >-२९ कर हे कक सता ॥पकयजक्त ० ५७५७4५४३ श 
जन हट ह जगिजीर-लजिननलन ->>>वकक 8 कम-ंलक्ततननान-ग43०%-++३॥४ ८ ०» ह ० हैनला३ ०: १ सशक्त तए332२१६ १९ एप्प! तक सम पड: 220० ३७४ ३५ विनर धारिक कक 5 4 रया कू २ कलतकत- ९ काएप४ 2:20 मे३लीपिक तकैा0+१० आए "२० ० कक ४७७४ 384१ वप्रकपक 





> 2 अहम ३ ह न्‍् अकौकवीप++- अल न मात-4स+७3३७+न ० 
मम न न नम मी 2 मन रमभ ४7/४७/४७४७ 2७७७४७७७॥७॥७७७॥/७छए ०७%" 








,जस3-ब४३- +-डकत- २०८८ 


४ २कर: "सदा वक्ता पा ३८८३ ३०३३८ ज 











्द्ड 


3 न (0 मकर 





श्र 





् रु 
कक अ० 










क 
0 ० थी! ("4५५०० ०१३०० +) 
है >> कल 
ई ४०१३ १ 











शा 
हु 3 
जप 
५ 
न 
क 
$ 
५ 
2] 
कर १0/->«२०६क -पूल्लन्‍कतत मु 08 के 
(“के ५ 4४४ 7५ ५ पि कक थ् 
] के, ३ ९, कहर हे ै। ; 
(क * १0३,.४/ 
रा पं जे नाल पे ककपनन जा 
छः | 7१ ## आह 
हे शा £ (६४ 48४7 < 
आई धृ जय पे 
हु रह + 








(#लक-जज" 















भू 
का 
$ 49.६ 
), 
हे 
| 
५ 
घ. 
ई। 
३ 
४ 4 
क कि है 
विन ध 
णही 
| 
] 
|] 
| 
| 
ह 
है 
टभा थे ! 
5, 7 पु 
दी, +क ५ । 
“कप तय पु 
क्र हू 
किम हर गे बैक + हु 
शा | 
। 
है श्ज्ीँ है] 
न । दा. बी रू 
जड - ३३! गे हा है 
कक 6 2० पक मण ः 
५ + 
'. * 
+ 





ड्‌ 
है 








० कलल कार हल पिनितस बदल कबदव ०८ के पके न %ककमपनक- ५ हल तक फ्रकक न मी 








जितने 4 खत बदन 





























अनफलन्‍-अेडक 


3८ 8-०" ०-१ मत: कप ज ले बन पनेननफनकन-- पट भट 





| 
420 ७॥७४४/७४४७७०७७७७ भा 2 2 न मी :अतालर करत पापक्ाफारकनराकप हटाकर वहरपालरभालयप्रतधश हर परिवेश एएबक पाप त घट 


ओ 
विषय-सूची 
(ग्रन्थ में बाईज्मोर के प्रारम्मिक अंक अज॒ुच्छेद-संख्या के द्योतक हैं और संलग्न 
मान-चित्र कारय-क्षेत्र को प्रकट करता है|) 
| प्रथम खंड | 
विषय पृष्ठ-संख्या 
कार्य-क्षेत्र की सीमा, क्षेत्रफलत और जनसंख्या सहित मानचित्र इसविषय-सूची से पूर्व है । 


अकरण ९६ 


कृषि-सम्बन्धी साधन, यंत्र ओर उपकरण 


विभाग १ 
सिंचाई के साधन, यंत्र ओर उपकरण 
अध्याय 
१- पुर और उसके अंगःप्रत्यंग 
२-कुआँ और उसके ओखर-पाखर 
३-परोहा 
४--ढेकली' 
४- रोदा 


॥ 6 0 /० «० 


विभाग २ 
जुताई, खुहगियाई और खुदाई सम्बन्धी साधन, यंत्र और उपकरण 
अध्याय 
हसन ेल रे ही ही न 


७--सुहागा ३७ ००» न्ग्० १३ 
८--माँभा ००» ००० >०७ १३ 


है ८ खुदाई के य॑त्र न >्भ० >> कक ५ ५2 
विभाग रे 
उगी हुई खेती की रक्षा के साधन ओर उपकरण 
अध्याय 
१०--ओऔभपा ब्व । *** १४ 
विभाग ४ 
अध्याय ट 
फसल काने, ढोने और तैयार करने के साधन, ओजार और बस्तुएँ 
१ - (१) दराँत, (२) दाहा (३) खुरपी (४) गड़ासा 3 १७ 


( रे४ ) 


अकरयण २ 
खेत और फसल की तैयारी 


विभांग १ 
खाद, जुताई ओर बीज 
अध्याय. 
२--खाद 
२--जुताई 
३--बीज 
विभग २ 
बुबाई, नराई ओर भराई 
अध्याय 
४--बुवाई 
४-नराई और खुदाई 
६-भराई 
विभाग ३ 
उगी हुईं फसलों का क्रमशः बढ़ना ओर उनकी विभिन्न दशाएँ 
अध्याय 


७-कातिक की फसल 
८--बेसाख की फसल 
६-पालेज ओर बारी 


विभाग ४ 
खलिहान ओर शस 
अध्याय 
१०-पेर के काम 
११--पर की रास 


भकरणा ३ 
खेत ओर उनके नाम 
अध्याय 


१--खेत और उनके नाम ८» 
२-- तहसील कोल में स्थित शेखू पुर गाँव के सो खेतों के नाम 


३० 
३५ 
३७ 


९९८ 
५0५ 
धरे 


44 
ध८ 


६५ 
दे 


( रे५ ) 
प्रकरण 


खेती ओर पशुओं को हानि पहुँचानेवाले जंगली पशु, जीवजन्तु, 
ड्रे-मकोड़े तथा रोग 


अध्याय 
१--जंगली पशु और जीवजस्तु *०* “० न री 
२--कीड़े-मकोड़े और रोग ह है हू अप 
अकरण ५४ 
बादल, हवाएँ ओर मौसम 
अध्याय 
१--बादल ओर वर्षा ५५ हे को ८६ 
२--ह वाएँ 54६ ००० बज ६२ 
३--मौसम ४६६ ९७४ मम ६६ 
2?---लोकोक्तियाँ ग न्न्न ३ «०४५ हे । ५ ०२ 
अकरण ६ 
कऊषि तथा कृषक से सम्बन्धित पशु 
अध्याय 
१--खेती में काम आनेवाले पशु गे हक सी... 28 
२--दूध देनेवालें पशु शक हे “४... १२६ 
३-- कूषक-जीवन से सम्बन्धित अन्य पशु *' *ा "हा श३६ 


अफररा 9 
पशुओं से सम्बन्धित वस्तुएँ और किसान की सांकेतिक शब्दावली 
अध्याय 


-चारे से सम्बन्धित वस्तुएँ हट क्र “१४४ 
२-पशुओं को बाँधने में काम आनेवाली वस्तुए | . शरद 
>पशुओं को रोकने, चलाने और सजाने आदि में काम आनेवाली वस्तुएं १६० 
४--किसान की सांकेतिक शब्दावली कर १६६ 
अकरण ८ 
किसान का घर ओर घेर 
अध्याय 
१-घर और उसके विभाग “'' बे १७१ 


२-किसान की चोपार, कुटरा और घेर ' हु “8... ८ 


( ३६ ) 


प्रकरण € 
किसान के गह-उद्योग 
विभाग १ 
पुरुषों के गृह-उद्योग' 
अध्याय 
२--खाट बनना 
२- गन्ने पेलना और गुड़ बनाना 
विभाग २ 
किसान ख्तियों के ग्रह-उद्योग 
अध्याय 
३-बन बीनना 


४--कपास ओठना 
४-चरखा कातना 
६--दही बिलोना 

७--चकक्‍की चल्ाना 


प्रकरण १० 
बतंन, खिलोने ओर संदूक 
अध्याय 
१-मिट्टी के बतन और मिट्टी की अन्य वस्तुएं 
२--काठ के बतन कै 
३-चमढ़े के बतंन _ 


४--पत्तों तथा कागजों से बने हुए बत॑न तथा अन्य वस्तुएँ 
४-बर्तन रखने के आधार और काठ की बनी हुई अन्य वस्तुएँ 
६--चोके तथा अन्य गृह-कार्य में काम आनेवाले धातु के बर्तत 
७५--धांतु ओर लकड़ी के सन्दृक 


अकरण ११ 


पहनाव-जउढ़ाव, साज-सिगार और खान-पान 

अध्याय 

१- पुरुषों के कपड़े 

२--स्त्रियों के कपड़े 

३--स्त्रियों के सिर के बाल, गुदना तथा अन्य शा'गार 

४--बच्चों और पुरुषों के गहने और बाल 

४- स्त्रियों के गहने हक 

६--भोजन के 

७--हुक्‍्का 

८--शब्दानुक्रमणी दे 


१६३ 
१६४५ 
१६५ 
श्ध्प 


२०० 


२०८ 


२१० 


5०8 


230३ 
२१४ 


२१५ 


श्श्८ 


अकरणु ९ 


कषि-सम्बन्धी साधन, यंत्र और उपकरण 


विभाग १ 
सिंचाई के साधन, यंत्र और उपकरण 


अध्याय २ 


पुर और उसके अंग-पत्यंग 
$१--किसान का काम किसनई कहाता है | किसनई में पहले खेत की सिंचाई ही होती है, 
जिसे भराईं भी कहते हैं | फिर क्रमशः जुताई, बुवाई. कटाई और दाँव चलत्नाई होती है । 
किसान (सं० कृषाण) की किसनई कमी पुरानी नहीं पड़ती | म्सिद्ध है--किसनई, नित 
नई ।” खेती अपने हाथों से ही लाभप्रद होती है | कहावतें प्रचलित हैं--- 
“खेती, खसम सेती ।”* 
“खेती क्यारी बीनती, और घोड़ा कौ तंग। 
अपने हाथ सँवारियों, लाख लोग होंईँ संग ॥”९ 
किसान के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है--- 
“गालस नींद किसानऐ. खोबे 


चौरऐ, खोवे खाँसी । 
टका ब्याजु बाबाजीएऐ. खोदवे 
रॉड़ऐ खोबें. .. हाँसी [[?३ 


१२--चमड़े का एक बड़ा-सा थैला, जिससे किसान कुएँ का पानी निकालता है, पुर या चरस 
कहाता है। पुर की सहायता से जिस विधि से कुएँ का पानी बाहर निकाला जाता है, वह पैर कहाती 
है| जिस कुएँ पर दो पुरों से पानी की खिचाई होती है, वह कुआँ दुपैरा या दुनाया कहाता है | इसी 
प्रकार चोंपेरे (चार पैरों वाले) या चोनाये और अठपैरे या अठनाये कुएँ भी होते हैं। “चौनाये 
खुदाना” मुहावरा भी प्रचलित है। 

6३--पुर में कई चीज़ें लगी रहती हैं। पुर के अन्दर किनारे-किनारे जो चमड़े की छेददार 
कत्तलें लगी रहती है, वे कतरियाँ कहाती हैं। जिन-जिन स्थानों पर पुर में कतरियाँ लगी रहती हैं, वे 
स्थान कोठे (माँट में दीबा) कहाते हैं | एक पुर में प्रायः २४ कोठे होते हैं। पैर में काम आनेवाले 
पुर के मुँह पर लोहे का एक घेरा-सा लगा रहता है जिसे कोंडूर (सं० कुंडल) कहते हैं । यही अनू० 
में माँडल (सं० मंडल) कहाता है। कॉंडर में लोहे की एक सलाख कुछ ऊपर को उठी हुईं हालत में 
लगाई जाती है जिसे बाहीं (सिकं० में बाहूँ--सं० बाहु) कहते हैं | लोहे की बाहीं में संकल की-सी 





१ खेती का स्वामी किसान जब स्वय' अपने हाथों से खेती करता है, तभी सुख से जीवन 
बिता सकता है। 

२ खेती-क्यारी, बिनती (सं० विज्ञप्ति---विनत्ति--बिनती ८ प्राथंना, निवेदन) और घोड़े का 
तंग अपने हाथों से संभालो, चाहे कितने ही मनुष्य उन्हें करने के लिए तैयार हों । 

3 आलूश्य और निद्रा किसान को, खाँसी चोर को, ब्याज तथा पैसे-टके साधु को और हूँ सी- 
मज़ाक विधवा को नष्ट कर देती है । 


६ 2) 


दो कड़ियाँ डाली जाती हैं जो कयोंज्री या कौली (माँ5 और सादा० में डील) कहाती हैं | कौंड़र, 
वाहीं ओर क्योली मिलकर सामूहिक रूप में हुरावर (खुर्जा में हुड़ा ओर अनू० में हुरो) कहाती हैं । 
हुरावर के कौड़र को कसावों (चमड़े की पटारों) से कस दिया जाता है। कसाव पुर को कौंड़र से 


सम्बद्ध रखते हैं। लोहे की बाहीं की भाँति की कौंडर में एक कठबाहीं (>> लकड़ी की बाहीं) भी लगी 
दुर या सरस )) 


नाढी 





[ रेखा-चित्र १] [चित्र १] 
होती है। दोनों बाहियों के चारों हत्थे चोहता कहाते हैं | चौहते ओर २४ कोठों के सम्बन्ध में पहेली 
प्रसिद्ध है-- 
“चार मद चौबीस लुगाईं । 
बाँठ करी तो छै-छै आईं |?१ 
कोठों को कौंड़र पर कस देने के उपरांत पुर की किनारी का कुछ चमड़ा बाहर की ओर 
निकला रहता है; उसे बोवरी या ओक कहते हैं | पैर चलते समय जब भरा हुआ पुर कुएँ से ऊपर 
को आता है तब बोवरियों में से पानी कुछ-कुछ गिरता रहता है। [रेखा-चित्र १, चित्र १] 


अध्याय २ 
कुआँ ओर उसके ओखर-पाखर 


6४--जिस कुएँ पर पैर चलती है वह पेरा कुआ कहाता है। पैरे कुएँ पर जो लकड़ी का ठाठ 
लगा रहता है, उसे ओखर-पाखर कहते हैं| पैर चलते समय पुर लेनेवाले और उसमें से पानी ढालने- 
वाले व्यक्ति को परछिआ या पच्छिआ कहते हैं। कुएँ के किनारे के पास जहाँ परछिओआ खड़ा होता 
है, वह स्थान पारछा (खैर और खुर्जा में) या पाच्छा कहाता है। पारछे में अरहर की लौदों 
(लकड़ियों) का बनाया हुआ एक जाल-सा डाल दिया जाता है जिसे किरा (अत० में छरैरा) कहते 
हैं। लौदों को हाथ० में लगोद भी कहते हैं । यदि परछित्आा एक ही पारछे में दो पुर लेता और 
ढालता है तो उस क्रिया को डंगा लेना कहते हैं। कुएँ का वह भाग जहाँ पारछा बनता है मनखंडा 
या जगत कहाता है | जगत के पास में ही सब ओखर-पाखर गडढ़े रहते हैं । 

९४५--ओखर-पाखरों के नाम--पैरे कुएँ के किनारे पर एक मोटी और भारी लकड़ी लगी 


) पुर के २४ कोठों में चमड़े की सॉँठ डालकर बाहियों के चार हत्थों से बँधाव कर दिया 
जाता है। चार हत्थे चार मनुष्य, और २४ कोठे ख्रियाँ बताये गये हैं। 


०) 


रहती है जिसे डाँगर (खेर में डाँग, इग० में डेंग, अत० में मोगरि, सादा० में पाठि, इग० और 
थ० की सोमा-सन्धि पर महरि या मेर ओर सिकं० सें डेंगर) कहते हैं| डॉँगर के ऊपर टीक मध्य 

भाग में एक लकड़ी बँधी रहती है जो फड॒डी (सिकं० में देहर) कहाती है। डाँगर के दोनों सिरों पर 
एक-एक सिल्ल या स्यात् (सूराख) होता है, जिनमें से प्रत्येक में लकड़ी का एक-एक खम्मा गड़ा 
रहता है जो चूरा (सं० चूलक, चूडक--मो० वि०) कहाता है। दोनों चूरों के ऊपरी सिरों पर मोटी 
ओर भारी एक लकड़ी रहती है जो छाँहर (अनू० में छाँगुर और माँठ में नटेना) कहाती है | छाँहर 
को साधने के लिए दुसंख्री (सं० द्विशंकु) दो लकड़ियाँ भी लगाई जाती हैं जिन्हें गतलहैत या गल्हैत 
कहते हैं। पारछे के पीछे मिट्टी से बनाई हुई ऊँची और ढालू जगह होती है, जो भौंरा (सं० भूमिण्ह 
--3ईहर + क--भुईहरा--भौं रा) कहाती है | पारछे के पास में भोरे का ऊँचा उठा हुआ किनारा 
लित्लारा (सं० ललाटक) कहाता है। वास्तव में भौरे का मस्तक यही होता है। दोनों गल्हैतों के निचले 
सिरे एक-एक करके लिलारे के दोनों किनारों पर गाड़ दिये जाते हैं और दुसंखे भाग में छाँहर 
फँसाई जाती है। (चित्र १) 

यदि दुसंखों के बीच में फँसी हुई छाँहर ढीली हो तो छोटी-छोटी लकड़ियाँ ठोक देते हैं जिन्हें 
फानी या फाना नाम से पुकारते हैं । 

0६--छाँहर के ऊपर मध्य में छोटी-छोटी दो लकड़ियाँ ठुकी रहती हैं जो गुड़िया कहाती हैं । 
दोनों गुड़ियों के बीच में एक-एक छेद होता है ज़िसमें एक मोटा और छोटा डंडा-सा पड़ा रहता है 
जो गंडरा (इग०, खेर ओर अनू० में गँड़रा) कहाता है। गंडरे पर पहिये की आकृति का लकड़ी का 
बना हुआ एक गोल घेरा चढ़ाया जाता है जिसे गरी (सं० घूर्णिका--घिरो--गिरी--गरी) कहते हैं । 
गरी के दोनों किनारे बारि कहाते हैं | बारि के बीच की जगह, जिस पर बते॑ (८ एक मोटा रस्सा; सं० 
वरत्रा '-- बत) घूमती है, गल्ता कहाती है | एक विशेष प्रकार की गरी अरों (सं० अर > नाभि और 
नेमि के बीच की लकड़ियाँ) और नाइ (सं० नामि)* के योग से बनती है; उसे अरा कहते हैं | 
“अरा' नाम की गरी में नाइ ठीक केन्द्र स्थान पर लगती है। नाइ के छेद में एक गोल लोहे का 
लम्बा-सा पोला छुल्ला फँसा रहता है, जिसे आँवन या कूम कहते हैं। अरे की बारि पुट्टियों (अर 
चन्द्राकार मोटी लकड़ियाँ जिन्हें आपस में मिलाकर गरी का चका--गोल घेरा--बन जाता है) 
पर बनती है । 

6७--बते के अद्भ--वर्त (खुर्जा में ल्ाव) का टुकड़ा बतंड़ा कहाता है। जब बते॑ कमज़ोर 
हो जाती है तब उसे मजबूत रस्सी द्वारा जोड़ते हैं और उस रस्सी को बते की लड़ों में होकर एक 
खास तरह से फाँसते हैं | वह प्रक्रिया साँटना कहाती है | पुर की ओर बँधनेवाला बत॑े का सिरा 
काफी मोटा होता है और उसमें लकड़ी का एक गद्गा-सा बँधा रहता है जो बहोरा (खैर और इग० 
में कूकुरा) कहाता है| बाहीं की दोनों क्योलियाँ बहोरे के सिरों पर चढ़ा दी जाती हैं। बहारे के छेदों 
में एक रस्सी डालकर क्योलियों को बाँध दिया जाता है। वह रस्सी यौर या और कहाती है । बते 
की तीनों लड़ों में एँठा देकर तीनों लड़ों को जब आपस में एक विशेष ढंग से मिलाया जाता है तब 
वह क्रिया भानना कहाती है। एक बरतेंडा जब लड़ों में अलग-अलग विभक्त कर दिया जाता है तब 
उसकी प्रत्येक लड़ गुढ़ कहाती है । बततें का दूसरा सिरा पूंछरा कहाता है। पूँछरे का छेद, जिसमें 

कीली (गावदुम की आकृतिवाली एक लकड़ी) लगती है, नक्की या नकुआ कहाता है। 


) “झुन वरत्रा बध्यन्तास्‌ ।” 
--अथव ० ३॥१७।६ 
२ “प्शिडका नासिः अक्षात्र कीलके तु हयोरणिः ।”? 
“5आअमर० २॥८॥०५६ 


( ४ ) 


$८--भौ रे के अद्ग--जिन दो बैलों द्वारा पुर खिंचता है, वे जोट या ज्वारा (सं० युगल-- 
जुअर---जुआर--ज्वारा) कहाते हैं। भौरे पर ज्वारे को हॉकनेवाला व्यक्ति कीलिया ( « बते के नकुए 
में कीली लगानेवाला) कहाता है। लिलारे की दाई-बाईं ओर ज्वारे के न्‍्यार (> चारा) के लिए एक 
जगह बनी रहती है जिसे लड़ामनी (इग० में होटारा और हाथ० में औटारा) कहते हैं । मौंरे का दूसरी 
ओर का निचला भाग, जहाँ पुर खींचनेवाला ज्वारा रुकता है, नहँची (सं> नामिचक्र) कहाता है। 
भौरे का वह भाग जो लिलारे से मिला हुआ होता है टीक (देश० टिक्क--दे० ना० मा० ४३) 
कहाता है। कीलिया टीक पर ही ज्वारे को कीली द्वारा बते से सम्बन्धित कर देता है। इस क्रिया को 
कीली लगाना या कीली देना कहते हैं। टीक से मिला हुआ भाग डीक या उठनि कहाता है | यह 
टीक और नहँची के बीच में होता है। उठनि नाम के स्थान पर बैलों के आते ही बरत तनती है और 
पुर कुएं के पानी के धरातल से ऊपर उठ जाता है। कीली लगानेवाला और पारछे में पुर लेनेवाला 
व्यक्ति पैरिहा भी कहाता है | 

१६-नहँवी के तीन भाग होते हैं--(१) कॉघनी २) ठेका, (३) नरकटा या अन्ता । 

नहँची और मुख्य भौरे के बीच में पड़ी लकड़ी धरती में गाड़ दी जाती है। इस चिह्न से 
जो स्थान चिह्नित रहता है वह कोंबनी कहाता है | इससे आगे की ओर का स्थान ठेका बोला जाता 
है | ज्वारा जब ठेके पर आ जाता है तमी पुर पारछे में आता है। बैलों का ज्वारा जब पीछे को 
हटकर कौंचघनी पर आा जाता है तभी कीलिया कीली निकाल लेता है। कीली निकालने को 

'कीली लेना” कहा जाता है। ठेके पर पहुँचकर बैल अपनी गर्दन को आगे कर देते हैं| उस समय 

उनके सिर नहँची की दीवाल के बिलकुल पास आ जाते हैं। उतत दीवाल को नरकटा या अन्ता 
कहते हैं । क्योंकि उत स्थान पर बैलों की नार ( >गद॑न) मँचेड़े (एक प्रकार का चौखटठा जिसमें 
ज्वारे की गदनें रहती हैं) से कटने (<+ दुखना) लगती है। मौरे की दाहिनी और बाई ओर एक 
रास्ता बना रहता है, जिसमें होकर ज्वारा नहँची की ओर से लड़ामनी की ओर आता है। उस 
रास्ते को पाढ़ि (इग० में पाईंड. खैर में पागढ़ और नोंह० में गोनी) कहते हैं | हेमचन्द्र ने पायड 
(दे० ना० मा० ६।४०) शब्द का उल्लेख किया है । 

0१०-मँचेड़े के अद़्--मँचेंड़े की ऊपरी लकड़ी मचेंड़ा और नीचे की तरोंबी कहाती 
है। इन दोनों के बीच में दो लकड़ियाँ ठुकी रहती हैं जिन्हें पचारी कहते हैं। लोकोक्ति प्रसिद्ध है--- 

“जूआ संग पचारी बोली, बोले चारी स्याल। 
बिना दई माया न मिलेगी विथाँ बजावत गाल |”* 

पारियों को मँचेंड़े और तरौंची से कसा हुआ रखने के लिए उन पर रस्सियाँ बाँध देते हैं 
जो बन्देजा या बंधना कहती हैं। मेँचेंडे के ठीक मध्य भाग में ऊपर को कुछ उभरा हुआ स्थान 
सतिया कहाता है, जिस पर बर्तड़े 





संचंडा ! ह 

ः का बना हुआ जोगा (हाथ में 

सर्विक सी नहत्तान्न्मोटे रसे का एक 

८ 8 कं... फन्दा) पड़ा रहता है। बर्त के 
2; जिया कक्‍्ज्जु)र मंबैश पछरे की नक्‍्की को जोगे में पिरोते 
की |] । 2 ' खेल. है. ओर फिर उसमें कीली (खैर 


में कीज्री भी) लगा देते हैं। 
गलल्न्सक्क्क्लजजड52- करी मैँचैड़े के सिरों के दोनों छेदों में 
किक घुंडीदार दो लकड़ियाँ पड़ी रहती 
) मचैड़े की दोनों पचारियाँ चार सूराखों में फँसी रहती हैं। जूए के साथ पचारी और 

चारों सूराख कहने ऊछगे कि जाते बनाना च्यथथ है। बिना भाग्य के सम्पत्ति नहीं मिलती । 








ााा 
2 


) 


हैं जो सैल् या सैला कहाती हैं | किसी-किसी मँचेंड़े की सैलों के ऊपरी सिरे के छेद में एक पतली 
ओर छोटी लकड़ी फँसी रहती है ताकि सैल मँचेंड़े के सूयाख में से निकल न सके । उस छोटी लकड़ी 
को झुलहुल (खैर में सँदेल और अनू० खुनेत) कहते हैं। सैलों में चमड़े की चौड़ी पटारें-सी भी 
पड़ी रहती हैं, जिन्हें बैलों की गर्दन में बाँवते हैं | ये पटारें जोता (सं० योकत्र) कहाती हैं । 

, $११-पेर चत्ताना ओर बन्द होना--और चालू करने को पैर जोरना (देश० पएर---दे० 
ना० मा० ६।६७ + सं० योजन युज्‌ से) कहते हैं | पैर जब बन्द कर दी जाती है तब वह पेर मुकरना 
(सं० मुक्तकरण--मुकरना) कढ्ाता है | पैर मुकराते हुए परछिश्रा कहता है-- 

“पैर सुकरि गई भजिलेड राम । 
गऊ के जाये करी आराम ॥”१ 
चलती पैर के पुर-बते के संबन्ध सें एक पहेली भी प्रचलित है-- 
“साँप सरके बीछू लपके, नाहरिया घुर्राय । 
कहियो राजा भोज ते, जिआ्र कौन जिनाबर जाय |[?*९ 
पारछे की दाईं याँ बाई ओर एक गडडढे में सी कंकड़ियाँ पड़ी रहती हैं जिन्हें गोट कहते हैं । 
गोटों से ही पुरों की गिनती की जाती है । भरे हुए पुर को बैल खींच रहे हों, लेकिन वह किसी कारण 
पारछे में न आ सके तो मँचैंड़ा हटकर बर्त के साथ भिन्नाता हुआ (बड़े प्रबल वेग से चलता हुआ) 
पारछे की ओर आता है और परछिए के सिर पर लगता है । इसे भँचेंडी बोलना या मँचेड़ो बाजना 
कहते हैं | मँचेंड़ी बोलने पर परछिआा बच नहीं सकता | खुजे में इसी को बते टटना भी बोलते हैं । 
कबीर ने एक स्थान पर इस ओर संकेत किया है | ह 
0१२--खेत में पानी लगानेवाला व्यक्ति पल्‍्लगा (पानी + लगानेवाला) कहाता है | पैर का 
कण मर ए :श्ु पानी जिस रास्ते से बहता हे, उसे रहा या बर्‌हा कहते है | 
3 .»] खेत को जिन छोटे-छोटे हिस्सों में पानी भरने के लिए बाँट 





शी 


| आ 


लिया जाता है, वे क्यारी (सं० केदारिका) कहाते हैं | खेत की 
चौड़ाई में जितनी क्यारियाँ बनी रहती हैं, वे सामूहिक रूप में 
कियारा कहाती हैं | बरहे में से खेत में पानी ले जाने के लिए 
जो रास्ता बनाया जाता है उसे मुहारा कहते हैं | जब पानी 
क्यारी में इतना भर जाय कि उसकी मेंड़ों पर से उतरने लगे 
तो भराई की उस दशा को गल्ञकटा कहते हैं। फाबड़े से मिट्टी 
खोदना पम्रिहाई कहाता है। पललगा जब पानी रोकने के 
लिए फाबड़े से मिट्टी रखता है, तब वह क्रिया थापी लगाना 
कहाती है | जब गीली मिट्टी को हाथ से उठाकर मेंड़ पर किसी 
जगह रखा जाता है तब उस क्रिया को चोंपी घरना या चोंपी 
लगाना कहते हैं। बरहे में पानी जब बहुत तेज धार में बहता 
है, तब उसे रेला कहते हैं । 


पर 
भर सर हि 
द् 
ध्थी 5 % 
4 ५ कफ 
६ ओो 
। अओ 
कप है 
रु 
बल यु 
&ु 


पिरममककम+न्मा्»-५्कम कार नी जले मलनननडानट लय व. कए-म-॥ हुटुक 5नके उपरके जनक ७3७ 20 एकल बाण मकर २१०, 05० हक अन्‍्टा- (कक 
ष ४; मय 
कु ढई, ही गा ड डू . अआ८.# डा 








१ चैर बन्द हुईं; अब राम को भजों । हे बेछी ! अब तुम आरास करो । 

२ बत रूपी साँप सरकता है, पुर रूपी बिध्छू छपकता है ओर नाहर की घुर्रहट की 
भाँति गरी आवाज़ करती है । राजा भोज से पूछिए कि उक्त रूपमें यह कीन-सा जानवर जा रहा है ? 

३ “टूटी बरत अकास थें, कोई न सक्‍के फेक ।” 


--ऋबीर-म थावली; नागरी प्रचारिणी समा, बनारस; सूरा तन को अंग, दो० ३२। 


३ 


अध्याय ३ 
परोहा 

6१३--यदि किसान का खेत ऊँचे धरातल पर होता है तो उसे पानी चमड़े के एक थेले द्वारा 
ऊपर फ्रेंकना पड़ता है। वह यैला परोहा (सं० ग्रारोहक--पारोहअ-परोहा), बोका (खुजें में) या 
भोका (सादा० में) कहाता है | परोहे की आकृति तो बड़े (एक थैला-सा जो चमड़े का बना हुआ होता 
है तोबड़ा कहाता है। इसमें प्रायः घोड़ों को रातिब या दाना खिलाया जाता है) से मिलती-जुलती 
होती है | इसीलिए बाण ने ह॑चरितः में तोबड़े के अथ में ग्रारोहक! शब्द का उल्लेख किया है ।' 

९१४--उतरे हुए पुराने पुर का चमड़ा पुढ़ेंड़ा कहाता है । परोहे प्रायः पुढ़ेंड़े में से ही बनाये 
जाते हैं | लकड़ी या लोहे का एक गोल वेरा कोंडरी (सं० कुण्डलिका) कहाता है | सन की डार को 
पँजा, पौना या पैंडआओँ कहते हैं। पैंठएँ से चमड़े को कौंडरी पर सीं द्या जाता है | यह क्रिया गाँठना 
कहाती है। परोहे के पीछे के भाग में दोनों कोनों पर चमड़े के ठुकड़ें लगा दिये जाते हैं जिनमें 
जोतियाँ (रस्सियाँ) पड़ जाती हैं। चमड़े के वे ठुकड़े कनौछ्छे (हाथ० में कबकडए) कहाते हैं। परोहे 
के आगे दाई-बाई ओर चमड़े के दो छुल्ले गाँठ दिये जाते हैं, जिन्हें नक्कियाँ कहते हैं| जोतियों या 
जेबरियों के सिरों पर चार-चार अंगुल लम्बी लकड़ियाँ बँधी रहती हैं, जो मुठिया कहाती हैं। परोहिया 
(परोहे डालनेवाला) परोहे डालते समय मुठिया को अपने अपने हाथ की उँगलियों में फैसा लेता 
है | एक परोहे पर दो आदमी रहते हैं। दोनों परोहिये जिस जगह खड़े होकर परोहे से पानी ऊपरी 
धरातल पर फेंकते हैं, वह जगह नाँदा (खैर में नंदा) कहाती है| नाँदे की दाई-बाई लग (तरफ) 
जहाँ परोहियों के पाँव रहते हैं, वह स्थान पेंता (सं० पादान्त--पायन्त--पेत--पता) कहाता है। 
नाली (पानी बहने का रास्ता) और नाँदे के बीच की ऊँची-सी मेंड़ पर नरई (गेहूँ के पौधों का सूखा 
तना) का बुना हुआ एक जाल-सा डाल देते हैं, ताकि पानी से वहाँ की मिट्टी बहने न पावे। उस 
जाल को किरा कहते हैं | पानी की वेगवती धार, जो ऊँचे से नीचे गिरती है, दल्ता या दाल कहाती 
है । परोहे के संबन्ध में निम्नलिखित पहेली प्रचलित है-- 

“सींग टेकि के पानी पीबे, उठाइ पँँछु उड़ि जाइ | 
ज्ञानी होइ सो अरथु लगावे, मूर्ख होइ उठि जाइ |” ९ 


हथेली में से आगे की ओर निकली हुई उँगलियों के बीच में जो थोड़ी-सी जगह होती है, 
उसे गाई कहते हैं | जेबरी (रस्सी) और मुठिया की रगड़ से परोहिये की गाई में जो निशान बन 
जाते हैं, वे घाँटन या घिटना (सं० घट्टन) कहाते हैं| संस्कृत में इनके लिए “'किण” शब्द भी प्रयुक्त 
होता था। महामारत और शकूंतला नाठक में इसका उल्लेख हुआ है।२ 





१ “प्रिवद्धकाकृष्यमाणाधजग्धग्राभातिकयोग्याशनप्रारोहके ।” 
--बाण : हपचरित, निण य सागर ग्रेस, पंचम संस्करण, १६२५, पू०२०५। 
अर्थात्‌ प्रातःकाल घोड़ों को व्यायाम (प्राभातिक योग्या) कराने के बाद जो रातिब दिया गया 
था, उसके तोबड़ों (प्रारोहक) को परिवद्धकों ने आधा खाने की दशा में ही उतार लिया । 
--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : हषचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ०१७४४। 


२ परोहे के अग्रभाग के दोनों सिरे सींग हैं। जब परोहे में पानी मरा जाता है तब दोनों 
सिरे ही पहल पानी में डबते हैं। जब उसमें से पानी ऊपर छाकर फेंका जाता है तब उसका 
(परोहे का) पिछुछा भाग ऊपर कर दिया जाता है । उसी को पूँछ उठाना कहा गया है। 


3 “वल्य इछादयिष्यामि बाहू किणकृताविमों ।” 

--महाभारत, सातवलू कर संस्करण, विराट पद, पांडव प्रवेश पर्व, अ० २। इलो० २६ 
“ज्ञास्यसि कियद्‌ भ्ुजों में रक्षति भौर्वीकिणांक इति ।” 

“कालिदास : अभिज्ञान शाकूतर, निण ये सागर प्रेस, पंचम संस्करण, १॥१३२ 


( ७ ) 
अध्याय ४ 
ढेंकली 

0१४--छोटे-छोटे खेतों की भराई एक बलली और रस्सी की सहायता से की जाती है | बल्‍्ली 
ऊपर-नीचे आती-जाती है | उसकी सहायता से पानी से भरा डोल ऊपर आता है। कुएँ पर लगा 
हुआ लड़की का ऐसा ढाँचा ढेंकल्ी, ढेंका या ढेंकी कहाता है। हेमचन्द्र ने दिंका)? (दे० ना० 
मा० ४।१७) शब्द देशी माना है। 

$१६--एक प्रकार का कच्चा कुआँ, जिसके अन्दर बनोटों या बनकटियों (कपास के पौधों 
की पकी और सूखी लकड़ियाँ) का बना हुआ घेरा लगा रहता है, अजार कहाता है। अजार के किनारे 
के सहारे लकड़ी का एक मोटा और भारी तखुता रक्खा जाता है, जिस पर कि ढें किया (ढेंकली चलाने 
वाला) अपना एक पाँव जमाकर ढेंकली चलाता रहता है | उस तख्ते को पाँड़ा (सं० पादपद्ट) कहते 
हैं। जिन दो लम्बी बल्लियों के ऊपर पाँड़ा जमाया जाता है वे चुचामन कहाती हैं | चुचामन और 
अजार के बीच में जो भाग होता है, उसे मिरी कहते हैं । 

९१७--ढेंकली के अंग--देंकली के मुख्य अंग ये हैं--(१) थूमा (२) बल्ली (३) कीली 
(४) बरही या लेजू (५) कड़वारा । 

लकड़ी का एक लट्ठा या खम्भा, जिसके सिरे पर एक लम्बी-बल्ली घूमती है, थूमा (राज* में 
गेड़ा) (सं० स्तम्भ) कहाता है। मिद्ठी का बना हुआ खम्भा-सा सितौना कहाता है। थूमा प्रायः दुसंखा 
होता है| जहाँ दोनों संख मिले रहते हैं, वह जगह गाभा कहाती है | दोनों संख चिरैया भी कहाते 
हैं | चिरियों के बीच में छोटी-सी एक लकड़ी लगी रहती है जो बलल्‍ली के छेद में आर-पार होती है। 
उस लकड़ी को कीली, नत्ना, लबना (राज० में) या गिल्लो (सादा० में) कहते हैं। गिल्ली के ऊपरी 


कक 





[ रेखा-चित्र ३ | 
सिरे पर एक रस्सी बँधी रहती है, जिससे कुएँ का पानी खींचा जाता है | उस रस्सी को बरही, लेजू, 
लेज (अनू० में) या छुनारी (राज० में) कहते हैं (सं० रज्जु--प्रा० लज्जु*--लेजू ) । 


१ “हँका हु : कूपतुछा चेति दुय्था ।?! 

--हेमचन्द्र : देशीनाममाला, पूना संस्करण, १६३८, पए० १६५ । 
३ स्‌ं० रज्जु--प्रा० लज्जु या लजुक--- 

“+प असह महण्णवो, ४० ८६६॥। 


( ८) 


6१८--मिट्टी का एक बतेन जो आकार में घड़े 
के बराबर होता है कड़वारा कहाता है। लेजू के सिरे 
टँ पर एक विशेष प्रकार का फंदा लगा रहता है, जिसे 
का साँफा या फाँसा (सं० पाशक) कहते हैं। उसी फाँसे में 
2 '। कड़वारे की गदन फाँस ली जाती है। ढेकली की बल्ली 
' । के नीचे की ओर सिरे पर एक भारी कंकड़ या पत्थर 

बँधा रहता है जो थूआ कहाता है | 
९१६--जब  ठेंकिया उत्ताइतोौ (जल्दी-जहदी) 
कड़वारे से पानी ढालता है, तब उसे गमागम ढार 
कहते हैं। गमागम दार से पानी की धार का तार 
नहीं टूटता। किसी-किसी बल्ली के सिरे पर बाँस की 
एक पतली छुड़ बँधी रहती है; उसे पल्लइया या पँचागली 

[चित्र ३] कहते हैं । 


कनननलममककनन« बना अधशन्-न-न»का.. 





अध्याय ४ 
रोंदा 

8२०--सिंचाई के काम में आनेवाला नदी के किनारे पर खोदा हुआ वह कुश्राँ, जिस में पानी 
एक नाली द्वारा नदी से ही आता है, रोंदा कहाता है। रौंदे कुएँ लगभग १५-२० हाथ गहरे होते हैं । 
जो रौंदे बहुत कम गहरे होते हैं, उन पर पैर नहीं चलती, बल्कि परोहों से ही पानी डाला जाता है | 
जिस कुएँ का पानी सूख जाता है, उसे अपघउआ (सं० अंधकृूपक--अंध ऊवअ---अऑँधउआ) कहते 
हैं। बरसाती या छोटी नदी के किनारे पर के रैंदे भाइटों (औष्म काल) में सूखकर आऑँधउए बन 
जाते हैं | 

6२१--रौंदे का पारछा डराय कहाता है | वे दो मोदी लकड़ियाँ, जिन पर मौंगर या 
डाँगर सधी रहती हैं, ठड़िये कही जाती है अर्थात्‌ पैरे कुएँ की जिस लकड़ी में चूरिये या चूरे गड़े 
रहते हैं, वही मोंगर कहाती है | मौंगर और डराय ठड़ियों पर ही जमाये जाते हैं | बन या अरहर की 
लकड़ियों' से डराय बनाया जाता है | 

९२२--नदी का पानी जिस नाली में बहकर रौंदे में आता है, उस नाली को नह॒रा या नहला 
कहते हैं | नहले में बहता हुआ पानी जिस छेद के द्वारा अजार (कुएँ में लगा हुआ बन की लौंदों--- 
लकड़ियों---का बना हुआ घेरा) में पहुँचता है, वह छेद अजरुआ कहाता है | रौंदे की बालूदार मिट्टी 
को बरुआ कहते हैं | रैंदे के पानी का बरहा (पानी का रास्ता) नत्लिया कहाता है | रौंदे के अंदर की 
मिट्टी को गिरने से रोकने के लिए. अजार बहुत काम देता है। वास्तव में रौंदे का जीवन अजार पर 
ह्द हे है। रौदे के पैंदे पर स्थान का जहाँ अजार जमाया जाता है, थरी (सं० स्थली) 
कहाता है | 9 


आह 


विभाग २ 
रे + गे 
जुताई, सुहगियाई और खुदाई सम्बन्धी साधन, यंत्र और उपकरण 
अध्याय ६ 
हल 
५२३--खेत जोतने का एक विशेष यंत्र हर (सं० हल) कहाता है। वैदिक संस्कृत में हल के 
लिए सीर, बृक और लांगल शब्द भी प्रचलित थे |१ 
हल के मुख्य भाग ये हैं--(१) कुड़, (२) पनिहारी, (३) हसे, (४) फारा या कुस । 
$२४--७ड़ और उसके अंग--ऊड़ हल का प्रधान भाग है। यह ऊपर एक मोटे डंडे की 
तरह होता है | इसका निचला भाग बहुत मोटा और मारी होता है | कुड़ के ऊपर सिरे पर एक छोटा-सा 
छेद होता है जिसमें एक छोटी (८-१० अंगुल लम्बी) लकड़ी ठुकी रहती है जो हतकरी (हाथ*० में), 
हतटी, हृतिया, मूँठ या मुठिया कहाती है | हल चलाते समय किसान का हाथ मुठिया पर ही रहता 
है | एक लम्बी रस्सी, जो हल के भीतरे (>बाईं ओर का) बैल की नाथ (बैल की नाक में पड़ी हुई 
रस्सी) में बँधी रहती है, हरपगहा, हरपघा (सं० हलप्रग्रह--हरपगहा--हरपघा) या हरबागा (सं० 
हल-वल्गा) कहाती है। हरबागे का एक सिरा नाथ में बँधा रहता है और दूसरा हल की मुठिया 
में | मुठिया अर्थात्‌ हतकरी के संबंध में लोकोक्ति प्रचलित है--- 


“सब भमइयनु ते बोली हतकरी । मोते काहे करी मसखरी | 
सबते ऊँचौ मेरी ठाठ | मौपे रहै मर्द को हाथ ॥”*९ 
0२४--खेत बोते समय एक विशेष प्रकार के कुड़ में नजारा (++ एक .पोला बाँस जिसमें 
होकर अनाज का दाना कूँडढ़ में डालते जाते हैं) बाँध देते हैं। वह कुड़ नाईं कहाता है | 
फाले से बनी हुई रेखा को कड़ (सं० कुएड--हिं० श० सा०) कहते हैं । वैदिक साहित्य में कूँड़ के 
लिए सीता” शब्द का प्रयोग हुआ है ।३ ननन्‍्ददास ने भी अनेकार्थ'-मंजरी में सीता को कृषि की देवी 
बताया है ।४ बीज बोते समय किसान संगुन मनाते हुए ऐसा कहते हैं -- 


“भजि सीता सीता में डारी | गऊ के जाये पूरी पारो ॥”?५ 


१ “थे वकेणाश्विना वर्पतेष दुहन्ता मलुधाय दखा ।--ऋक ० १॥११७॥२१ 
“चको र्ांगल भवति । विकत नात्‌ | रांगल रूगतेः | छांगूलबदवा ।” 
--यास्क, निरुक्त, नेगम कांड, ६।२६ 
“छांगल पवीरवत्‌ सुशोम सोम सत्सरू ।--अथव० ३॥१७।३ 
अर्थात्‌ हर कल्पाणकारी, तेज ओर मुझिया सहित है । 
“झुन्न कृषतु लांगलम्‌ ।?---अथवे० ३॥७।६ 
२ हतकरी अपने सब भाइयों से कहने छगी कि तुम मुझसे दिल्‍्लगी-सजाक क्‍यों करत हो ? 
मेरा पद सबसे अधिक ऊँचा है ओर मेरे ऊपर सदैव मर्द (हू जोतनेवाला) का हाथ रहता है। 


3 “दीजाय वा एपा यो नेष्क्रयते यत्‌ सोता यथाह 
बा अयोनो रेत: सिचेदेव तद्यदऊष्टे वपांते ।“--शत० ७२२० 
< “सीता कृषि की देवता जेहि जीवै सब॑ कोइ ।” 
--उमाशहड्ूर शुक्ल (स्‌ू०) : ननन्‍्ददास भाग २, ४० ४६८ । 
७५ सीता का नाम लेकर बीज कँड में डालो । हे गी के पुत्रो |! हमारी आवश्यकताओं! की 
पूति' के लिए अन्न उगाओ । 


( £० ) 


6२६--हल के कुड़ के निम्न भागवाले छेद में एक भारी ओर नुकीली-सी लकड़ी उुकी रहती 
है जिसे पनिहारी कहते हैं। पनिहारी के ऊपर लोहे का एक नुकीला ओजार होता है, जिसे फारा या 
कस (खैर और इशग० में) कहते हैं (सं० फाल'--फार--फारा) । छोटा ओर पतला फाला 
फरिया या कुसी कहाता है। फरिया के लिए ऋग्वेद (१०३१६) में स्तेंग! शब्द आया है।* 
लोहे के हल के चोड़े फाले को परिया कहते हैं । 
पनिहारी और फाले के सम्बन्ध में निम्नांकित कहावतें प्रचलित हैं :-- 
कुड़ ते यों बोली पनिहारी | धरती बीच करूँ निरवारी ||? 
६ 4 |: 
“छाती ठोकि कहे यों फारी | पनिहारी सुन काम करारौं ॥ 
तू मेरी आसिरता नारी। कबहुँ न तेंनें दूब उखारी ॥ 
मैं तो मूँड़ अगिन में दें | समनक चोट घनन की लैंड ॥९ 
6२७--नाई की पनिहारी जबुरिया (कोल में), गुड़िया (इग० में), घुड़िया (हाथ में), 
खुड़िया (खैर में) या पड़ोंथा (खुजें में) कहाती है। जब॒ुरिया आकार में हल की पनिहारी से छोटी 
होती है | जबुरिया के ऊपर घाई (एक तरह की लम्बी मिरी) में फरिया ही लगाई जाती है, फारा 
(फाला) नहीं | 
0२८--पनिहारी के अंग--पनिहारी का ऊपरी भाग, जो कुड़ के नीचे वाले छेद में ठुका 
रहता है, चूरा या पया कहाता है | पये का सिरा कुड़ के छेंद में पीछे की ओर कुछ-कुछ निकला 
हुआ दिखाई देता है। कुड़ के छेद में पीछे की ओर पये के ऊपर एक फाना (मोटी और छोटी एक 
लकड़ी) लगता है जिसे पचमासा कहते हैं | यह पये को कसा हुआ रखने के लिए. छेद में ठोका 
जाता है। यदि पच्रमासा किसी तरह से ढीला हो जाता है या निकल जाता है तो पनिहारी भी कुड़ के 
छेद में से निकल जाती है | पनिहारी का टूटकर निकल जाना हर उसिल्ना कहाता है। खेत जुतते 
समय यदि हल उसिल जाता है तो पनिहारी आगे की ओर निकल जाती है और पचमासा पीछे की 
ओर कूड़ में गिर जाता है | लोकोक्ति प्रचलित है :-- 
“बोल्यौ मइ्यनु ते पचमासौ | राई तिलभर घ़ँ न मासौ || 
जौ पनिहारी संग बिछोवै | बन्दौ सरकि कूँड़ में सोवै ||”? 


) “शुन नः फाला विकृषन्तु भूमिम ।--ऋक ४।४७८ 
अर्थात्‌ हमारे फारे अच्छी तरह से घरती को जोते । 
“क्ृषन्नित्‌ फाल आशित कृणोंति ।”-.-ऋक० ३०।११७।७ 
अथांत्‌ खेत जोतता हुआ फाला ही अन्न पैदा करता है । 
९ ०स्तेगो न क्षमत्येति प्रथ्वीस्‌ ।--ऋक० ३०३१६ 
अर्थात्‌ फरिया (छोटा फाला) भूमि में प्रविष्ट होकर उसे खोदती है । 

२ पनिहारी कुड़ से कहने छुगी कि मैं घरती का विभाजन करती हूँ । 

४ फाछा छातो ठोककर (साहस और विश्वासपूवेक) पनिहारी से कहने रूगा कि तू सेरे कठिन 
कार्यों को सुन। तू नारी है और मेरी आश्रिता है। तूने कभी घरती की दूब (एक प्रकार की घास) भी 
नहीं उखाड़ी । किन्तु मैं साहस के साथ छुहार की भट्टी की आग में अपना सिर देता हूँ और फिर 
निहाई पर घनों की चोट अपनी छाती पर भेलता हूँ । 

* पचमासा अपने सब भाइयों (हल के अज्ज) से कहने छगा कि मैं न राई था तिल भर 
घटता हूँ और न माशे भर, अर्थात्‌ एक-सी स्थिति में रहता हूँ । यदि पनिहारी मेरा साथ त्याग देती 
है तो बन्द भी तुरन्त कुड के छेद में से निकलकर कूँडू में सो जाता है। 


( ११ ) 


(२६--चूरे के सिरे पर एक छोटा-सा छेद होता है | उसमें एक छोटी-सी पतली लकड़ी 
ढुकी रहती है जो छेद के आर-पार रहती है। वह गोखरू, सु देल या पछेली (खैर में) कहाती है । 
6१३०--हँस और उससे सम्बन्धित वस्तुएँ--एक छोटी वलली-सी जो कुड़ के बीच के 
छेद में ठुको रहती है हुस या हस्स (सं० हलीषा -हलि + ईषा -- हल का दंड) कहाती है। खेत में 
हल जोतना आरम्भ करते समय कुछ किसान निम्नांकित पंक्तियाँ बोलते हैं--- 
“रामुई हरु ओर रासु हतकरी राम नाम कौ फारौ | 
जो ठाकुर जी महरि करें ऊले किसान को ज्वारोी ||?" 
हर के ऊपरी सिरे की ओर चार-चार अंगुल लम्बी लोहे की तीन खुंटियाँ (कीलें) गड़ी 
रहती हैं, जिन्हें गूल, खरए या डील (सिकं० में) कहते हैं | बैलों के जूए. के बीच में चमड़े की पटार 
का बना हुआ एक फन्‍्दा-सा पड़ा रहता है जो नरा, नारा (खैर में), नागोड़ा (इग० में) या नड़ा 
(खुजें में) कह्ाता है। छोटे नरे को नराउत्नी भी कहते हैं | हल के ज्वारे (बैलों की जोट ८ दो बैल) 
के जुए को साथने के लिए. नराउली काम आती है| नरा या नराउज्ली (सं० नदूधी) को हस॑ के खस्त्ं 
में हिलगा देते हैं | हस में प्रायः तीन खरए होते हैं | यदि नराउली पीछे के खरए में लगा दी जाती है 
तो हल सेहा (सं० सेध + क--सेहा <- खड़ा) हो जाता है और यदि सबसे आगे के खरए, में लगा दी 
जाती है तो हल करार (सं० कराल--करार >कड़ा) हो जाता है। करार हल को करो हर भी 
कहते हैं | सेहे हल का फाला धरती में ऊपर ही ऊपर चलता है, गहरा नहीं | करार हल धरती में 
घुसकर कूँड़ बनाता है। मेरठ की कौरवी बोली में 'करार! के लिए कराक्न' ही कहा जाता है। नरा- 
उली और खरओं के सम्बन्ध में कहा जाता है कि-- 
नराउली खरएनु ते बोली करिकरि लम्बी नारि। 
तुम संग बीरन ! हर के करिदेंडे सेहाौ और करार ॥* 
अगले खरए से भी आगे यदि नरे से जूआझ बाँध दिया जाय तो हल बहुत गहरा और 
कड़ा चलता है जिसे गरारा करना कहते हैं । 


१३ १-जब किसान खेत से हल को जूए पर उल्टा लटठकाकर लाता है तब उसे हरसोट 
(सं० हलीषा >< योक्‍त्र) ल्ञाना कहते हैं | इस प्रकार की प्रक्रिया में हल की पनिहारी को जूए में हिलगा 
दिया जाता है और हसे धरती पर घिसटती हुई लाई जाती है । 

३३२--हसे के नीचे के सिरे को कुड़ के मध्य भाग में ठोककर उसके सिरे के छेद में एक छोटी 
लकड़ी आर-पार ठोक देते हैं, जिसे गोखरू या बढ़ेर कहते हैं | पये के गोखरू की भाँति ही बढ़ेर 
काम करती है। कुड़ के आगे की ओर हसे के ऊपर के छेद में एक लकड़ी ठुकी रहती है, जिसे गाँगरा 
कहते हैं | हस के नीचे उसी छेंद में एक ओर लकड़ी ठुकती है जो पाता, करारी (खैर में) या कराई 
(हाथ० में) कहाती है । गाँगरा और पाता कुड़ के छेद में आगे की ओर होते हैं। इन दोनों के 
बीच में हर्स का नीचे का सिरा रहता है। यदि हसे के नीचे से पाता निकाल लिया जाय और ऊपर 
का गाँगरा छेद के अन्दर और अधिक ठोक दिया जाय तो हल खेत में सेहा चलने लगता है। 
यदि पाता अन्दर की ओर अधिक ठोक दिया जाता है तो हल अन्निया करार (कराल अनीवाला 
अर्थात्‌ फाले की नोंक को धरती में घुसाकर चलनेवाला) हो जाता है | पाता हल को कड़ा बना देता 


काजल 
अनीिनाणणणणओ 


4 जब राम के नाम के साथ हल, फाछा ओर मूँठ को काम में छाया जाता है तब भगवान्‌ 
की कृपा से किसान का ज्वारा उमज्ग भरता है । 

२ छम्बी गर्दन करके नराउलछी खरओं से कहने छगी कि हे भाइयों ! तुम्हारा साथ पाकर में 
हल को सेहा और करार कर देती हूँ । 


[ आर 5) 


है | करार अ्रनी (८ कड़ी नोंक) का हल गहरा कुँड़ बनाता है। कुड़ के पीछे हर्स के सिरे के नीचे जो 
लकड़ी लगाई जाती है, उसे सेवटी कहते हैं | करारी और गाँगरे को सामान्यतया फाना कह देते 
हैं| हस के ऊपर लगा हुआ गाँगरा यदि कुड़ के छेद में से निकल जाय तो हर्स भी कुड़ से अलग 
हो जाप्गी | गाँगरे की निम्नांकित गवोक्ति में सार है--- 

नाक उठाइकें बोल्यों गाँगरी। सब भइयन में मैं हूँ चाँगरी । 


मु किक 
स् 


जो में लेजाउँ नेंक मरोरा | देखिलेंडे. खैलन के जोरा ॥१ 


$३३--गाँगरा जब ढीला हो जाता है तब हसे हिलने लगती है। उस तरह के हिलने के 
लिए, 'करकना” धातु प्रचलित है | कहा जाता है कि हत्ल-करकता है | लोकोक्ति प्रचलित है-- 











46५० 
पटट277 2 + है + है . 
८( (१4 //: नी 
4 7 !ह पी 8 > हि 7* प्यप्ाः बक्ायरी ब् 
६४४ --फे पाला यो था: 
3 
4 हा 





पानिहारी 7ररी बदल ५2208 ०2! चर] 5226 का 
हु [रेखा-चित्र ४] 


“हसे हँसीली जुआ न नीकौ, और राम कौ नाम पचारी | 


ठाकुर जी की महरि होइ, तो बसुधा नाईँ ररैगी टारी |[”*२ 


0४१४-हेल के जूए में मुख्यतः चार छेद होते हैं । 
अन्दर के दो छेदों में लगभग १२-१६ अंगुल की दो लकड़ियाँ 
लगी रहती हैं जिन्हें पचारी कहते हैं। जुए के किनारे की 
लकड़ियाँ सेलें कहाती हैं । प्रत्येक बैल की गर्दन पचारी और 
सैल के बीच में रहती है । जए (सं० युग) के सिरों पर सैलों से 
सम्बन्धित चमड़े की चौड़ी पद्दी की भाँति जोते (सं० योक्‍त्र) 
रहते हैं जो बलों की गर्दन रोकते हैं । 





[चित्र ४] 


जल अलडफिननकननन> 





| गाँगरा अभिमानपू्वक कहने रूगा कि मैं सब भाइयों में चंगा (हृष्ड-पुष्ट) हूँ । हल चलते 
समय यदि मैं तनिक करवट लेकर निकल जाऊँ तो फिर खैलों (सं० उक्षतर--उक्सयर---उयर-- 
खइ्र--खर--खेछ < जवान बैल; उक्षतर-अष्टा० ५॥३॥६१) की शक्ति अच्छी तरह से देख हल । 
... _ चाहे हस॑ हँ सीलो हो अर्थात्‌ उसे देखकर छोंग चाहे हँसें, जुआ अच्छा न हो और पचारी 
(जुएं में सैछों से भीतर की ओर छूगी हुईं दो रुकड़ियाँ) भी बहुत कमज़ोर हों, छूकिन तो भी भग- 
बानू की झपा हो तो धन-सस्पत्ति अवश्य मिलेगी; वह टालने से भी न दलेगी । 


कक, 
अध्याय ७ 


सुहागा 

$३४--जुते हुए खेत को चौरस करने के लिए उसमें जो लकड़ी का एक चौड़ा और भारी 
तख्ता-सा फेरा जाता है, उसे सुहागा (सं० सौगाखतक्क -शोहस्गअ--सोहागा--सुहागा > खेत की 
भूमि को सौभाग्य या सौंदर्य देनेवाला), पटेला (इग० में), साहिल (जैर और खु्जें की सीमा-सरि 
पर) या हासिर (सादा० में) कहते हैं | छोटा स॒हागा सुहगिया या पटेलिया कहाता है। सुहागे 
में प्रायः चार बैल ओर सुहगिया में दो बैल जोते जाते हैं। सुहागे के सम्बन्ध में पहेलियाँ 
प्रचलित हैं :--- 

“प्रस पाँय घस पाँय। तीन मूँड़ दस पाँय ||?" 


“बारह नैना बीस पग, ओर छुयानबत्रै दन्‍्त । 
हाँ हैकें इतने गये, खोजु न पायो कन्त [7९ 


सल्यगा या पटेला सुहागा फिंरानेवाला व्यक्ति सुहागिया कहाता है । 


6३६--सुहागे के अंग--सुहागे के आगे कुन्दों 
में जो लोहे के मोटे-मोदे कड़े पड़े रहते हैं, वे कोंड़ा कहाते 
हैं| उन कौड़ों में बर्तैंड़े (ते के टुकड़े) पड़े होते हैं, . जो 
जूए को कोड़ों से जोड़ते हैं। बतँड़ों से ही सहागा खिचता 
है | उन बर्तेड़ों को काढ़ कहते हैं। तहसील खैर के गाँवों 
के सुहागों में कुन्दोंकोड़ों की जगह लकड़ी की खटियाँ 
ठुकी रहती हैं जो मरूए या मडए कहाती हैं | 





[ रेखा-चित्र ५] 


अध्याय ८ 
माँफा 
३७--लकड़ी का एक यंत्र, जिससे किसान खेत में मंड़ [तथा किरिया-बरहा बनाता है, 
माँमा या माँजा (सं० मध्यक--मज्मश्र--माँफा-माँजा) कहाता है | 


१ बलने में पाँव बिसते हैं। उसके तीन सिर और दस पाँव हैं। सुहागे को फिरानेवा् 
व्यक्ति का एक सिर और दो बेलों के दो सिर मिलकर तीन सिर हुए। उनके पाँवों की संख्या 
द्स हु 

#यह सुहगिया से सम्बन्धित पहेली है। 

२ सुहागे में चार बैल छगते हैं और दो आदमी सुहागे पर खड़े होकर उसे फिराते हैं। 

इसीलिए नयन बारह, पाँव बीस, दाँत छुयानवै (दोनों आदमियों के ६४ दाँत + चारों बेलों के ३२ 


) कहे गये हैं। ये इतनी संख्या में खेत में होकर जाते हैं, परन्तु निशान-पता नहीं दीखता 


( हैंड ) 


१$८-माँमे मेंचार वस्तुएँ मुख्य होती हैं--(१) माँज्ञा, (२) डाँड़ा या सोलल, (सादा० 

में) (३) जाती, (४) चिरइया । 

नीचे का चौड़ा तख्ता जो खेत की मिट्टी को बटोरता (इकट्ठा करता) है, माँजा कहाता है । 
इस तख्ते के दोनों कुंदों में सन की दो रस्सियाँ पड़ी रहती हैं जिन्हें जोतियाँ कहते हैं। " दोनों 
जोतियों को आपस में मिलाकर फिर आगे की रस्सी में एक छोटी-सी लकड़ी बाँध देते हैं, जिसे 
चिरैया कहते हैं। माँजे के बीच में लाठी की माँति 
का एक डंडा जड़ा रहता है जो सौत या डॉड़ा 
(सं० दर्डक) कहाता है। किसी-किसी माँजे के डाँड़े के 
ऊपरी सिरे के पास एक लकड़ी ठकी रहती है जिसे 
हतिया कहते हैं | छोटा माँजा मेँ जिया कहाता है। 

0१६--खेत में माँजे से जो काम किया जाता 
हे वह माँजे करना कहाता है। माँजे करनेवाले 
व्यक्ति को माँजिआ कहते हैं। जोतियाँ पकड़कर 
खींचनेवाला खेंचा कहाता है। माँजिआ और खैंचा 
मिलकर ही बरहा, किरिया और किबारे बनाते हैं। 
बड़े आकार की किरियाँ (क्यारियाँ--सं० केदारिका) [ रेखा-चित्र ६] 
नख या पेत्न कहाती हैं | बम्बे की भराईवाले खेतों में प्रायः पैलें ही बनाई जाती हैं | खेत के बीच में 
बने हुए बरहे को मंझ्ला या लड़ रा (सादा० में) कहते हैं । 





अध्याय ९ 
खुदाई के यंत्र 
०४०-खुदाई में काम आनेवाला लोहे और लकड़ी से बना हुआ एक ओऔज्ञार पामरा, 


खुदाई के दो ओऔजार 


9९ 
००2६२ ६. 





[ रेखा-चित्र ७, ८] [चित्र ४] 
पाबरा (कौल और हाथ० में), फाबड़ा (खुजें में), कस्सा, कसल्ा (अनू० में) या क्ुदुरा कहाता 


( 2१४ ) 


है| छोटे फाबड़े को कसिया या कुद्रिया (सं० कुद्ालिका) कहते हैं | डेढ़-दो वालिश्त लम्बा एक 
ओज़ार खुरपा, खुरपी या खुरपिया (सं० क्ुरप्रिका) कहाता है। 

038१--काबड़े के अंग--फाबड़े का वह अंग जो लोहे का होता है ओर जिससे धरती 
खुदती है, खुद्दा या कुरदा कहता है | खुद्दे के पीछे का ऊपरी भाग जो गोल होता है मूंद (सं० 
मुदूग) कहाता है | एक मोटा और छोटा डंडा-सा, जो मूँद में ठुका रहता है, बेंट कहाता है । मूँ 
में एक पत्तों लगी रहती है; उस पत्ती के ऊपर खुद्दे को जमाकर लोहे की मजबूत कीलें विशेष ढंग से 
जड़ी जाती है| उत्त क्रिया के लिए झंडना धातु का प्रयोग होता है। यह अंग० “रस्विटिग? के अर्थ 
में है। इसी अर्थ में ठरना (कास० में) धातु भी प्रचलित है । 

$७२--मूँद में ठुका हुआ बेंट यदि हिलता है तो उसे ढिह्ला बेट कहते हैं (सं० 
शिथिल--प्रा ० सिदिल--ढिलल्‍्ला) | 

8७३-खुरपी के अंग--जोहे की चोड़ो ओर लम्बी पत्ती सी पाता कहाती है। पाते का 
अग्र भाग जिसकी पैनी घार से घास खुदती है अगशेश्व कही जाती है| पाते का पतला ओर 
नोकीला भाग, जो बैंट के अन्दर घुसा रहता है, चँचोदा, चखुआ (खैर में) या चूका कहाता हे | 
बट के चूकेवाले सिरे पर लोहे की एक गोल पत्ती चढ़ी रहती है «जिसे स्थाभ या स्यान कहते हैं। 
खुरपी का चँंचौदा इतना महत्वपूर्ण शब्द है कि इसके आवार पर एक मुड़वरा भी प्रचलित है-- 
कोई मंझट जब पीछे लग जाता है तब चँचोदा लग जान! मुहावरे का प्रयोग होता है । 


विभाग ३ 
उगी हुई खेती की रक्षा के साधन और उपकरण 
अन्याथ २० 


6७४--साग, तरकारी, तरबूज और कॉकरी (ककड़ी) आदि की खेती बारी कहाती है। 
बारी की रखाई (रखवाली) रात के समय करना बड़ा आवश्यक है। बारियों में किसान आदमी का- 
सा एक पुतला बनाकर खड़ा कर देते हैं, ताकि रात को जानवर बारी उजाड़ने (बर्बाद करने) न 
था सकें | उस पुतले को ओकपा (कोल में), बिदूका (इग० में) या बिजका (हाथ० और सादा० 
में) कहते हैं। इसके लिए संस्कृत में 'चंचा! शब्द प्रयुक्त हुआ है |" 

९७४--ओकपे छे अंग--अऔकपे के ऊपर मिट्टी का एक काला बत॑ंन आधा (उलटा) करके 
रख दिया जाता है। वह दूर से सिर जैसा मालूम पड़ता है | उस सिर को शुम्होंड़ा (सं० गोमुंड) , 





अत 


१ पाशिनि के सूत्र 'छम्मजुप्ये! (अष्श ० ५३६८) का अर्थ करते हुए सिद्धान्तकोमुदीकार 
ने छिला है---/चंचातृशमयः पुमाव्‌ | चंचेव मनुष्यश्चंचा ।--सिद्धांतकीझुदी, तत्वबोधिनी व्याख्या 
संवल्िता, सूआंक, २०४४ । 

हर 4 ९ कप किक श्‌ 

२ “'मुबन्धु कृत वासवदता (जीवानन्द पिद्यासागर संस्करण, 2० ६१) में झुके गोम्‌ एड- 
खएड (बैठ का सिर) का प्रसंग मिला । यह गोझुंड खेत के सीभाघूचक चिह्न के रूप में स्थावित 
किया जाता था ।' वकि ह 

--डा० बासुदेवशरण अग्रवारः ए यूनिक देशकोंदे प्छाक फ्रॉम राजवाट, बुल्लंदिन ने० २, 
प्रिस आफ बेब्स स्वृजियम बीम्बे, १६४३ एछू० द३ । 


ज 


( १६ ) 


या मुढ़ेडा कहते हैं। औमपे की गर्दन का भाग कंधेर और हाथ हतिये कहाते हैं। 
ये से नीचे का भाग में फैडा या म॑ झा कहाता है | जो भाग धरती में गड़ा रहता है, उसे पाता 
कहते हैं | 
6४६--खेत में पौहे (सं० पशु) न घुस सकें, इसलिए फसल की सुरक्षा के लिए, खेत के 
हि चारों ओर बबूल और बेरिया आदि इक्षों की केंटीली 
<ऑम्कया सूल्ली डालियाँ गाड़ दी जाती हैं, जिन्हें फ्रॉकर या 
ढॉकर कहते हैं| किसी-किसी खेत की चोहददी 
(> चारों ओर की मेंड़े) दो-ढठाई हाथ ऊँची कर दी 
जाती है, जो ढोड़ा या ढोरा कहाती है | खेती को 
उजाड़ने वाले जंगली पशु किसान की बोली में 
बरहेलुए जिनावर (जंगली जानवर) कहाते हैं। 
उनको डराकर भगाना बिड़ारना कहाता है। सर- 
दास ने “बिड़रना' धातु का प्रयोग इसी अयथ्थ में 
किया है ।* 










५) 
3222 


4५२९ 
३ 








९९५२ 
(9२ 
२३३ 






५ 
श्र 





१५०५ 
५ 

रे 

कि 





(९ 
रे 


स्स्य्क्ा ब्द->++>- ह 


॥%(९०$९३६ 
५) 
;&२३, 


[ रेखा-चित्र ६| 

6७७--खेत में उगा हुआ बहुत छोटा और कोमल नवांकुर कुलला, किल्ला या कुल्हा 
कहाता है | खेत में किल्‍ला उगना किछ्ला फ़ूटना कहाता है। किह्लों को फ़ूटा हुआ देखकर कुछ 
जानवर (पशु और पक्की) उन्हें खाने के लिए आ जाते हैं | किसान उन्हें मगाते हैं ताकि वे पतर्चोंट 
(+पत्तियों को खा लेना) न करने पावें । वास्तव में किल्‍ले और पत्तियों के आधार पर ही किसान 
का जीवन निर्भर है | लोकोक्ति प्रचलित है-- 

“ब्यौपारी है बतजीवा | पर किसान है पतजीवा |”? * 

९७८--किसान खेत रखाने के लिए किसी पेड़ पर अथवा तीन-चार खम्भे गाडकर उनके 
ऊपर एक मचान-सा बनाता है | उस मचान को महरा, म्हैरा या टॉड (बुलं० में) कहते हैं। महरे 
पर बैठकर किसान फसल बरबाद करनेवाले जानवरों को अच्छी तरह देख सकता है | 

९४&--हाथ से बटी हुई (विशेष प्रकार से इंठी हुई) सन की रस्सी (सं० रश्मि) से एक 
विशेष उपकरण बनाया जाता है जिसे गोफन या गुफना कहते हैं| उसमें रखकर जो डय या डेल 
(मिट्टी का ढेला) और कंकड़-पत्थर का टुकड़ा फेंका जाता है वह गिहला कहाता है | गोफन का वह 
भाग, जहाँ गिल्‍लला रक्खा जाता है, फटका कहाता है। सेनापति ने इसी अर्थ में 'फटिका' शब्द का 
उल्लेख किया है | फटके के दायें-बायें लगी हुई रस्सियाँ जोतियाँ कहाती हैं । दोनों में से एक जोती 
को फिकना कहते है। गोफन चलाते समय गुफनियाँ (गोफन घुमानेवाला) गोफन घुमाने के बाद 
फिकने को हाथ में से अलग कर देता है। फिकने के अलग होते ही गोफन का गिल्ला निकलकर 
बड़ी दूर जा पडता है। फिकने का ऊपरी पतला सिरा तुर्णो कहाता है। तुर्रा ध्वनि करता है| तु की 
आवाज को गोफन की चटकन कहते हैं । 





१ “वह निसंक अतिहिं ढीठ बिंडरे नहिं भाजै ।” 

--पूरसागर, काशी नागरीप्रचारिणी सभा, प्रथम संस्करण, ९|९६ 
२ व्यापारी का जीवन बातों पर और किसान का जीवन खेत की पत्तियों पर निर्भर है। 
3 “बीच परे भोंर फटिका से सुधरत हैं ।” 

--सेनापति : कवित्तरत्नाकर, हिन्दी-परिषद्‌, वि० वि० प्रयाग, १९४८, ५|६४ 


( १७ ) 
$४०--ब्त के टुकड़े के एक सिरे पर किसान सन की रस्सी का एक तुर्स बाँच लेते हैं। 
( ग पड के !5 | का कक ५, बे है ७५ €“. 
तुर्रा लगा हुआ बर्तेड़ा (बर्त का ठुकड़ा) पठकना या पटकोड़ा कहाता है, क्योंकि यह जब घुमाने 
के उपरान्त कटका देकर चटकाया जाता है, तब पठ-सी आवाज करता है। पटकोौड़े के हु को 
पटकनी भी कहते हैं | 
$५४१--बहुत ज्ञोर की आवाज़ करने के लिए. किसान लोग महरे पर रखकर एक विशेष तरह 





ह्फ 
[रेखा-चित्र १०] (रेखा-चित्र ११] 

का बाजा बजाते हैं जिसे धुपंगड़ा कहते हैं | धुपंगड़े में से शेर की दहाड़-सी आवाज़ निकलती है | 
घड़े से छोटा मिट्टी का एक बर्तन, जिसका मुँह गोल और बड़ा होता है, चपटा कहाता है। चपटे के 
मुँह पर चमडा मढ़कर धुपंगडा तैयार किया जाता है | मोर की पूँछ की लम्बी डंडी-सी मौर्पेंच या 
डढ़ीर कहाती है। डढ़ीर को घुपंगड़े के चमड़े और चपटे के मध्यवर्ती छेदों में डाल दिया जाता 
है | पानी से डट्टीर को भिजोकर (मिगोकर --तर करके) छेदों में ऊपर-नीचे खींचते हैं | तब धुपंगडा 
वडी घरोहट (घर्र-चर की आहट अर्थात्‌ आवाज) करता है। छोटे आकार का घुपंगडा घुपंग 
कहाता है | लम्बी-चोडी इधर-उधर की बातें बनाने के श्रर्थ में धर्पंग मारना?” मुहावरा भी 
प्रचलित है । 


विभाग ४ 
फसल काटने, ढोने और तैयार करने के साधन, औज़ार और वस्तुएं 
अध्याय १ 


१५२--किसान के फसल काटने के औज़ार ये हैं-- (१) दराँत (२) दाहा (३) खुरपी 
(४) गड़ासा । 

6५३--दराँत को हँसिया, हँसिया, हसिया या हँखुआ भी कहते हैं। दरॉँत (सं० 
दात्र) > दातर >दरात > दराँत) का छोटा रूप दराँती या हँसली कहाता है। हँसिया या दराँत 
के लिए हेमचंद्र के असिअ्र! (दे० ना० मा० ११४) शब्द का उल्लेख किया है ।* यास्क ने निरुक्त 


न जलनजा5 





कलम 5 


) हस्ते दात्र च नाददे ।--ऋक० <।७८।१ ० 
अर्थात्‌ हे इन्द्र ! तेरे ऊपर आशा करके ही मैं यह दराँत अपने हाथ में ले रहा हूँ । 





रन» 


.. हे ) 


(नैगम का० २१२) में दताया है कि उत्तर भारत के लोग दात्र' और पूर्र के दाति' कहते हैं।' 
लाक-शब्द असिश्य! ब० सं० श्रसिद' से विकसित हे ।* 
5४४ -दाहे को दाह्मए, दाब (कोज़ में), या बक (हाथ० में) भी कहते हैं। इससे पेड़ 
की शुद्धियाँ (शाज्राएँ) काटी जाती हैं । 
४५४--जब ज्वार-बाजरे के पीधों को काठकर छोटे-छोटे गँड़ेलो (- छोटे टुकड़े) के रूप में 
बदल दिया जाता है तब उसे कुद्दी या कुदी कहते हैं। कुटी काटने का ओऔज्ञार गड़सा या 
गड़सा (सं० गंडासि) कहाता है। 
5४६--गडसे की लकड़ी का हत्या बंद कहता है | बैंट के आगे का माग, जिसके नीचे 
जडसा ... गडसे के दो चूके यूराखों में टोक 
ह दाह्या या दाह्म, दाम या बॉक. दिये जाते हैं, ज्ञारा या जारी 
कहाता है | छोटा गडसा गड़सीं 
या गड़सियां कहाता है। 
गडसे के दोनों चूकों को जारे के 
छेदों में ठोक दिया जाता है और 
उन छेदों में कभी-कभी श्ाँस 
(एक-डेढ़ अंगुल लंबी लकड़ी) भी 
[रेखा-चित्र १२, १३, १४] लगाई जाती है ताकि चूके कसे रहें | 
6 !७--थोड़ी कश्ब (ज्वार-बाजरे के काटे हुए पौधे) की कुट्टी कूटना मूंठा माश्ना! कहाता 
दे | छोटा मूँठा मूँठी कहता है | चारों उँगलियों शरीर अंगूठे के बीच में जितनी क्र सम्रा सकगी 
है, उतनी मात्रा सूँडा या म्‌ दुठा कहाती है | 
0४८--जब कई म॒द्रों को मिला दिया जाता है तब वह मात्रा जेट कहाती है | जेट भर करव 
दोनों बाँहों की घिराई (गोलाई) में समाती है | कई जेटों का सामूहिक रूप जो सिर पर रखकर ही 
ले जाया जा सकता है, बोझ कहाता है। मक्का, जोंडरी (ज्वार), बाज आदि को काटकर उनके 
बोझों को किसान खेत में खड़ी हालत में एकत्र करके रख देता है, जिन भूआ। कहते हैं | तिरली 
अर्थात्‌ आड़ी हालत में तले-ऊपर घरती पर रक्खे हुए बोक सजा, ज्ाँगी (खैर में) या गरी 
(सादा० में) कहाते हैं | यदि सजा एक गोल घेरे के रूप में जमाया जाता है तो चाँक (सं० चक्र-- 
चकाा--चाक--चाँक) कहाता है । 
९५६--फसल ढोने के साधन--हरी करब के तने को फटेरा कहते हैं। फटेरे को ऐंठकर 
उसमें किसान जब बोक बाँधता हे, तब उसका सुड़ाहुआ रूप मोश कहाता है। जौ, गेहूँ, चना 
आदि की नलियों का कुबला रू, जिसमें से दाँय द्वारा अन्न का दाना अलग कर दिया जाता है, 
सुस (सं० बुस, बुष) कहाता है। सुस्त को किसान प्रायः मोरियों और पासियों स॑ मर कर ढोता है । 
रस्सियों से बताया हुआ वर्गाकार जाल-सा, जिससे बड़े-बड़े गोल छेद-से होते हैं कोरी (सं० 
ओलिका; देश ० फोलिश्ा -दे ० ना० मा० ३। ५६) कहाता है। घने रूप में बुना हुआ रस्सियों का 


" “दातिलवनार्थ ग्राव्येपु दाजसुदीब्येषु”-.प्ास्क, निरुक्त, भेगम कारड २।१॥२ 

२ “आानव श्रीत सूत्र में हसिया के लिए असिद' शब्द गयुक्त हुआ है। उसी से छोक में 
“हासिया शउद बना है। किसु इसका साहित्यिक प्रयोग वैदिक कार के उपशब्ध फिर देखने में 
नहीं आया ।” 

““डा० वाघुदेवशरण अग्रवाल ; एथिवीजुत्र, प्रथम संरक० १९४६, शू० ५० । 





और 








है 


जाल-सा पाली (सं० पाशिका > पासिआ्रा >पासी) कहाता है । इस + घनात्मक रूप में जुड़ी हुई 
दो रस्सियाँ, जो घास, रजिका (->पशुओं का एक हरा चारा) आदि के बाँधने में काम आती हैं, 
चोचरी' कहाती हैं | जिस स्थान पर किसान घुस तैयार करता हे, वह पैर (सं० प्रकर > पयर > 
पइर > पैर) या खलिशान' (सं०ग्खलधान > हि० श० नि०) कहाता है | मोटे सूत की बनी हुई चादरें 
खोर थोर पिछ्लोर। कशतो हैं। खोरों और पिछोरों में भी पैर से मुस घेर (वह स्थान या बादा 
जहाँ कितान के पञ्ञु रहते हैं) में लाया जाता है | 

0६०--डलिया/ ओर उनकी बुनावट--अआ्राकार ओर आक्ृत के विचार से डलियाँ कई 
तरह की होती हैं | अरहर, बन (बाड़ी) या अन्य किसी पौधे की पतली और नस्म लोॉदों (लकड़ियों) से 
बनी हुईं वस्तु, जिसमें कुछ रख सके डलिया (सं० डल्लक > इल्लअ > डला > स्त्री ० डलिया) कहाती 
है | डलिपा से बढ़ा पात्र ऋाल, मालि, भला (खुज में) था काइन कहाता है। इलिया और 
माल प्रायः बंगा ओरदेसी अ्रहर की लौदों से वनती हैं। साबित (<खंड) लौदें साऊी और 
बीच से चिरी हुई चिरेमः कहाती हैँ | जिन लौदों के ऊपर का छिलका-सा उचेल लिया जाता हे, थे 
नु॒ुकीब्लोद कहाती हैं | छोटी डलिया जो साजी या चिरेमा शोदां को वुनी जाती है, छुबड़। या 
छुबरा कहाती है| छोटे छुबड़े को छुबारेया कहते हैं । 

९६१--छोटा छुव॒रा जिसका पेठ गहरा हो कतना या अधोडी कश्षता है। जिस छझुबरें से 
किसान पैर (खलियान) में अपनी रास (सं० राशि --अन्न और भूसे का मिला हुआ ढेर, अन्न का 
ढेर) बरसाता है, उसे बरसौना कहते हैं | बरसोने से छोटा छुबरा पल्लरा या पहला कहाता हे । 
पलरे के किमाठे (किनारे) प्रायः एक-दो अंगुल ऊँचे होते हैं। बहुत छोटे गोल टोकरे, जो गेहूँ की 
नलियों, वाँस की खपन्‍्चों और खजूर के पत्चिगों (पत्तों) से बुने जाते है, बोइये कहाते हैं | 
आकार में बोइयों के समान छोटे-छोट पात्र कुम्ना, कुनिया, टुकरिया आदि कहाते हैं। 

९६२--०क गइरा छुतरा औओड़।, ओडी या उद्धन/ (खुज॑ में) कहाता है । बाँस की खपंचों 
से बेगरी (बिरल) बुनी हुई गइरे पेट की डलिया खाँची या ऋाल्ली कहाती है। 

प्रकार की गहरी बडी डलिया, जिसमें एक मन अनाज आ जाता है, मनौटा 

कहाती है | था प्ीनुमा छोटे कितारों की छुत्ररियाँ, जिनके पेंदे थालियों के पेंदों से गे / 
होते हैं, छीवे' कहाती हैं | चिरी हुई लकडियों से बने हुए गहरे पेट और छोटे मुह के टोकरे पिद् 
कहाते हैं | गहरी मालें-सी, जिनके नीचे किसान प्रायः बकरी के बच्चे दाव देते हैं, टापरे कहाती हैं | 

९६४--कागज आदि गलाकर और कूटकर उसकी छुगदी से बनगेबाले पात्र ढला या डला 
(दे० ना० मा० ४)७ डल्ल; पा० स० म० इल्ल, डल्लग-देशज०) कहाते हैं | बोइये से छोटी वोअनों 
होती है । कुन्ना या कुनियाँ लगभग बोशनी के आकार की ही होती है । कुन्ने के सम्बन्ध में लोकोक्ति 
प्रचलित है-- 








“सीखत सीखत सीखैगी । भरि-भरि कुन्ना पीसैंगी ॥” 
९६४--छबो॑ (देश० छुब्बब-पा० स० म०) जब टूट जाता है और उसकी केवल तली ही शेष 
रह जाती है, तब उसे छीतरो कहते हैं| अरहर या बन (बाडी) की पतली और नरम लौदें काँठर या 
कैना कहाती हैं | जो कैने छुबरों की बुनाई से काम नहीं आते, वे बेकार हो जाते हैं, कयों(के वे टुकडों 
के रूप में बहुत छोटे-छोटे होते हैं | उन्हें खोश कहते हैं। आग का एक गडदा-सा, जहाँ बेठक 
किसान जाडों में तापते हैं, आध्याना (सं० अग्निधान > अगिहान > अगिहाना > अध्याना) कहाता 
है| खौरा प्रायः अध्याने में जला दिया जाता है। 


जिन-न+ फोजककन-कालआकन्‍सनभभ.अ पा अनिल करन जे सोकननान किक जन धनान न परपन«क, 
,ररकट लमीमिक पाक." भवका पाक ०५-%42++2७:)3 ++)अनानआ+३२+मननक. 


कक 


१ झजेः-शतेः अभ्यास करने ले सलुष्य योग्य बन जाता है। नवागता बहू के प्रति कहा 
गया है कि शर्ेः-शने: काम करदे-करते वह सब सीख जायबगी। कुछ ही समय में छुबम्ना भर-भरकर 
पीसने छंगेगी | 


हक 


१६६--कुछ लौदों को पानी में गलाकर उनपर से पत॑ उतारा जाता है। उस पर्त को 

पटार, छुकूकल या छिकला (सं० शल्क) कहते हैं। पतली ओर छोटी खपटार छिलपिन 

ती है | लौदों पर से छिलपिन उतारने के लिए खडा दराँत चलाया जाता है। इस क्रिया को 
रोरना कहते हैं । 

१६७ - छुबड़े की बुनाई में पेंदे पर चार-चार लौदें लगाई जाती हैं जो चोकड़ी कहाती हैं | 
चिरी हुई लोदों के छुबड़े के पदे में ठुकड़ी (दो लकड़ियों का जोड़ा) लगती है | जब चौकडी या 
दुकडो में होकर दूसरी लीदें डाली जाती हैं तब उस क्रिया को कामनि फाडना कहते हैं | छुब्रड़े की 
किनारी पर कॉठर (-नरम लोदें) लगती हैं | अतः किनारी बुनना 'कॉठर लेना” कहाता है | छुबड़े 
का बुनावट में जो लौदें खडी दशा से डाली जाती हैं, वे ओर कहाती हैं | किनारे पर जब लौदें 
मोडी जाती हैं, तब उसे मुरकाप्रन कहते हैं। 

$६६८--रास का भुस ओर लॉक (>-गेहूँ, जौ आदि के कटे हुए पौधों का ढेर) के ठीक 
करने में जो औज्ार काम आते हैं, वे किसान 
के पैर के प्रमुख साधन हैं | उनमें सॉँकी (खुजें 
में जेली) ओर पँचागुरा। (सं० पंच + अंगुलक) 
अधिक काम आते हैं| पैर को जिस बुहारी' 
अर्थात्‌ काड़ से साफ किया जाता है, उसे 
सुनेत या सोहनी (सं० शोधनी > सौंहनी > 
सोहनी) कहते हैं। सार (बेलों या अन्य पशुओं 
की शाला) को साफ़ करने के लिए जो लौदों की 
भाड़, काम आती है, वह खरेरा कहाती है । 

[चित्र ५ | 0६&--लकड़ी की एक चीज जिसकी 
आकऊ्ति फाबड़ें से मिलती है लद॒पामरी, लद॒याबरी (देश० लद्दी >लीद* + पाबरी) या 











सन्‍ाकरपकबब5८८-- 77 प्77 -> यकक 
6-.+, 75 लक आना न-__््मा --> फंक 


खड़ा 


[ रेखा-चित्र १५] 
खुटपाबरो (बुलं० और खुरज में) कहाती है । लद॒पामरी से चोथ गोबर आदि हटाया जाता है | 
हमचद्ध (टे० ना० मा० २६६) ने गोबर शब्द को देशी लिखा है। गाय, भेंस आदि चौपाये एक 
बार में जितना गोबर गुदा से बाहर निकालते हैं, उतनी मात्रा चोथ कहाती है | 


) सं० बहुकारी >प्रा० बहुआरी > हि० बुहारी। “बहुकर'----पाणिनि, अष्टा० ३।२।२१; 
“बहुकार --महाभारत, शान्ति पव, १८६।२०--(देखिंए, डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, महाभारत के 
कुछ कूट स्थ त, नागरी प्र० पत्रिका, स॑ं० २०१४, अंक ४) । 

* देश० छुददी ८ करीप---पा० स० म०। 


प्रकरण २ 
खेत और फसल की तैयारी 


विभाग १ 
खाद, जुताई और बीज 


अध्याय १ 


खाद्‌ 

७०--खाद और जुताई किसान की खेती के प्राण हैं | खेत में जो उगता या पैदा होता है 
उसे होन कहते हैं | अच्छी हौन करने के लिए. खेत में जो गोबर, कृड़ा-करकट आदि डाला जाता है, 
उसे पहले एक गडढ़े में गाड़कर सड़ाया जाता है। उस सड़े हुए. कूड़े-करकट को खात या खाद्‌ 
(सं० खात)" कहते हैं। खात में राख (सं० रक्षा)" भी मिली होती है। खेत, खाद और पानी के 
सम्बन्ध में निम्नांकित कहावतें प्रचलित हैं--- 

“गअसाठ में खात खेत में जाइ | खत्तिनु भरि-मरि रास उठाइ ॥” ? 

“खातु पानी | आब दानी |?४ 

“खातु कूड़ो ना मिटे, करम लिखी मिटि जाइ ॥”?+ 

“खाठु देउ तौ होइगी खेती । नहीं तो रहै नदी की रेती ॥”* 

“जाके खेत परयौ नाईं गोबर | ता किसान कूँ जानों दोबर ॥॥?० 

९७१--खाद के काम में आनेवाला सूखा गोबर पॉस (सं० पांशु) कहाता है। किसान खाद 
को गाड़ी या गधों पर लादकर खेत में पटकता है। एक बार में ले जाने के लिए खेप (सं० क्षेप) 
शब्द का प्रयोग होता है। यदि पचास बार में खाद खेत में पहुँचा तो उसे पचास खेप कहेंगे । 
यह अग० “इन्स्टौलमेंट' के लिए लोक-माषा का बहु प्रचलित शब्द है| 


१ डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, एथिवी-पुत्र, पु० २३६ । 

२ “सूनिलिखित पत्ररूताकृत रक्षा-परिक्षेप म्‌ ।” 
--आण : कादम्बरी, श्री हरिदास सिद्धान्त वागीश प्रणीत, बेंगला संस्क० पूर्व भाग, १८४७ 
शकाब्द, राज्ञीगभवार्तागम, पृ० २६६ । 

: 3 यदि किसान आषाढ़ मास में खेत में खाद डालंगा तो उसकी रास से खत्तियाँ भर 

जाएँगी । 

४ खेत का भोजन वास्तव में खाद और पानी ही है । 

५ खेत में पड़ा हुआ खाद कभी व्यर्थ नहीं जाता । चाहे कम लिखी बात मिट जाय, किन्तु 
खाद का फक अवश्य मिलेगा । 

६ खाद से ही खेती है, अन्यथा खेत नदी की बालू की भाँति बेकार है । 

७ जिस किसान के खेत में गोबर (खात) नहीं पड़ा, उप्ते दुबे (निधन) किसान 
समझिए । 

है 


( ३४ ) 
अप्याय २ 


जुताई 

6७२--हल चलानेवाले को हरहार कहते हैं | खेत जोतते समय उसी को जोता या ज्ुतैया 
भी कहते हैं। किसान को भी जोता कहते हैं | 

03३--ज्जुताई के प्रकार--जुताई चार तरह की होती है--(१) नहैंनी, (२) मोटी, (३) 
गहरी, (४) ऊथरी (उथली)। 

यदि हल के कूँड खेत में कुछ दूरी पर बनें तो वह मोटी ज्ुताई कहाती है। बहुत निकट 
ओर, मिले हुए कूंड न्हैनी जोत कहाते हैं। अन्निया करार (कराल अनी का) हल से कीगई जुताई 
गहरी होती है। सेहे हल की जुताई उथरी (उथली) कहाती है । 

जुताई और बीज के सम्बन्ध में लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं--- 

“हैंनों जोता घन बवा, कबहूँ न पावै हानि ।”' 


८4 
श्र 


कै ४ % 
“होंनौ जोत्‌ घ्‌न्‌ बर्ऊँ, लम्बी खँचूँ आड । 
हौनि खेत में ऐसी अडि जाइ, मैंसें लै लैडे चार ॥?२ 
“जोत भई मोदी। बीज की का खोटदी ॥”३ 


 श्ह देह 20 


“बीजु परी फलु अच्छी देत | जितनौ गहरौ जोतौ खेतु ॥” ९ 


“उथरी जोत पुरानी बीजों | ताकी खेती कछू न हूजी ॥”?५ 
्ह ४६ 3६ 


“तिल बँकदी बन बाजरा तीनों चाहें खुर ।”?६ 
69४--जुताई की संख्या ओर समय--जिन खेतों में असाढ़ से लेकर क्वार तक 
निरन्तर जोत लगती रहती है, वे असाढ़ी या उनहारी कहाते हैं। असाढ़ मास की प्रारम्मिक वर्षा 


१ जो किसान अपने खेत में न्हैंनी (बारीक) जुताई करता है ओर घनी बुवाई करता है, वह _ 
कभी हानि में नहीं रहता | 

२ मैं यदि खेत में नहैंनी (बारीक) जोत करूँगा, घना बीज बोऊंगा और आडे (क्यारियों की 
मेंडे ) लम्बी बनाऊंगा तो खेत में इतनी बढ़िया ओर अधिक फसल होगी कि चार मैंसें खरीद रूगा | 

3 यदि जुताई मोदी है तो फसल अच्छी तरह न उगेगी | इसमें बीज का कोई खोट (८ 
दोष) नहीं है । 

४ खेत की जोत जितनी अधिक गहरी होंगी, उसमें डाले हुए बीज से उतनी ही अधिक 
अहछाई के साथ फसल पैदा होगी | 


६! 


+ यदि उथली जुताई के कँड में पुराना बीज बोया जायगा तो उस खेत में कुछ भी न 


र्‌ हु 


डगेगा | 


* तिल, बारकेन्दी बन (नरसा कपास का पौधा), और बाजरे की फसलें खेत में खुरंट (वर्षा 
से पहले की जुताईं) चाहती हैं | 


( २५ ) 


हो जाने पर किसान खेतों में साधारण-सी जुताई कर देते हैं, उस जुताई को ख़ुरे या छुरेट कहते हैं । 
ज़ोर की वर्षा को घहघडड को मेह कहते हैं । घहघडु का मेह पड जाने पर खेत की जो पहली 
जुताई होती है, वह डपार (सं० उत्पाद) कहाती है | पानी सू जाने पर जब खेत जुतने योग्य मालूम 
पड॒ता है, तब उसे ओठ-आना कहते हैं| झोठ की अवधि या समय बीत जाने पर खेत कर्रा (कड़ा) 
जुतता है। ओठ आने से पहले समय का गीला तथा कुछ-कुछ पानी से भरा हुआ खेत तीता कहाता 
है। गीले खेत की तरी तीत कहाती है। खेत की दूसरी जोत आँतरा और तीसरी डनावट, क्‌ंछी 
(हाथ० में), अथवा कनोछी (इग० में) कहाती है। तहसील अतरौली के गाँवों में तीसरी जोत को 
तेखर (सं० त्रिकष) और चौथी को चौखर (सं० चतुःकर्ष) भी कहते हैं | 


फसल जोतों की संख्या 
(१) इख ““” १३ से २० तक खुदाई (& गुडाई) 
(२) गेहूँ ““*. कम से कम १६ जोत 
(३) चनारी बेभर (चना मिली बेकर)  *** १२ जोत 
(४) मट्रारी बेकर (मय्रा+जो)--. व; जोत 
(५) चना 43 ४ जोत 


$99-मटर या चने जब जौ के साथ मिला दिये जाते हैं तब वह मिश्रण बेझड़ या बेऋर 
कहाता है। गेहूँ और जौ के दानों का मिश्रण गोजई और गेहूँ-चना का मिश्रण गेंचनी या 
गुरचनी कहाता है। उक्त दोनों फसलों के खेतों में १२ जोतें लगती हैं | चने के खेत में बहुत कम 
जोतें लगती हैं | लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है-- 
“राढ़ न माने बीनती, चना न मानै जोत |?" 
$७६--खेत जोतते समय ज्जुतइ॒या (-खेत जोतनेवाला) पहले खेत का कुछ भाग कड के 
बीच में घेर लेता है | उस कूंड की रेखा को और कूँड से घिरी जगह को हरइया कहते हैं। हरइया 
नाम की जगह कुड़ों से धीरे-धीरे भर जाती है | हर्‌इया में थोड़ी-सी जगह जो बिना जुती रह जाती 
है, वह आऑँतरा या नेर (अत० में) कहाती है | जब दूसरी हरइया पड़ जाने पर नेर में केंड बनाया 
जाता है तब उस क्रिया को आँतरा मारना या नेर करना कहते हैं | हरैया की जुताई का अंतिम 
कूँड ओड़ेला कहाता है। कूँड से कंड मिली हुई जोत भरअनी ज्ञुताई कहती है |।जुताई के बाद 
खेत में सुहागा लगता है और फिर माँमे से मेंड़े, बरहा और क्यारियाँ बनाई जाती हैं | इस क्रिया 
को माँके करना, पॉखी करना (सादा० में) या डॉड़े तोड़ना कहते हैं। सुहागा फेरने और 
माँके करने के सम्बन्ध में निम्नांकित कहावतें भी प्रचलित हैं--- 
“दस जोत न, एक्र पटेला | दस मुक्क न, एकु ढकेला ॥”?९ 
डे दे देर 
“जोत लगाइके मेंड बाँधि लै। दस मन बीघा मोते ले-ले |।!?$ 





१ कठोर ओर हटठी व्यक्ति बिनती (सं० विज्ञप्ति>विणत्ति >विनत्ति >बिनाति>बीनती > 
बिनती) नहीं मानता है और चना जोतों (जताई) को नहीं मानता है अरथांत्‌ चने के लिए अधिक 
जुताई की आवश्यकता नहीं है। 

४ जिस प्रकार दस मुक्‍्कों (घूसों) से बढ़कर एक धक्का होता है, उसी प्रकार एक बार 
जोतकर सुहागा छगाना अच्छा; बिना सुहागे की दस जोतें भी अच्छी नहीं । 

३ यदि किसान खेत जोतकर उसमें सुहागा लगाएगा और फिर माँऊों से मेंड बॉघेगा तो 
उसके खेत में दंस मन प्रति बीघे के हिसाब से अन्न होगा । का 


हम) 


6७७--गेहूँ और ईख की जोतों और फसलों के सम्बन्ध में भी लोकोक्तियाँ प्रसिद्ध हैं--- 
“ोहूँ चौमन होत | असाढ़ की हे जोत ॥”* 
शः 222 52+ 
“पोहूँ ऊलयो चौं। सोलह जोतें यों।?*९ 
“जौ कहूँ लगि जायेँ तेरह गोड | देखो ईख होइ भुईं तोड ||”? 
९७८--यदि खेत ओठ न आया हो अर्थात्‌ तीता (गीला) हो तो उसे जोतना नहीं चाहिए,। 
गीले खेत में हल चलाना कच्चा खेत जोतना कहाता है। इस सम्बन्ध में कई लोकोक्तियाँ 
प्रचलित हैं--- 
“कन्चौ खेतु न जोते कोई । परे बीजु नहिं अंकुर होई ||?४ 
नह मे 2 
जोते खेत घास नहिं दृटे। ताकौ भाग साँफ ही फूटे ॥”* 
20 रे मे 
“असाढ़ न जोत्यौ एक बार। अब चौं जोते बारम्बार ॥?$ 
“असाढ़ मास जौ घूमौ करे | सो खेती के हीनौ करे |।?« 
“सामन भादों दये न लपेटा | अ्रब का देखें भकुआ बेटा |”? 
“गसाठ जोतें लरिका बारे। सामन-भादों में हरहारे॥ 
क्वार में जोते घर की बेटठा। तब ऊँचे हुगे उनहारे ॥”* 
१९9&---हरइया की जुताई के समय कभी-कभी खेत में ऊँची-सी जगह जुतने से रह जाती है, उसे 
ठेर कहते हैं। ठेर को जोतना ठेर मारना कहाता है। कूँड को मोडते समय किसान प्रायः भीतरे 
(>वाई ओर का) बैल को तिकारता है, अर्थात्‌ आगे चलाने के लिए तिक्‌-तिक्‌ करता है। 


आज 


१ थदि आसाद के महीने में दो जोतें रंग जायेँ तो उस खेत में गेहूँ चोमना (प्रति बीधा 
चार मन) होगा | 

* गेहूँ की फसल ऊपर को ऊलती हुईं क्‍यों दिखाई दी ? क्योंकि उस खेत में बीज बोने से 
पहल सोलह जोतें रूगाईं गईं थीं | 

3 यदि ईख के खेत में तेरह बार गुड़ाई (खुदाई) कर दी जाय तो उसमें गन्ने के पौधे बहुत 
घने उगेंगे जो कि घरती पर बिछ जायेंगे । 

४ यदि कोई कच्चा खेत जोतकर उसमें बीज वो देगा तो उसमें किल्‍्ला न डगेगा । 

५ यदि किसान ने ऐसा खेत जोता कि उसकी घास नहीं टूटी तो समझ छीजिए कि उसका 
भाग्य सई साँप का (प्रारम्भ में ही) फूट गया | 

६ यदि असाढ़ में एक बार भी नहीं जोता तो फिर आगे के महीनों में बार-बार जोतना 
व्यर्थ है | । 

४ जो किसान असाढ मास में खेत को न जोतकर इधर-उधर घूमता रहता है, वह अपनी 
खेती को हीन बनाता है | 

* अरे मूख ! यदिं तूने सावन-भादों के महीनों में खेत में लपेटा (आड़ी-सीधी जोत) न 
लगाया तो फिर खेती व्यर्थ है | 

5 असाढ़ में तो छोटे-छोटे बालक भी खेतों को जोत लेते हैं, लेकिन सावन-भादों में अच्छे 
हरहारों (हलवाहें) को जोतना चाहिए। जब क्वार में घर का बेट छगन से खेत जोतेगा तभी 
उनहारी (असाद से क्वार तक जुतनेवाला खेत) गेहूँ, जौ आदि के लिए अच्छी बन सकेगी ।. 


( २७ ) 


उस समय बाहिरे (>“|दाई ओर का) बैल को नँह-नँह करके चलाया जाता है, जिसे नहँकारना 
कहते हैं । 

0८०--मैसाख की फसल के लिए असाढ़ी को अच्छी तरह से जोता जाता है। लोकोक्ति 
प्रसिद्ध है--- 

. “सामने मास गयेंजे कीये, भारों पूत्ा खाये । 

बिना जोत बैसाख में पूछै, के मन दाने पाये”? |" 

0८४१--मकका की उगीहुई फल में भ्रुटिया (अल में अडिया, खुर्ज में कूकड़ी) जब तक 
न आवे, उससे पहले ही हल से बेगरी जुताई करनी चाहिए. | उस जुताई को शुराई कहते हैं | मक्का 
की गुर्राई के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है-- 

“जौ मोइ जोते तोरिं-मरोरि। 
तौ देउँ कुठिला-कुठिया फोरि |? 

१८२--प्रातः चार बजे के लगभग पूर्व दिशा में जो प्रकाश दिखाई देता है, उसे पी (सं० 
प्रमा 3 >पव >पठ>पौ) कहते हैं | प्रकाश का दिखाई देना पी फटना या पीरी फटना कहाता 
है | किसान क्वार में पौ फटते ही हल जोतने के लिए. चल देता है। पीरी फटने के पश्चात्‌ का 
समय भूभरा, श्ुकभुका, भोर या तड़का कहाता है। भुकमुके से कुछ बाद का समय थौतायों या 
सकारो४ (सं० सकाल) कहाता है| धौताये से वाद का खन (सं० क्षुण-> समय) कलेऊ कौ खन 
कहा जाता है। दिन का पहला पहर (सं० प्रहर) लगभग ६ बजे समाप्त होता है। उसे कलेऊ का 
खन कहते हैं | ठीक दोपहर के समय को धोरौ-घोपर कहते हैं| तीसरे पहर की समाप्ति का समय 
जनपदीय बोली में पेंठ को खन कहाता है | उसके बाद का समय साँक या खंजा (सं० सन्ध्या) 
कहाता है | साँफ के बाद कुछ-कुछ अँपेरेवाले समय को भ्कुटपुटा कहते हैं | साँक होने पर किसान 
बेलों पर से हल का जूआ उतार लेता है और कहता है-- 

“खोल दयौो जूथा देखी गाम | गऊ के जाये करो आराम ||”?५ 

मेक +किनन प्रायः क्वार मास में आकाश के तारों को देखकर समय का अनुमान लगा 
लेते हैं और हल लेकर खेत जोतने चल देते हैं । एक सीधी पंक्ति में तीन तारे होते हैं जो तीन गाँठ 
का पैना कहाते हैं | उन्हीं को साहित्विक भणा में “त्रिशंकु! कहते हैं, जिसकी लार (मुँह से बहनेवाला 
थूक) से कमनाशा नदी बन जाने का वर्णन मिलता है। शुक्र तारे का छिपना सूकरा डूबना, बृहस्पति 





१ सावन के महीने में तो गयेंजे करता (गाँवों में जाकर गप-शप मारता) फिरा और 
भादों में महमानी मारता रहा | खेत में एंक भी जोत न लगाई। अब बैसाख में यह पूछता है कि 
खेत में कितने मन अन्न हुआ है ? ऐसा पूछना मखता है, क्योंकि उसके खेत में कुछ न होंगा । 

२ मक्‍का किसान से कहती है कि यति तू मेरी ग१डाई करके मुझे तोड़-मरोंड के साथ जोतेगा 
तो में तेरे कुठछा-कुठिया अन्न से भर दूँगी | 

३ छु० वासुदेवशरण अग्रवाल ; हिन्दी के सौ शब्दों की निरुक्ति, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 
वर्ष ५४, अछ्टू २-३, ४० १०३ | 

४ “अवधेस के द्वारे सकारे गईं ।” 

(सं०) रामचंद्र झुक्ल : तुरुसी-प्रन्थावछी, दूसरा खंड, काशी ना० अ० सभा, सं० २००४, कबिता- 
वली, १।१ | ' 

५ हे गौ के पुत्रों ! अब गाँव देखो और आराम करो, क्योंकि मैंने तुम्हें जूए में से खोल 
दिया । 


( रेण १ 


तारे का उदय होना बिसपिति उछरना कहाता है! | इसी प्रकार हिरनी-हिरना ओर बरखा- 
कुआ नामों के भी तारे हैं। किसानों का कहना है कि आभास (सं० आकाश) में जबसे बरखा- 
कुआ दिखाई देता है तमी से चौमासों की वर्षा होने लगती है ओर अगरुत जी (सं० अगरस्त्य, 
अगस्ति) के उदय हो जाने पर बन्द हो जाती है ।* 

९८४४--किसान के लिए खेत पर लगभग दिन के नौ बजे जो थोडा-सा मोजन पहुँचाया जाता 
है, उसे कलेऊ कहते हैं। कलेऊ के उपरान्त लगभग बारह बजे जो भोजन जाता है वह छाक 
कहाता है | छाक किसान का पूर्ण भोजन है जिसे करके किसान दिन भर के लिए अटल (पूर्णतः 
तृत) हो जाता है और साँक तक हल चलाता रहता है । 


पकमवमपक नशपीशकके/स साथ कप्सपा5मन्म कक, 


अध्याय ३ 
बीज 


९८४--बीज़ भण्डार--किसान बीज को सुरक्षित रखने के लिए कई साधनों को काम में 
लाता है। जिन जगहों में बीज भरा जाता है, वे कई तरह की होती हैं । उनके नाम ये हैं---.(१) 
खास, (२) खत्ती, (३) बुखारी, (४) कुठला, (४) कुठिया | 

6 प६--खास-खत्तियों में मनोटों (वह बड़ी डलिया जिसमें एक मन अनाज आता है) 
और अधनोदों (८२० सेर अनाज से भर जानेवाला छुबडा) से अनाज भरा जाता है| कुठलों में 
कुन्नो (८ वह टोकरी जिसमें ढाई-तीन सेर अनाज आ जाता हैं) से ही अनाज भर देते हैं । 

6८9--एक कोठा-सा (सं० कोष्ठक>कोट्ठ>कोठा) जिसमें दर्वाजा नहीं होता, वरन्‌ 
दीवाल के ऊपरी भाग में एक खिड़को (सं० खटक्किका-मो० वि०, प्रा० खिडक्किका) होती है 
जिसमें होकर अ्रनाज भर दिया जाता है। उस कोठे को खास कहते हैं| खत्ती धरती के अन्दर 
गोल कुएँ की भाँति या गहराई में आयताकार रूप में बनाई जाती है। एक छोटी-सी कोठरी 
जिसमें नाज (सं० अन्नाद्य>अनाज >नाज) भरा जाता है बुखारी कहाती है। यह प्रायः भीने 
(फा० जीना) के नीचे बनाई जाती है | बुखारी से बड़े आकार का स्थान बुखार या बुखारा कहाता 
है। बुखार में से जब श्रनाज निकाला जाता है, तब उस क्रिया को बुखार उखारना कहते हैं । 
बुखार उखारते समय अनाज में से जो रेत उड़ता है, उसे भस॒ कहते हैं | सेनापति ने “कवित्तरत्नाकर” 
में बुखार उखारना” का प्रयोग किया है।* 

$८८--मिद्दी की चार दीवालें-सी उठाकर बनाया हुआ चौकोर घेरा-सा, जिसके नीचे मिट्टी 
का पैंदा भी लगाया जाता है, कुठिया कहाता है। कुठिया लगभग दो हाथ लम्बी, दो हाथ चौड़ी 
और पाँच हाथ ऊँची होती है। इसमें लगभग २० मन अनाज आ जाता है। कुठला-कुठियों का 
अनाज से भरा होना भागवानी (मालदारी) की निशानी समभी जाती है । लोकोक्ति प्रचलित है-- 


१ ब्याह-गोने आदि तभी होते हैं जब सूकर (सं ० शुक्र) तारा और बिसपिति (स्‌ं० 
बृहस्पति) तारई उड्धले हुए (उदित) होते हैं । 
*/ “उदित अगस्ति पंथ जल सोषा |” 
तुझ्सीदास : रामचरितमानस, गीता-प्रेस-संस्क०, ४|१६।२ 
३ “सिसिर तुषार के बुखार से उखारत है |” 
सेनापति ; कवित्त रताकर, हिन्दी-परिषद्‌, प्रयाग विश्वविद्यालय, ३॥५१ 


६ ६ ) 
“सोई नारि बड़ी ठकरानी, जाकी कठिया ज्वार |?" 

कुठिया से आकार में बडा और आकृति में गोल बना हुआ घेरा कुठला (सं० कोषठ>प्रा० 
कोठ्ठ + ला--हि० श० सा०), पेबला (सिकं० में) या रमदा (अत० में) कहाता है। 

(८६--कुठला के विभिन्‍न भाग--कुठले के मध्य भाग में बने हुए. मेँह पर जो मिट्टी का 
टक्कन लगा रहता है, उसे पिहान (सं० अपिधान*) कहते हैं । पिहान से नीचे एक गोल छेद होता 
है, जो आयनो कहाता है। आयने के मुँह पर जो कपडाठँसा रहता है उसे मूँदना कहते हैं। क॒ठले 
के अन्दर एक तिखाल-सी बनी रहती है, जिसे मोखा कहते हैं । मिट्टी के बने हुए एक-एक हाथ के 
चार थूमों पर कुठले की पेंदी जमाई जाती है | उन थूमों को मटीलना कहते हैं । 

0&०--छोटे, गोल और पोले नल की भाँति अरहर की लकडियों से बुने हुए पेंदीदार घेरे, 
जिनमें आठ-द्स सेर अनाज भर दिया जाता है, नज़ारे (सं० अन्नाद्यागार>अनाजार>नाजार > 
नजारा) कहाते हैं । 

68१--बीज बिगाडनेवाले कीड्रे--एक छोटा-सा उड़नेवाला कीड़ा चने में लग जाता है 
जिसे ढोरा कहते हैं। गेहूँ, जो आदि को एक छोटी-सी गिडार थोथा बना देती है। उस गिड़ार 
को पई कहते हैं । घुन (सं० घुण) नाम का कीडा अनाज के दाने की मींग को खा जाता है। 
लम्बी नाक का रेंगनेवाला छोटा-सा कीडा खुरहरी, सुरहुरी या सुरैरी कहाता है। मक्का की 
मुठिया पर एक कीडा लग जाता है जो उस पर बदें-सी बना देता है। उस कीड़े को भंभनी कहते 
हैं। खाकी रंग का उडनेवाला एक कीडा तीतुरी कहाता है। तीतुरी गेहूँ, जी, चना आदि के बीज 
को बिगाड देती है। चावल के दाने को अन्दर से पोला कर देनेवाला एक कीडा सँडा कहाता है। 
भूरे रंग का चींटी के अंडे के आकार का कए कीडा खपरा कहाता है । 

6£२--हलका, पुराना और पतला बीज खेती को पतली (हलकी) बनाता है। पतली खेती 
के सम्बन्ध में लोकोक्ति प्रचलित है--- 

नसक“3 पनहीं बतकट जोय | जौ पहलौटी बिटिया होय | 
पतरी खेती बोरी भाइ। घाघ कहें दुख कहाँ समाइ ॥४ 


१ जिस ख्त्री की कुठिया ज्वार से भरी हुईं है, वही मालदार है | 

२ “भधाव्य चिदू वमपिधानवन्त |” --ऋऋक' ७|२९|१२ 

3 नसकट के स्थान पर हाथ० में कुचकट” भी बोलते हैं ? कुचकट-पाँव के नाप से 
छोटी । 

४ यदि पाँवों जै जूतियाँ नसकट (> नस को काटनेवाली) हों, स्त्री बीच में ही बात काटने- 
वा वी हो, पहली सन्‍्तान पुत्री रूप में हो, खेती पतली हो और भाई बावला हो, तो घाघ कहते 
हैं कि ऐसा दुःख कहाँ समा सकता हे? 


है कह] 
विभाग २ 
बुबाई, नराई और भराई 
अध्याय ४ 
बुवाई 


१४३--बुवाई के लिए. जनपदीय बोली में बबाई शब्द है। क्‍्वार में जब जौ, गेहूँ आदि 
बोये जाते हैं, तब वह बुवाई बामनी या बौन (सं० वपन )> बउन > बौन) कहाती है। असाढ़-सावन 
की बुबाई को सामनी कहते हैं | 

९४४--खरीफ की फसल को कातिकिया खेती और रत्री की फसल को बैसखिया खेती 
कहते हैं | कातिकिया खेती का बीज बिखरैमा या उतिरकेमा (हाथ से फेंककर) बोया जाता है, 
लेकिन बैसखिया खेती की बामनी नाई के नज़ारे (नाई के खूँटे में एक पोला बाँस बँधा रहता है, 
जिसे नजारा कहते हैं | इसमें होकर बीज ठीक कूँड में गिरता जाता है) द्वारा होती है । 

6४५--काशीफल, खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि की खेती बारी कहाती है | साग-तरकारी 
की खेती को पालेज (फा० पालीज़) कहते हैं | बारी और पालेज की खेती प्रायः काछी माली करते 
हैं। काछी के अथ में 'तरजुमा तुजक बावरी' में पालीज्ञकार! शब्द आया है |" 

8&६--बामनी करने की प्रक्रिया--एक विशेष प्रकार का हल, जिससे बामनी की जाती 
है, नाई कहाता है। नाई के केड से घिरा हुआ खेत का भाग फर कहाता है।। फरे में बुवाई भीतर 
और बाहर होती है | कातिकिया खेती की बुवाई हरइया (हल के कूंड से घिरा हुआ खेत का कुछ 
भाग) डालकर की जाती है | हरइया में बुवाई भीतर ही भीतर होती है | बामनी में जो, गेहूँ बोने के 
बाद सरसों के आड़े कूँड उसी खेत में दूर-दूर लगा दिये जाते हैं | उन कूड़ों को आड़ कहते हैं । 

6६४७--फरे के भीतर का प्रत्येक केंड अन्धी और अन्तिम कुंड हरा कहाता है | इस हरा! 
नाम के कूँड को पूरा करने पर किसान सन्तोष और आशा-मरे शब्दों में बोल उठता है--- 

“हरो, हरो, हरो | चिरई चिगुलन के भाग ते हरी ॥”* 

(&८४--जब नाई से पूरा खेत बो दिया जाता है ओर केवल खेत की चारों मेंड़ों के सहारे 
(संनिकट) बुवाई रह जाती है, तब उस छूटी हुई जगह में की हुई बुबाईको सोहा या चोधेराकहते हैं । 

&&--बामनी करने के लिए प्रथम दिन जब किसान खेत को जाता है, तब पहले अपने 
घर के द्वार पर पीली मिद्ठटी या गोबर की बनी हुई पाँच बड़ी-बड़ी चेंदियाँ-ी रखकर उनके ऊपर 
बीज के कुछ दाने जमा देता है। उन चूँदियों को घोंधा या घोदा* कहते हैं | त० खैर में धौंदों के 
स्थान पर मिट्टी के बड़े-बढ़े भोलुण (- कुल्हड) रखे जाते हैं, जिन्हें सघुआ (खैर, इग० में) कहते 
हैं | सधुओं को पूजकर ही किसान बामनी के लिए खेत पर जाता है| सम्भवतः किसान की साथ 





१ “पालीज॒कार को खरबूजे बोने के लिए हुक्म दे दिया |” 
“-शाहजादा मिर्जा नासिरुद्दीन हैदर साहब, तरजुमा तुज़क बांबरी उठ, झ्लु० प्रिटिग 
वक्‍्स, सन्‌ १९२४, ४० ३६२ | 
२ खेत का हरापन चिड़ियों और उनके बच्चों के भाग्य से आनन्ददायी हो | 
३२ “सोबत-जागत जनसु गँवायों तू प्रो माथे को धोदा | 
गड़ि गई नारि लजाह दयो तेंने भूरी की लोनी को लोंदा ॥” 
“(त० हाथरस से प्राप्त एक लोकगीत से 


( ३१ ) 


(सं० श्रद्धा >सद्धा >साध >अमिलाषा) पूरी करनेवाले होने के कारण वे कुल्हड सघुण कहाते हैं । 
किसान का जीवन विशेषतः वेसखिया खेती पर ही निर्भर है। इसलिए सघुओं का पूजन बड़ी श्रद्धा 
से किया जाता है | 

8१००--जहाँ धौंदे पुजते हैं, वहाँ किसान पहले उन धौंदों में लम्बी-लम्बी सींकों (सं० 
इषीका > सींक) लगाते हैं | किसानों का विश्वास है कि जितनी लम्बी सींके धौंदों में लगेंगी, उतनी ही 
लम्बी-वेसाख की फसल बढ़ेगी | ये धौंदे किसान के घर में पूरे वर्ष भर ज्यों के त्यों रक्खे रहते हैं । 


| # 


कुछ न करनेवाले के लिए “मिद्दी के घोदें-सा घरा रहनेवाला' एक मुहावरा भी प्रचलित हो 
गया है। 


0१०१--बीज की बुवाई के सम्बन्ध में सामान्य नियम यह है कि बामनी की बुबाई सदा 
गँगाई-जमुनाई (गंगा-यमुना की दिशा अर्थात्‌ उत्तर-दक्षिण) हुआ करती है और सरसों आदि की 
आड़े (कुंड) पुमाई पछाइ (पूरब-पच्छिम) लगती हैं। उत्तर-दक्षिण दिशा की बुवाई की फसल 
पुरबाई (पुरस + वा >पूरब दिशा से चलनेवाली हवा) और पछेुयाँ (पश्चिम + वात < पश्चिम 
दिशा की हवा) से गिर नहीं सकती, क्योंकि कूँड की इधर-उधर की मिट्टी उसे सहारा देती रहती है | . 

0१०२--बामनी के लिए. जब किसान खेत पर. पहुँचता है तब बीज की गठरी को सिर से 
घरती पर उतारकर तुरन्त उस गठरी में, 'हे धरती मैया? कहते हुए, उसी खेत का एक ढेला रख देता 
है, जिसे स्थाबड़ कहते हैं । 

0१०३--कातिकिया औ र बेसखिया खेती के सम्बन्ध में निम्नांकित कहावतें प्रचलित हैं--- 


“कुहिया मावस मूल बिन, बिन रोहिनि अखतीज । 
सावन में सरवन नहीं, कन्ता ! काहे बोओ बीज ||?" 
“सन घनो बन बेगरौ, मेंट्रक--फन्‍्दी ज्वार | 
पैंड पेंड पै बाजरा, करे दिलिदर पार ॥”?९ 
22 श्र मै 
“घनी घनी जौ सनई बोवै | तो सूतरी न संग बिछोवे ॥” 3 
नह ्ेः ञः 
“बेगरौ-बेगरी जौ चना, बेगरी भली कपास | 
जिनकी वेगरी ईख है, तिनकी छोड़ो आप ||”? ४ 


रड 


दे दे दा 


१ जब पौष मास की अमावस्या को मूल नक्षत्र नहीं, अक्षय तृतीया को रोहिणी नक्षत्र नहीं, 
सावन में श्रवण नक्षत्र नहीं पड़ा, तब फिर हे कानन्‍्त ! व्यथ क्‍यों बीज बोते हो, क्‍योंकि वर्षा न होने 
से फसल मारी जायगी | 

२ यदि सन घना, बन (कपास) दूर-दूर, ज्वार सेंदक फन्‍दी (सं० मणडकप्लुति ८ मेंढक की 
कूद या उच्ुद्टी जो कुड दूरी की होती है) और बाजरा पेंडू (८ छोटा कदम) भर की .दूरी पर बोना 
चाहिए | इस तरह की छुवाई दारिह्रय नष्ट कर देगी | 

३ यदि सन घना बोया गया तो सुतली की कमी न होगी | 

४ जो, चना और बन को घना न बोना चाहिए | जिसके खेत में ईंख बेगरी (जो घनी न हो). . 
है, उसे कुछ न मिलेगा | 

है 


दो 


( ह३२ ) 


“उनहारी में उनहारी ओर वाड़ी में करे बाड़ी | 
क्‍ ईख काटिकें धान जो बोइ देइ, फुँकी ताकी डाढ़ी ॥”* 
पालेज की बुवाई के सम्बन्ध में भी लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं--- 
ह “गाजर, लहसन, प्याजडरु मूरी | इनक बइदेउ तनि तनि दूरी ॥?* 
6१०४--मक्का, ज्वार आदि की बुआई से तीसरे-चोथे दिन मेह पड़ जाय तो बीज उगता 
नहीं । उसे परे मारना कहते हैं | परे की हानि से बचने के लिए. किसान उस खेत में कई फालों का 
एक विशेष प्रकार का चौखटेनुमा हल चलाता है, जिसे हेरू कहते हैं। हेरू से मेह द्वारा पड़ी हुई 
धरती की पपड़ी फट जाती है और किह्ले को उगने के लिए! जगह मिल जाती है । 
6१०४--जौंड़री (ज्यार) की बुबाई कातिकिया खेती में पहले करनी चाहिए | लोकोक्ति है--- 
“जोंडरी कहै किसान तें, पहलें मोइ बवाइ । | 
नैंनी करिके गुर्रिदे, भुट्द्ध रहे ललराइ ॥” ३ 
_8१५०६--क्वार में पीली बर्र (भिड़) से मिलता-जुलता एक कीडा उड़ा करता है | उसे अधिक 
संख्या में उड़ता हुआ देखकर किसान बामनी करना आरम्भ कर देते हैं। उस कीड़े को बामनी बर 
कहते हैं | इसके सम्बन्ध में लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है-- 
“जब बर बामनी आई । उंनहारिन करी बंबाई ॥॥!४ 
6१०७--बुवाई संबंधी कुछ विशिष्ट लोकोक्तियाँ--- 
“बयो बाजरा आयें पुख्य।' 
फिर मन केसे माने सुक्ख ॥”१। 
अर्थ--यदि पुष्य नंक्षत्र आने पर (पुष्य नक्षत्र असाढ़ या जुलाई में आता है। उन्हीं दिनों 
में सूर्य पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करता है। एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर आने में सूर्य को १४ दिन 
लगते हैं) बाजरा बोया है तो मन कैसे सुखी रह सकता है ।१। 
“खेत की बवाई। अगाई सो सवाई |”२। 
अर्थ--यदि खेत में अगाई (पहले से) फसल बोई जायगी तो सवाई होगी ।२। 
“रोहिन मगसिर बोबै मका । उदं5रु महुआ, न पावै ठटका ॥”३॥ 
अर्थ--जो मक्का, उएई॑ और महुआ रोहिणी और मार्गशीर्ष नक्षत्रों (बैसाख-जेठ) में बोता है, 
उसे टका भी नहीं मिलता ।३। 
“पुर्य पुनबंस बोइदेउ इदेउ धान | असलेखा जडरी परमान ॥”४। 
थ---चावल पुष्य और पुनवसु नक्षत्र (आषाढ़) में और ज्वार आश्लेषा नक्षत्र (आवण) में 
बोनी चाहिए, ऐसा प्रमाण मिलता है।४॥ 
“म्धा मसीनो बरसे भारि | भरिंदीजै कोठेनु में डारि |?॥। 


* जो असादी में फिर असाढ़ी करता है, अर्थात्‌ गेहूँ के खेत में फिर गेहूँ. बोता है, बन के 
खेत में फिर बन बोतां है ओर जो ईंख कटने पर डसी खेत में धान बोता है, उस मूर्ख की डाढ़ी में 
आग लगा दो | 

९ गाजर, लहसन, प्याज और मूली थोड़ी-थोड़ी दूर बोनी चाहिए | 

.._ 3 ज्वार किसान से कहती है कि कातिक की फसलों में पहले मुझे बो दे | उंग आने पर मेरे 
खेत को नंरा दे | तंब तू देखेगा कि मेरे ऊपर बहुत॑-से भुंटटे लटके हुए हैं | 

४ जब बामनी बरें आने लगीं तभी किसान ने असाढ़ियों में बुवाई आरम्भ कर दी | 


( हरे ) 
अर्थ--मधघा नक्षत्र (आवण) में मसीना (सं० माषीण > उर्द-मूँग) बोना चाहिए, जबकि वर्षा 
खूब हो रही हो | फिर फसल ऐसी बढ़िया और अधिक होगी कि कोठे मर जायँगे |५॥ 
“ इत-उत उनहारी बीच में खरीफ | नोन-मि्च डारिकें खाइ गयौ हरीफ ॥”६। 


अर्य--जो खरीफ की फसल को बीच में देकर बमैसाख की फसल करता है, वह बड़े आनन्द 
में रहता है ॥६। 
“कातिक बोवे अगहन भरे । ताकी हाकिम फिर का करे ||?७। 


अर्थ--जों बैसाख की फसल को कातिक में बोता है, और अगहन में भरता है, अर्थात्‌ पानी 
देता है, उसका हाकिम क्‍या कर सकता है। वह तो समय पर मालगुजारी, लगान, भराई आदि 
दे देगा ।७। 
“चित्रा गेहूँ. अद्रा धान | उनके गेहूँ न इनके धान ॥”८। 
अ्र्थ--जो चित्रा नक्षत्र (क्वार) में गेहूँ और आर्द्रा नक्षत्र (जैठ) में धान बोता है, उसके 
गेहूँ और धान मारे जाते हैं |८। 
“अगहन की बवाई। कहूँ मन कहूँ सवाई ॥”६। 
अर्थ---अगहन (सं० अग्रहायण) मास में यदि जौ-गेहूँ आदि बोये जाते हैं तो अच्छी फसल 
नहीं होती | उसमें मन या सवा मन का बीघा ही अन्न होता है ।६। 
“कुटला बैठी बोली जई। आधे अगहन चौं न बई |[”१०| 
अर्थ--कुंठला में भरी हुई जई (एक अन्न जो जौ के समान हीता है) कहने लगी कि मुझे 
आधे अगहन क्‍यों न बोया था ।१०। 
“पूस न करे बवाई। चाहे पीसि खाई ॥”११। ु 
अर्थ--पूस में बैसाखिया खेती का बीज न बोना चाहिए | ऐसी खेती की अपेक्षा तो पिसाई 
करके पेट भरना अच्छा ॥११॥ 
“ग्रगहन बोवै जौआ | होंईं तो होंईं, नहीं तौ खायेँ कोआ ।”११२। . 
थ--जो अगहन में जौ बोता है, उसके खेत में फसल ठीक नहीं होती | प्रायः उसे कौए, 
ही खाते हैं ।१२। | 
“आगे गेहूँ पीछे धान | ताहि जानियो चतुर किसान ॥”१३। 
अ्र्थ--जो किसान गेहूँ पहले और धान बाद में बोता है, वह चठुर है ।? १३॥ . 
“बुद्ध बामनी । सुक्कुर लावनी ।? १४ 
अर्थ--बामनी (बैसाख की खेती की बुवाई) बुधवार को ओर लावनी (सं० लू धातु से 
लावन -- कटाई) शुक्र के दिन लामप्रद होती है, अर्थात्‌, लहनी-फावनी मानी जाती है |१४। 
“चना चित्तरा चौगुना, स्वाती गेहूँ होइ। 
करो बवाई खेत की, मिलि भइयन सब कोइ ॥” १५। 
अर्थ--यदि चित्रा नक्षत्र (क्वार) में चना और स्वाति नक्षत्र (क्वार के उत्तरार्ड) में गेहूँ 
बोया जाय तो दोनों ही चौगुने होंगे। खेत की बुवाई सब भाइयों को साथ लेकर करनी चाहिए ।१५॥ 
१०८४-प्रति बीघा बीज का परिमाण 
“जौ-गेहूँ बोइदे पाँच सेर। मठर कौ बीघा तीना सेर ॥| 
बोइदे चना पँसेरी बीन। सेर तीन की जुड़री कीन ॥ 


( रे४ ) 


मेथी अरहर दुसेरी जास। डिठू सेरी लै लेउ कपास | 
सवाँ सवा सेरी तू जान । तिल सरसों संग लाहा मान ॥ 
डिंदू सेर बजरा, बजरी सवा | कोदों कामुन सवइया बवा ॥ 
पँचसेरी बीघा के धान । सत सेरी जड़हन के मान ॥” १६। 


अरथ--जौ, गेहूँ पाँच सेर प्रति बीघे, मठर तीन सेर प्रति बीघे, चना पाँच सेर प्रति बीचे 
और ज्वार तीन सेर प्रति बीचे के हिसाब से बोनी चाहिए | दो सेर बीघा मेथी और अरहर बोना ठीक 
है| कपास एक बीघे में डेढ़ सेर बोनी चाहिए। सवा (सं० श्यामाक ८ एक प्रकार का छोटा चावल) 
खा सेर का बीघा ठीक है और उसी तोल में तिल, सरसों और लहा बोये जाने चाहिएँ | बाजरे 
को डेढ़ सेर बीघा और ब्बजरी (छोटा बाजरा) को सवा सेर बीघा बोना चाहिए। कोर्दरों (सं० 
कोद्रव, कुद्रव - छोटे चावल विशेष) और कामुनी भी बीघे में सवा सेर ही बोनी. चाहिए | धान एक 
बीचे में पाँच सेर और जड़हन (जाड़े के धान) एक बीघे में सात सेर बोये जाने चाहिए | १६। 


९१०६--पालेज की बुबाई--आलू , सकलगनद (सं० शकंरा +सं० कन्दे), प्याज 
लहसन (सं० लशुन, लशून) आदि को बोते समय खेत में छोटी-छोटी मेंड़ें लगाकर अनेक पतली 
नालियाँ-सी बनाई जाती हैं, जिनमें होकर सिंचाई के समय पानी बहता है। उन छोटी और पतली 
नालियों को गूल (सं० कुल्या'--निधण्ड, १।१३), सेल (सादा० में) या पनारी (इग० में) कहते 
हैं। आलू , प्याज आदि गूलों की मेंड़ों पर ही लगाये जाते हैं | जड सहित प्याज के किल्ले (अंकुर) 
कुना कहाते हैं। कुनां को गाडना चुभोना कहाता है। तोमरा (लौका), तोरई, मिडी आदि के 
बीज गाड़ने के लिए भी चुभोना धाठ का प्रयोग किया जाता है| 


९११०--ईख की बुघाई--कटने के बाद कुछ ईंख खेत में बीज के लिए खड़ी रहती है । 
बीज की ईख को काटकर किसान एक गहरे गड़ढे में भी गाड देते हैं। उस गडढे को बिमलेरा कहते 
हैं | फिर माह-पूस में बुवाई के समय ईंख के गाँड़े (सं० इक्तु-काए्ड) निकाल लिये जाते हैं। वह 
क्रिया बिकैरा खोलना कहाती है। एक तरह का मोटा गॉड़ा (सं० कार्ड > गाए्डअ > गाँड़ा) 
पौंडा (सं० पौर्ड्रक) कहाता है । 


९१११--गन्ने के तने पर जो पत्ते-से लिपटे रहते हैं वे पताई कहाते हैं। गन्‍नों से पताई 
अलग करने की क्रिया 'छोलना' (सं० तक्षुण, श्रा० छोल्‍लण-पा० स० म०) कहाती है। जो लोग 
छोलते हैं, वे छोला कहाते हैं। गन्ने के अग्रमाग को अँगोला (सं०अग्र-पोतलक>प्रा ०अग्गओलञ > 
अग्गोला > अंगोला--हिं० श० नि०) कहते हैं। छोले अं गोले काटकर गन्‍नों को एक जगह रखते 
जाते हैं। गन्‍नों का छोटा-सा ढेर जिसे एक आदमी दोनों हाथों से आसानी से उठा सकता है 
जेट कहाता है। लगभग २५-३० जेटों का समूह फॉँदी कहाता है। खेत के केंड़ों में बोने 
से पहले प्रत्येक गॉड़े (सं० काएश्डक को छोलकर कई हिस्सों में काया जाता है, लेकिन गाँठ 
पर से नहीं काठते। गाँड़े (गन्ने) का ध्प्रत्येक ठुकडा  पेंडा कहाता है। हेमचन्ध ने खण्ड के 
अर्थ में पंड (दे० ना० मा० ६८१) को देशी बताया है। एक पैंड़े में कम से कम दो गाँठें अवश्य 


) ४सिन्धवः । कुल्याः । वयः । इति सप्तत्रिंशन्नदीनामानि |? 
““डा० लक्ष्मण स्वरूप (सं०) : निधण्दु समन्वित निरुक्तम, पंजाब विश्वविद्यालय, सन्‌ १९२७ 
पृ० ५ | 
“जलधिगा कुल्या च जंबालिनी-कोलति जलः संस्त्यागति कुल्या |” 
““हैमचन्द्र; अभिधान चिन्तामणि, काणड | इलोक १४९ | 


( रें५ ) 


होती हैं। दो गाँठों के बीच का भाग पँगोली या पोई (सं० पोतिका > पोइआ > पोई) कहाता है। 
पूँगोली के अर्थ में हेमचन्द्र ने (दे० ना० मा० १७६) “इंगाली? शब्द लिखा है | खैर और खज में 
पोई को पोरी (सं० पेन >पोर > त्ली० पोरी) कहते हैं | सेनापति ने पोरियों के लिए “परवन” शब्द 
का उल्लेख किया है|" 

$११२--एक पोई में से जब छोटे-छोटे कई टुकड़े कर दिये जाते हैं, तब प्रत्येक टुकड़ा 
गड़ेली (सं० गण्डेरिका > गण्डेरिआ्रा > गंडेली > गड़ेली) कहा जाता है| लोकोक्ति प्रचलित है---.. 

“गॉड़े ते गड़ेली प्यारी, गुड ते प्यारी गाँड़ो । 
क्‍ भइया ते भतीजो प्यारी, सब ते प्यारी सारी ॥”* | 

११३--नई बोई हुई ईख पोदा (सं० प्रद७), नोदा (सं० नवदृद्ध) या पोया (बुलं० में) 
कहाती है। नोदा काट ली जाती है। फिर उसके जड सहित ढूँठों में से नये किल्‍ले निकलते हैं जो 
किलसियाँ (सं० किसलय) कहातें हैं । 

११४--नौंदा ईख में दूँठों (देश० टँठ--पा० स० म०) में से किलसियाँ निकलकर जब 
बढ़ जाती हैं, तब्र उसे किल्लसियों का उलहना कहते हैं| उलही हुई किलसियोंवाली ईख पेड़ी 
कहाती है । ईख बसनन्‍्त ऋतु में पक जाती है। लोकोक्ति है-- 

“लगी बसनन्‍्त | ईंख पकन्त ॥” ३ 


एक बार बोई हुई ईख सामान्यतया तीन वर्ष तक अवश्य रक्‍्खी जाती है। अन्तिम दो वर्षों में 
वह पेडी ही कहाती है । 


अध्याय ५ 


: नराई और खुदाई 


९११५--खुरपी से खेत की घास छीलना और खोद कर खेत की मिटटी को पोली तथा 
फोक (नरम और उठी हुई) बनाना नराना (नलाना) कहाता है। नराने की क्रिया, नराईं कहाती 
है | भूमि को माता और मेघ को पिता मांननेवाला किसान रोहिणी" -भूमि (वनस्पतिसम्पन्न भूमि) 
की सेवा नराई द्वारा. भी करता है। . . 


१ “वबजत न गाँठि जे अनेक प्रवन भरे ।” 
--सेनापति : कवित्तरत्नाकर, हिंदी परिषद्‌, प्रयाग विश्वविद्यालय, १९३ 
' २ गन्ने से अधिक प्यारी गड़ेली, गुड़ से अधिक प्यारा गन्ना, भाई से अधिक प्यारा भतीजा 
और सबसे गधिक प्यारा साला समझा जाता है।. * ' 
ह 3 बसन्‍्त ऋतु आरस्भ होते ही इंख पकने छगती है । 

+ है हर €्‌ 
४ “माता भूमिः पुत्रों अहं एथिव्याः | पजन्यः पिता स उ नः पिपतुं |” अथव० १२।१।+२ 
+ ] ॒ है ५ 
५ “रोहिणी विश्वरूपां श्रुवां मिम्‌ ।/--भथवं० १२११५ 


(३६ 


ह११६--बुन या पई जिस ग्रकार गेहूँ. की कनिक (आन्तरिक मींग) को नष्ट कर देती है 
उसी प्रकार पोला, हिरनखरी और गोभी आदि धासे खेत की फसल को बरबाद कर देती हैं । 
लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि-- 


८गयौ राज जहाँ राजा लोमी | गयौ खेत जहाँ जामी गोभी ॥”' 
6११७--नराई करनेवाले व्यक्ति नरावा कहाते हैं। नरावे के हाथ में जितनी मात्रा में 
धास समाती है, वह मात्रा मूँठी (सं०मुंष्टिका) कहाती है। मूँठी के अर्थ में सं० का 'मुष्टि! शंबूद 
कालिदास ने 'शकुन्तला-नाटक' में प्रयुक्त किया है। कण्व की पालिता पुत्री अपने प्रिय हिरन को 
सवाँ (सं० श्यामाक) की मूँठियाँ ही खिलाया करती थी।' 
6११८--ईंख के खेत में फावड़ों से जो खुदाई की जाती है, उसे गोड़ या गुड़ाई' कहते हैं । 
कई बार गुड़ाई करना इख कमाना कहा जाता है। लोकोक्ति प्रचलित है-- 


“मदका नराई ते। ईख कमाई ते |॥”३ 


कोर (सं० कोटि > नोंक) बढ़ेगी । प्रसिद्ध है--- 


“करो कमाई तेरह गोड । तब ही बढ़े ईंख की कोर ॥”* 
ः का ६ 

“इंख॒ खुदाई ते। बालक मिठाई ते ॥”५ 

न जे 


“काटे घास नरावे खेत । ताहि पूरी किसान कह देत ॥|”?६ 
८४ऐंड-मेंड़ की नराई । लम्बी जोत सवाई ॥””* 


९१२५०--खेती तथा नराई से सम्बन्धित कुछ कहावते-- 
“धीरे बंजु उलाइती खेती।”१। 

अ्र्थ--व्यापार धीरे-धीरे और खेती जल्दी से करनी चाहिए; तभी लाभ होता है। १। 
#हुर ते करी पैर, पैर ते कठिन नराई। 
जानें खोदी घास, मौत ताई की आई ॥” २) 


१ छोभी राजा का राज्य ओर गोभी घासवाला खेत नष्ट हो जाते हैं । 

२ “द्यामाक-मुष्टि-परिवर्धितको जहाति ।”--कालिदास : अ० शाकुं ०, ७९६ 

३ सक्‍का अधिक नराने से.,और ईंख अधिक कमाने से फूलती-फलती है । 

४ जब इईंख के खेत में तेरह गोड़े देकर कमाई की जायगी तभी उसकी पत्तियों की नोंकें बढ़ेंगी । 

५ बाऊुक मिठाई से और ईंख खुदाई से हरी-भ री दिखाई देती है । 

६ जो सदा अपने खेत की घास काटता रहता है और नराई करता है, उसे ही पूरा किसान 
कहना चाहिए । 

खेत में पहली बार पूरब से पच्छिम की ओर नराई कर दो गई हो; फिर दूसरी बार 

उत्तर से दक्षिण की ओर नराई की गईं हो । तीसरी बार में पच्छिम से पूरव की ओर, और चौथी 
बार में दक्षिण से उत्तर की ओर नराई की गईं हो तो वह पुड-मेंड या तोर-मोर की नराई कहाती 
है। इस नराई से और प्रारम्भ में लम्बी (गहरी) जुताई से खेती सवाई होती है। .'* 


( रै७ ) 


अथ--हल चलाने से कठिन काम पैर (पुर-बर्त) चलाना है। पैर चलाने से भी कठिन खेत 
की नराई है। जिसे खेत की घास बार-बार खोदनी पड़ती है, उसकी तो मौत समभ्िए । २। 
“पक्का बन ओ ईख न गोड़ी | 
ताके हाथ न लागे कौड़ी ॥” ३। 


अथ--जो किसान मक्का, बन और इंख में गुड़ाई नहीं करेगा, उसे कौड़ी भी नहीं मिलेगी |३ 


“जौ बन बीनन के आई | 
तो दुपती चौं न नराई ॥” ४] 


अर्थ--धरती में से जब बन का कुल्हा (अंकुर) निकल आता है, तब उस पर आमने-सामने 
मिले हुए दो पत्ते लगे होते हैं जो दुपती कहाते हैं | उस समय वह बन दुपतिया कहाता है। यदि 
पेहारी (बन बीननेवाली) बन बीनने के लिए. आईं है तो उसने पहले दुपतिया बन को नराने का 
प्रबन्ध क्‍यों नहीं किया था ! उस समय ठीक नराइ हो जाती तो आज कपास अच्छी तरह उतरती ।४| 


अध्याय ६ 
भराई 
6१२१--खेत की फसल में पानी लगाना भंराद कहाता है। पह्लगा (पानी लगानेवाला) 
पानी लगाते समय बराहा, मेंड ओर क्यारी में भागता-सा फिरता है। बरहे (पानी बहने का रास्ता) 
में से खेत में पानी ले जाने के लिए. बरहे की मेंड़ में एक छोटा-सा रास्ता बनाया जाता है, जिसे 
मुहारा कहते हैं | पानी लगाने के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है--- 
.. “पानी कौ लगाइबौ। है साँप की खिलाइबो |” १ 
6१२२--बुवाई से पहले खेत कई बार जुतता है। जुताई से पहले खेत में जो पानी दिया 
जाता है, उसे पंरेबट कहते हैं। उस पानी के लगाने के लिए 'परेहनो” धातु प्रचलित है। भराई 
खेती की जांन है-- 
.._ “चलैगी तब जर | जब भुम्मि होइ तर ॥* ह क्‍ 
६१२३--पानी चाहनेवाली खेती के लिए समय पर हुई वर्षा अमृत के समान मानी जाती 


है| अथववेद का ऋषि सम्रयानुकूल होने वाली वर्षा को जल न कहकर घी बतलाता है ।* 
. “ आज भी समय पर हुईं वर्षा के देखकर किसान कह उठता है--“सोनो बरसि रहो है |” 





पानी छग्राता;साँप के खिलाने के समा न कठिन काम है । ु 
२ जब घरती पानी से तर कर दी जायगी, तभी फसल की जड़े नीचे गहरी होती जायेगी । 
“3, आपरिचिदस्मै घृतमित्‌ क्षर्ति ।” --अथवें० ७१८-१९२ 
....लर्थाव्‌ इस पृथिवी के लिए जल घृत जैसा बरस रहा है। 


( रेथ ) 


0१५४--भराई के नाम--जैसाख की फसल जौ, गेहूँ आदि--कई बार भरी जाती है । 
बुवाई के उपरान्त उगी हुईं खेती में पहली बार पानी लगाना भड़ भरना या भड़ बुझाना (अत० 
में) कहाता है । दूसरी भराई पखारा या ढुमानी (सादा० और इग० में) कहाती है। तीसरी भराई 
को तिखारा या तिमानी (सादा०, सिकं० और इग० में) कहते हैं । गेहूँ के खेत में चौथा पानी भी 
लगता है, जिसे चोखारा, जलकदा या बलिकटा(हाथ०में) कहते हैं। चौथो बार भराई करके फिर 
पानी देने का मंकट काट दिया जाता है, संभवतः इसीलिए चौथी भराई को जलकटा कहते हैं । 
चौथे पानी के समय गेहूँ की बाल कुछ-कुछ पक जाती है, और गेहूँ कटाई (कटने पर) आ जाता 
है। इसलिए, चौथी भराई बलिकटा भी कहाती है | 
8१२४--चनों में एक, मटरे में दो, जौ में तीन और गेहूँओं में चार पानी लगते हैं । मेथी, 
पालक आदि पालेज में तरी के लिए जब थोड़ा-थोड़ा पानी दिया जाता है, तब उसके लिए. रोकना 
धातु का प्रयोग होता है, जैसे--“मेथी में पानी रोकि देउ ।” लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है-- 
“आलू बच्चो अँधेरे पाख | खेत में डारी कूड़ो राख | ह 
देखि औसरों रोंकी पानी । तब अर्राइ आल मनमानी |” " 
फसल की भराई के सम्बन्ध में अन्य कहावतें भी प्रचलित हैं-- 
“त्रकारी जिश्र है तरकारी | जाते पानी की भरमारी ॥*९ 
“साठी होइगी साठए, दिन । जौ पानी मिल जाइ आठए दिन |”?३ 
भर 20 0 


“चैना चैना चेना | 
सोलह . पानी देना | 


ज्यों ही  ब्यार चले ना। 
फिर लेना और न देना ॥”४ 
डे ६2 ३६ 
“अगहन में सरवा भर। फेर न भलौ करवा. भर |”५ 
कै नै ! 


ह 2 
धृ 'पूस किसनइ हेठी | अगहनियाँ पानी जेठी || हे दे 


१ खत में कूढे-राख का खाद डालकर आलू (सं० आल) अँधेरे पाख (क्ृष्णपक्ष) में 
घोना चाहिए। जब पानी देने का ओसरा (बारी) हो तब थोड़ा-थोड़ा पानी दे देना चाहिए। ऐसा 
करने पर आर (आलू का पोर्धा) अच्छी तरह बढ़वार (वृद्धि) पकड़ेगी | 

२ इसका नाम तरकारी है। इसीलिए तो इसके खेत में पानी की भरमार रहनी चाहिए । 

3 यदि हर अह्व में पानी मिलता रहे तो साठी चावछू की फसल साठवें दिन पक जाती है । 

४ चने के खेत में सोलह बार पानी देना चाहिए। यनि हवा ज़ोर की चलने लगी तो फिर 
कुछ हाथ्र न लगेगा । 

५ बैसाख की फसल को यदि अगहन के महीने में सरवा (सं० शराव ८ मिट्टी का एक छोटा. 
ढकक्‍कन जो घड़े के मुँह पर रक्खा जाता है) मर के ही पानी मिल जाय तों बहुत लाभदायक है। 
इसके बाद पूस-माह के महीने में करवा (सं० करक ८ टोंटीदार मिद्दी का एक लोटा-सा) भरा पानी 
भी व्यथ है। सारांश यह है कि अगहन का थोड़ा-सा पानी ही खेती में बढ़वार ले आता है। उसके 
बाद पानी देना बेकार है । ' 

६ अगहन में पानी देने से फसल जेदी (सं० ज्येष्ड--जेंठ-स्तरी ० त्तम) रहती है; और 
पूस के पानी से तो हेठी (सं० अधःस्थ अथवा अधस्तात--हेठा-ख्री० हेठी ८ बज्जी) हो जाती है। 


[ 


का, 


(१५६--विभिन्न क्यारियों के नाम--जिन खेतों में बम्बे या नहर से पानी लगता है 
उनमें बड़ी-बड़ी क्यारियाँ बनाई जाती हैं, जिन्हें पहल, पेल, बेला या बैल कहते हैं | जिन खेतों 
में कुएँ से पानी लगता है, उनकी क्यारियाँ अपेन्नाकृत छोटी होती हैं | उन्हें नख कहते हैं | कुएँ की 
भराई का खेत पहले चार-पाँच बड़े भागों में मेंड़ लगाकर बाँट लिया जाता है। वे बड़े-बड़े विभाग 
किबारे कहाते हैं| जब एक किदबारे में मेंड़ें लगाकर कई विभाजन किये जाते हैं, तब वे छोटे भाग 
नख या क्यारी (सं० केदारिका) कहाते हैं। भराई के समय जब नख में पानी इतना भर जाय 
कि मेंड़ों पर से उतरने लगे तो उसे नख लोटना कहते हैं । वड़ी-बड़ी पहलें सेला (अनू० में), डॉँडा 
(खैर में), मेला (खुज में) या डॉगर (राज० में) कहाती हैं | खेत की पहलों में पानी आसानी से 
पहुँच जाय, इसलिए खेत के बीच में एक बरहा भी बनाया जाता है, जिसे लड्डू रा (सादा० में) 
कहते हैं | नख, पहल या लड्ढरा बनाने की क्रिया माँके करना या सोल करना (सादा० में) 
कहाती है | 

6१५७--खेत में पानी लगाना--खेत की पहलों में बिना क्यारियाँ बनाये हुए जब बम्बे 
का पानी इकसार हालत में लग जाता है, तब उसे कटऊ पानी कहते हैं | बम्बे के खेतों में पानी 
लगाने के लिए दिन और समय निश्चित होता है। उसे ओसरा (सं० अवसरक) कहते हैं । गेहूँ 
के खेत में बाल आ जाने पर भराई अच्छी तरह करनी चाहिए, | लोकोक्ति है-- 

“पेहूँ पै जब बाल । खेत बनाओ ताल ||”” 

6१५८--कातिकिया फसल के खेत में मेंड़े ऊँची बनानी चाहिए, क्‍योंकि वर्षा का पानी 
अधिक मात्रा में होता है | क्यारियों में से पानी निकल गया तो खेत की ताकत कम हो जायगी। 
लोकोक्ति है- 

“टूट गई जो क्यारी | खेतु मयो उजारी ॥|”?९ 
धान, पान और ईंख बहुत पानी चाहते हैं-- 
“धान पान ऊखेरा | तीनों पानी के चेरा |[?3 


8१२५६-- कातिक की फसल में पानी आकाश के बादलों से ही मिलता है। मक्का, ज्वार 
ओर बन आदि को आगासी खेती (आकाश की खेती) भी कहते हैं। फाबड़े से मिट्ठी उठाकर 
किसी जगह रखना थापी लगाना कहाता है | हाथ से मिट्टी जमाने को चोंपी रखना कहते हैं । 
चौमासे की वर्षा हो रही है, किसान और किसानी अपने खेत की क्यारियों में पानी रोकने के लिए 
काम में लगे हुए हैं | किसान फावड़े से थापी लगा रहा है और किसाती लहँगे का कछेला मारे 
हुए मेंड़ों पर चौंपी रख रही है | किसानी के पाँवों के बीछिये और खडु ए (सं० खद्ट - मो० वि०) 
मिट्टी के काँदे (सं० कदम --कीच) में सन गये हैं | उसके उस कर्मठ रूप पर कवि शुद्रक की अनेक 

वसन्त सेनाएँ अ पने को निछावर कर सकती हैं ।९ 


) जब गेहूँ पर बाल आ रही हो तब खेत को पानी से भरकर ताल-सा बना दो । 
२ यदि पानी से क्यारी दृट गईं तो खेत ऊजड़ हो जायगा । 
२ धान, पान और इंख पानों के आश्रित हैं । 
४ “विद्युद्‌ वारिदगजितैः सचकिता, 

त्वद्दंशनाकाक्षिणी । 

पादी नूपुर रूग्न कर्दमधरो, 
प्रक्षाल्यन्ती स्थिता ॥” 
“-शुद्रक, झच्छुकटिक, १।३५, 


कक 


( ४० ) 
विभाग ३ 


उगी हुई फसलों का क्रमशः बढ़ना और उनकी विभिन्न दशाएँ 
अन्याय ७ 


कातिक की फसल 
6१३०--बन (कपास), मक्का, ज्वार, बाजरा, उर्द, मूँग, सन, ईंख तिल ओर धान आदि 
की खेती कातिकिया खेती या सामनी कहाती है । गेहूँ, जी, चना, मठर, सरसों और मसर आदि 
को बेसखिया खेती या बामनी कहते हैं | जो खेती जिस महीने में पक जाती है, वह उसा महीने 
के नाम से पुकारी जाती है। आलू , गाजर, मूली, प्याज, पालक, मेथी, गोभी, करेला 
और बैंगन आदि साग-तरकारियों की खेती को पालेज (फ़ा० पालीज़) कहते हैं। लोका, तोरईं, 
कासीफल, कॉकरी (ककड़ी), खरबूजे और तरबूज़े आदि की खेती बारी (सं० वाटिका > 
बारिया >बारी) कहाती है | बारी की बेलों पर लगनेवाले नये और कच्चे फल, जिनके सिरे पर फूल 
भी लगा रहता है, ज़ई या बतिया कहाते हैं | लौके की जई की तरकारी अधिक स्वादिष्ट और 
गुणकारी होती है । 
$१३९--किसान स्वयं अपने हाथों से जिस खेती को करता है, उसे हरगही (सं० हल- 

ग्रहीता) खेती कहते हैं। जिस खेती में किसान हल नहीं पकड़ता लेकिन देख-रेख की दृष्टि से 
हरहारे (+ हलवाहा) के साथ रहता है, उसे सँगरही खेती कहते हैं। जब खेत का मालिक 
किसान अपने हलवाहे को आज्ञा तथा निर्देश देकर खेत में काम करने के लिए भेज देता है और 
स्वयं घर पर पड़ा रहता है, वह खेती पुछरही या सँदेसी कहाती है। किसानों का कहना है कि 
संदेसी खेती सबसे अधिक निखिद्‌ (सं० निषिद्ठ) मानी गई है| कहावतें भी प्रचलित हैं-- 

“उत्तिम खेती जो हरु गह्मौ। मद्धिम खेती जो संग रहो | 

जो पूछें हरहारी कहाँ। बीज नाठि गये तिनके तहाँ ॥”* 

कह. | % ... ॥| 
“बाढ़े पूत पिता के धर्मा। खेती उपजे अपने कर्मा ॥?* 
मं ५: ६ 
“दस हर राउ आठ हर राना। चार हरनु को बड़ो किसाना || 
दे हर खेती इक हर बारी ।| एक बेल ते भली कुदारी |” 


) यदि किसान स्वयं अपने हाथ से हल चछाता है तो खेती उत्तम होगी । यदि केवल 
हलवाहे के साथ ही रहता है तो उसकी खेती मध्यम श्रेणी की ही रह जायगी । जो किसान खेत 
तक न जायेंगे ओर दूर से ही हलवाहे से खेती के विषय में पूछते रहेंगे, उनका बीज भी वहाँ का 
वहीं नष्ट हो जायगा । द 

२ पुत्र पिता के धम से फूलता-फलता है और खेती अपने हाथों से ही ठीक तरह डगती है। 

3 जिस किसान के पास दस हों (५० कच्चा बीथघा८१ हल; १० हलछ ८७५०० कच्चे 
बीघों की खेती) को खेती है, वह राव के समान,है। आठ हलवाछा राणा है और चार हलों की 
खेतीवाले को बड़ा किसान कहते हैं । खेती कम से कम दो हलों (३०० कच्चे बीघों) की अवश्य होनी 
चाहिए और बारी एक हर की । जिसके पास एक ही बैरू है अर्थात्‌ कुल पच्चीस ही बीघे खेत है, 
डस किसान के लिए तो उचित है कि वह कुदाली हाथ में लेकर मजदूरी कर ले। 


( ४१ ) 


0१३२--कातिकिया खेती (सामनी) में होनेवाले उर्दों और मूँगों को सामूहिक रूप में 
मसीना (सं> माषीण) कहते हैं। कपास का पीधा बन या बाड़ी कहाता है। बन के बीज को 
बनोरा (सं० वन" + पोत-लक--बन + ओलञ्र--बनौला--बनौरा) कहते हैं। बीज के बिनौले 
को बोने से पहले गुबरीटी (गोबर + मिट्टी) में पानो डालकर मिला लिया जाता है। इस प्रक्रिया के 
लिए. जनपदीय धाठु ओलना (सं० आद्रंयण >प्रा० ओललण > गीला करना >पा० स० म०) 
प्रचलित है। भीगा हुआ विनौला आला (सं० आदर >प्रा० अद > अलल > आला) बनोरा कहाता है । 

60१३३--बिनौला अंकुर रूप में जब॒ धरती से निकलता है, तब उसे कुल्हा (कोल और 
हाथ० में) या किल्‍ला (खैर और खुज॑ में) कहते हैं (सं० कीलक > कीलअ > कीला--किल्ला) । कुल्हा 
जब कुछ बढ़ता है तब उसके सिरे पर जुड़े हुए दो दल अर्थात्‌ दो पत्ते निकल आते हैं। उन दोनों 
पत्तों को सामूहिक रूप में दोला (सं० द्विंदलक) या डुपता (सं० द्विपत्रक) कहते हैं | दुपती बन को 
नराने से पौधे की बढ़वार (वृद्धि) बडी मातबर (अ० मौतबिर -विश्वास के योग्य) होती है। 
लोकोक्ति है--- 

“जौ बन बीनन कूँ आई | तौ दुपती चौंन नराई ॥”* 

दुपते के बाद में बन चोपता (चार पत्तोंवाला) भी होता है। इसके उपरान्त उसमें छोटी-छोटी 
कोंपलें क्रशः निकलती रहती हैं, जिन्हें किंल॒सिंयाँ (सं> किसलय) कहते हैं । 

$१३४--बन के पौधे पर प्रारम्भ में बन्द मुंह का लम्बा-सा फूल आता है। जो पुरी 
कहाता है | जब पुरी का मुँह खुल जाता है तब उसे फूल (सं० फुलल) कहते हैं| बन का फूल कुछ- 
कुछ पीला, लाल और बेंजनी (बेंगनी) रंग का होता है। बाण ने कादम्बरी में इसका उल्लेख किया 
है कि--सौभाग्यवती बूढ़ी स्रियाँ बन के लाल-पीले फूलों से गोबर के चौक सजा रही थीं |” रे 

$१३४--फूल के पश्चात्‌ बन पर सख्त और नोंकदार गोल फल आता है, जिसे गूलर या 
गूला (सं० गोलक>गुल्लञ > गूला) कहते हैं । धूप और हवा के प्रभाव से गूला पककर फूट जाता 
है, ओर उसके अन्दर की सफेद कपास चमकने लगती है; उस दशा को बन का तिरना कहते हैं | 
तिरे हुए बन की छुटा श्वेत निमेल तारकिंत आकाश के समान दिखाई देती है। तिरा हुआ गूला 
टट कहाता है। पूर्णतया तिरा हुआ गूला तिरेमा टेट और बहुत कम तिरा हुआ गूला मंहमदा 
(सं० मुखमुद्रितर*) >ट कहाता है | 

११३६---जब टेंट में से कपास निकाल ली जाती है तब वह खाली टठेंट कॉँक कहाता है | 
कपास निकालने के लिए 'कॉँक जुकाना” भी कहा जाता है | टेंट तोड़ना और काँक नुकाना मिल- 
कर “बन बीनना? कहाते हैं। ठेंट की कपास प्रायः तीन भागों, में होती है, प्रत्येक भाग पखिया 
कहाता है । 

8१३७--बन के पौधे प्रायः तीन प्रकार के होते हैं--(१) देसी, (२) बाकन्दी, (३) 
नरमा | देसी और बाकन्दी की कपास सेत (सफेद) और नरमा बन की ललांही (लाली सहित) 





१ ग्रा० वण (सं० वन) - वनस्पति--पा० स० स०, छझ० ९२२ । 

२ यदि तू कपास-प्राप्ति की आशा से बन बीनने के लिए. आयो है तो पहले दुपतोी बन को 
नराया क्यों नहीं था ? 

3 “राग रुचिर कार्पास कुसुमलेशलांछितामिः ।” 
--बाण : कादम्बरी, सूतिकाशृह वर्णना, सिद्धान्तमहाविद्यालय कलकत्ता, १८४७ शकाब्दि, 
पृ० २७६ । 

४ ४मुद्वितान्यजनसंकथनः सन्नारद बलरिपुः समवादीत्‌ ।” 
--श्रीहष : नैषाधीयचरित, निर्णयसागर, अष्टम संस्क०, ७।१२ | 


( डरे ) 


होती है। देसी या बाकन्दी बन की कपास जो सफेद, फूली हुई और बड़े बिनोले की होती है, उसे 
फोला कहते हैं | पिचकी हुई तथा खराबी के कारण लाल रंग की कपास कानी कहाती है । 

6११८४--एक बार में तिरे हुए टेंटों में से जितनी कपास एक बार निकलती है, वह कपास 
उतरना कहाता है | जब बन का तिरना बन्द हो जाता है और उसमें से शेष गूले भी सँत लिये 
जाते हैं, तब उसे उजड़ा हुआ बन कहते हैं | बन के उजड़ जाने पर उसकी लोद (लकड़ियाँ) काट 
ली जाती हैं | बन की लकड़ियाँ लोद, लगोद, बनकणी या बनोट कहाती हैं | बन की लौदों को 
किसान आग में जलाकर तापते हैं | बन के पौधे का तना बनकटठी और उसके तने की छोटी और 
पतली टहनियाँ बकौनी कहाती हैं । क्‍ 

११३६-बन के खेत में बीच-बीच में सन की कई पाँतें लगाई जाती हैं, जो आड़ कहाती 
हैं। जोंड़री (ज्यारं और बाजरा (अ० बज्र> बीज) नाम के खेतों में सनबीजा की आड़ें लगती 
हैं | सन के पौधे पर गोल तथा काँटेदार फल आता है, जिसे ढेमना (इग० में) या भुंसुनू (हाथ० 
में) कहते हैं। सन के पौधे को काटकर एक पोखर में गाड़ देते हैं | ऊपर की पटारें गल जाने पर सन 
को डंडियों पर से उचेल लेते हैं | उस उचले हुए सन की पटार को पौना (इग० में), पेडँआ या 
पूँजा कहते हैं । सन की वे सूज्री डंडियाँ, जिन पर से सन अलग कर लिया जाता है, सेठी (सं० 
शरण + यष्टिका) कहाती हैं | यदि सेंटी के सिरे पर आग जला दी जाती है तो वह जलती हुई सेंटी 
लूकठी कहाती है । सन की उतरी हुईं पठारों को पटसन या असाढ़ा फुलसन कहते हैं | सन- 
बीजे की पटारें ;लकड़ा सन कहाती हैं, क्योंकि यह सन लकड़ी के समान कड़ा होता है । 


$१४०--घरती से अंकुर निकलना 'कुल्हा फूटना” या 'कुल्ला फ़ूटना” कहाता है। 
जब मक्का, जोंडरी (ज्वार) या लहर (बाजरे) के नुकीले अंकुर खेत में कुछ-कुछ निकल आते 
हैं, तब्र वे खुई कहाते हैं | मक्का, जौंडरी और लहर के तने फर्णेरा कहाते हैं । 
0१४१--लहरे की बाल जिस स्थान से निकलती है, उसे कोथ कहते हैं | बाल के नीचे का 
डॉटुरा (डंठल) जब बड़ा हो जाता है, तब उसका कुछ हिस्सा' एक लम्बी नली-सी में रहता है; उस 
नली को नरुका (नलका) कहते हैं। 
8१४२--मक्के के बड़े पौधे में से गाँठे फूटती हैं और लाल-पीले रंग के रेशे से निकलते 
हैं; उन रेशों को सूत कहते हैं। सूत के नीचे के भाग में हरे पशुलों (हरे प्त जिसके अन्दर मक्का 
की भुटिया रहती है) में पहले सफेद गड़ेली (सं० गण्डेरिका--गण्डेरिश्रा- गंडेरी - गड़ेली) बनती 
है| गड़ेली बन जाना मक्का में छुपकिया पड़ना कहाता है। जब दूध जैसे श्वेत रस से भरे हुए 
दाने गड़ेली पर लग जाते हैं, तब उसे दुद्धर मुठिया (दूध से युक्त भुटिया) कहते हैं | पकी हुई 
मुठिया (खैर-खुज॑ में कूकरी, सादा० में अड़िया) पर से दाने हटाना मक्का लुकाना कहाता 
है। मुठिया (भुटिया) पर से पगुला अलग करने की क्रिया मक्का सोटना कहाती है | भुटिया के 
सम्बन्ध में एक पहेली भी प्रचलित है--- 
“णकु अनोंखी फलु तू जान | पहलें बूढ़ौ पीछे ज्वान ॥ 
ता फल को तुम देखों हाल | बाहिर खाल तौ भीतर बाल ॥१ 
6१७३--श्र॒टियों को सोंटने का काम सोंट या सुँटाई कहाता है। सँटाई के पश्चात्‌ 
किसानों की स्लियाँ सोटे (मोटा डंडा) से पकी और सूख्ली भ्रुटियों को पीटती हैं । पिटाई से मक्का 
के दाने अलग हो जाते हैं | दानों रहित नंगी बड़ी गड़ेली छूँछ (सं० तुन्छ>प्रा० छुच्छ>छूँछ) 


१ एक अद्भुत फल है, जो पहले बुड़॒ढा और फिर जवान बनता है। यदि तुम उस फल 
को देखोगे तो पता छगेगा कि उसके ऊपर खाल (चमड़ा) है ओर खाक के अन्दर बाल हैं ।- . 


( ४४३) 


कहाती है। छेछ का ठुकड़ा भुड्डी या सुलली कहाता है। मक्का में एक नोंक-सी निकली रहती है, 
जिसे नाक या फूल कहते हैं | मक्का के दाने का फूल जब पिटाई के समय टूटता है, तब उसमें से 
एक छिलका-सा निकलता है, जिसे फूओँ कहते हैं | मक्का के सूखे और कठे हुए पौधों को करब 
ते हैं। सूखी करब का फर्टेरा (तना) कड़ा हो जाता है| लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 
“नंगी चाँद करव ढोबे | लगे फटेरी तब रोबे ||” * 

6१४४--६री जोड़री (ज्वार) को पौहे (पशु) खाते हैं; अतः उसे चरी (सं० चारि--ग्रा० 
चारि > चारा--पा० स० म०) नाम से भी पुकारते हैं। जब तक मेह नहीं पड़ता तब तक ज्वार के 
छोटे पौधे के कोथ में एक छोटा-सा कीड़ा होता है, जिसे भौंरी कहते हैं | उस समय उस चरी को 
भोरिया चरी कहते हैं | उस चरी को खानेवाला पशु मर जाता है। ज्वार के ऊपर जो चौड़ी 
तथा मोटी बाल आती है, उसे भ्ुद्‌टा या झुद्चिया कहते हैं । 

6१४४--जब मुझे पक जाते हैं, तब किसान उन्हें दराँतों से काट लेते हैं। यह क्रिया कतर 
या चोट (खैर में) कहाती है। कतर हो जाने पर ज्वार का पौधा चोढ़ा कहाता है | जब भुद्टों को 
मोटे डंडों से पोट लिया जाता है, तब उनमें से ज्वार के दाने निकल आते हैं। भुट्टे में लगे 
हुए दानों के खोखले घर बबूला, बूबला (सादा० में) या भोड़ा (खैर--इंग० में) कहाते हैं | 

$१४६--जौंडरी (ज्वार) के सुह्ों का भुस भोड़री कहाता है। कोई-कोई किसान जाड़ों में 
पशुओं को करब खिलाने की इच्छा से ज्वार को रखा लेते हैं। उस ज्वार को वे निरन्तर कातिक और 
अगहन तक रखते हैं, खेत में से काठते नहीं | खेत में उगी हुई वह ज्वार गँधेल कहाती है । 

8१४७--लहर (बाजरा) की बालें भी पीटी जाती हैं | बाजरे की बाल में से जो लम्बी और 
पतली डंडी-सी निकलती है, उसे ठंठी, ड ड़री या छुछुरी कहते हैं | दाने सहित बबूले को मुँहमुदा 
(सं० मुखमुद्रित) कहते हैं | ज्वार के पौधे में पहले बाल निकलती है, और वही बाल निकलकर भुट्ट 
बन जाती है | पहेली प्रचलित है--- 

“आगे आगें बहना आई, पाछे पाछे भइया। 
भइया बढ़ि गयो बाबा बनि गयौ, डाढ़ी की लटकइया [|?* 

6१४८--मकका के साथ जैसे कॉगुनी (एक पौधा) वो दी जाती है, उसी प्रकार बन के साथ 
प्रायः उद, मूँग, मौठ और रमास भी बो दिये जाते हैं। इनकी खेती मसीना (सं० माघीण) 
कहाती है | मसीने (उर्द, मूँग, मोंठ आदि) के तने को जाखिन कहते हैं। जाखिन की फूली हुई 
गाँठ करयो कहाती है। करयौ धीरे-धीरे बढ़कर पहले फूल में ओर फिर फल्ली के रूप में बदल 
जाता है। 

6१४६--उद (देश० उडिद--दे० ना० मा० १६८), मूँग (सं० मुदग) और मोठ (सं० 

कुषठ--अमर० २॥६।१७) आदि की फलियाँ जब पक जाती हैं, तब उनके पौधे फलियों सहित ही 

काटकर पैर (सं० प्रकर >प्रा० पयर >पइर > पैर  खलिहान) में डाल दिये जाते हैं । उन्हें सामूहिक 
रूप में मसीने या लाँक (देश० लंका, लंक) कहते हैं । 

९१५०--खेत में से मसीने की बेलें उखाड़ना उखार कहाता है। लाँक को पैर में एक 
स्थान पर इकट्ठा करके फिर उसे गाहकर गोलाकार रूप में फैला दिया जाता है। उस रूप को पैरी 





किम 


१ यदि किसान नंगे सिर पर करब ढोता है तो जब उसका फटेरा सिर में लगता है तब 
वह रोता है । 

४ आगे बहिन (बाल) आई और पीछे भाई (सुद्दो) । भाई बड़ा होकर बाबा बन गया और 
डाढ़ी छटकाने लगा | ज्वार का मुद्दा लगककर डाढ़ी-सा रूगने लगता है। 


( डॉ) 


बिठाना कहते हैं । पैरी पर तीन या चार बैल घूमते हैं और अपने खुरों से वे फलियों में से दाने 
निकालते हैं | उस क्रिया को दाँय चलना कहते हैं। दाँय चलने पर जब लाँक दबकर कुछ कुचल 
जाता है, तब उस क्रिया को गाहना और उस कुचले हुए लाँक को गाहटा कहते हैं। पैरी के केन्द्र 
का भाग मेंढ़ी या मेंडी (सं० मेधि) और गोलाईदार किनारे का भाग पागड़ कहाता है। मसीने 
की सूखी जाखिनि जब दाँय में #उज्ञीद री हो जाती है और दाने अलग हो जाते हैं, तब उसे 
भोरा कहते हैं | मसीने के फटे हुए डंठल फॉँपटे कहाते हैं। लहा और सरसों की सूखी लकड़ियों 
को डॉफरे कहते हैं। किसान खलिहान (सं० खलधान) में एक जगह मोरा और फाँपटे इकट्ठा 
करता जाता है | जाड़ों में अगिहाने (सं० अग्निधान & अलाव) पर तापते हुए किसान प्रायः उसमें 
भोरा या फाँपटे ही जलाया करते हैं | 

6१४१--उदं, मूँग, मोंठ आदि के मुस को मसीनिया भ्लुस (सं० बुष>हिं० मुस) कहते 
हैं | यदि मसीनिया भुस में कुछ उर्द मूँग के दाने और कुछ सू्री फलियों के छुकले (सं० शल्क) 
मिले हुए हों तो उस मिश्रण को फरमास कहते हैं। गही हुईं पैरी को उसाकर (बरसाकर) पहले 
कुछ दाने अलग कर लिये जाते हैं। तत्पश्चात्‌ फरमास पर जब दुबारा दाँय चलती है, तब उसे 
खुरदांय कहते हैं| दाने मिले हुए जौ-गेहूँ के मोटे भुस पर भी खुरदाँय चलती है । खुरदाँय से दाने 
पर चमक आ जाती है। खुरदाँय से छोटे और पतले दाने भी फलियों में से निकलकर बाहर आ 
जाते हैं | उद, मूँग, मोंठ आदि के उन दानों को चुनिया मसीना कहते हैं। खलिहान में खड़ा 
होकर किसान जब गाहठे को हवा में छुबड़े से धरती पर गिराता है और अनाज से भुस अलग करता 
है, तत्र उस क्रिया को उसाना (सं० आवर्षण) या बरसाना कहते हैं। इन्हीं धातुओं से बने हुए 
शब्द 'डसाई” और 'बरसाई” जनपदीय बोली में पूर्णतया प्रचलित हैं | 

0१५२ --कातिकिया खेती में पैदा होनेवाले अंडी और तिल के पौधे किसान को तेल देते 
हैं| अंडी का पौधा अंडडओं कहाता है। अंडी का बीनब चीआ और तिल का बीज तिलहन 
(सं० तिलधान्य) कहाता है | तिल का पौदा और बीज बहुत छोटे होते हैं। जब छोटी-सी बात को 
बहुत बडढ़ा-चढ़ाकर कहा जाता है, तब “तिल का ताड़ बनाना? मुहावरे का प्रयोग किया जाता है । 

$१४३--चीए के ऊपरी प्त को खोपटा और अन्दर की सफेद गिरी को मिंगी “या मींग 
कहते हैं | अंडउए के पौधे में से जो किल्‍ले निकलते हैं, वे संखियाँ कहाते हैं | अंडडए का गोल 
फल गवा कहाता है। गये में तीन भाग होते हैं | जिस ठकक्‍्कन में चीआ रहता है, उसे औगना 
कहते हैं | पानी छिमककर (छिड़ककर) ओंगने में से चीआ निकाल लिया जाता है। चीए से बने 
हुए तेल को अंडी का तेल कहते हैं| तिल का तेल मीठा तेल कहाता है | 

४8१४४--समय के दृष्टिकोण से धान तीन तरह के होते हैं--(१) क्वारिया धान--जो 
क्यार तक पक जाता है। (२) अगहनियाँ घान--जो अगहन मास तक पककर तैयार हो जाता है । 
(३) बैसखिया धान--यह बैसाख में पकता है। क्वारिया धान को धान मी. कहते हैं । इसको 
कूड़ में जेठ के महीने में बो दिया जाता है और क्वार में काट लिया जाता है। इसको बयैमा धान 
भी कहते हैं। अगहनियाँ घान को जड़हन भी कहते हैं। इसकी पौद्‌ (सं० प्रबृद्ध) पानी से मरी 
हुईं गाढ़ धरती में रोपी जाती है | इस क्रिया के लिए 'चहोरना? धातु प्रचलित है। अतः जड़हन 
को चहोरा धान या सोंदी मी कहते हैं पाणिनि: (अष्टा० ५२।२) ने 'घान' के लिए हि? 
और 'जड़हन” के लिए “'शालि? शब्द का उल्लेख किया है।" सेनापति ते भी श रद ऋठ का वर्णन 
करते हुए जड़हन अर्थात्‌ अगहनियाँ धान के लिए 'सालि' शब्द का प्रयोग किया है ।* 

श ब्रीहिशाल्योढंक'--..अष्टा ० ४।२॥२ 

२ 'द्चेति न गरद, मानों रंगे हैं हरद सालि ।! . 

->सेनापति ; कवित्त रत्नाकर, हिन्दी परिषद्‌, वि० वि० प्रयाग, ३३७ 


( ४५ ) 


४१५४४--कवा रिया धानों या चाबलों के नाम-- 
(१) काई---इस धान का चावल कुछ लाल रंग का होता है। छिलका काला और लम्बाई 
में साठी चावल से कुछ बड़ा होता है । 
(२) खरैला--इस चावल में चिकनापन कम होता है | 
(२) गवला---यह रूप-रंग में वासमती और सेले का मिश्रण-सा है। सेला चावल रंग में 
पीला तथा बादामी और बासमती मामूली तौर से सफेद होता है। 
(४) चकवा--लाल रंग और काली नोंक का चावल | 
(५) भिलुआऑँ--रंग में कुछ भदमैला-सा होता है। 
(६) ढिल्‍ला--आकार में बड़ा होता है । 
(७) बंकी--छोटा और गोल, किन्तु रंग में सफेद | 
(८) बिरंज--यह चावल लम्बा और सफेद होता है, लेकिन छिलका बादामी होता है । 
(६) महेसिया--लम्बा चावल, रंग में सफेद, छिलका सफेद । 
(१०) माली--चावल चोड़ा और सफेद | छिलके का रंग भी सफेद | 
(११) रानी काजल--छिलका सफेद लेकिन नोंक पर कुछ काला | चावल का रंग सफेद | 
(१२) रामजञममान--चपटा और भदमैला चावल | 
(१३) रामबास--इसमें एक प्रकार की अच्छी गंध आती है । 
(१४) लालमनी--इस घान का चावल पतला होता है, लेकिन छिलके का रंग नारंगी 
होता है | 
(१५) साठी--(सं ० परष्टिका ))--यह साठ दिन में पककर तेयार हो जाता है। प्रसिद्ध 
है-“पघष्टिका षष्टि रात्रेण पच्यन्त |? जनपदीय बोली की लोकोक्ति भी इसी भाव 
को व्यक्त करती है-- 
“साठी पा साठए दिन | जी पानी मिल जाय आठए दिन [॥”* 
(१६) झुन्हेरा--यह चावल रंग में कुछ पीला होता है। 
6१४६--अगहनियाँ घधानों या चावलों के नाम-- 
(१) अंजना--छिलका बादामी रंग का हलका, चावल पतला | 
(२) अनन्दी--छिलका नारज्जी; चोंच काली; चावल सफेद, चपटा और छोटा । 
(३) कमोरा--चावल छोटा, लेकिन आइति में कुछ ठेढ़ा होता है। 
(४) भझिलमा--छिलका नारंगी; आकार लम्बा; रंग में चावल चितकबरा-सा । 
(५४) दुलगंजन--छिलका सफेद; चावल मोटा । 
(६) धनियाँ--यह चावल छोटा, गोल और सुगन्धवाला होता है | 
(७) बासमती--यह चावल मामूली सफेद और बड़ी अच्छी गन्ध का होता है । इसे बहुत 
पसन्द किया जाता है। 
(८) मटरूुआ--छिलका बादामी; चावल मोटा | 
(६) मनकुर--छिलका सुनहरी; चावल सफेद | इस चावल का कन (ऊपर का पतला पत॑) 
हलका होता है | 


१ “यवयवक्रषष्टिकादत ।--अष्टा ० ४॥२।३ 
ह कर कप ० ही [0 ्धज आओ हर कक पु हर 
२ ग्रदि पानी आठवें दिन मिन्नता रहे तो साठी चावरू साठ दिन में पककर तैयार हा 
जाता है । 


( ४६ ) 


(१०) गजरा--यह लाल रंग का होता है 

(११) मोथा--छिलका सफेद; चावल लम्बा । 

(१२) रामजीरा--छिलका सफेद; चावल सफेद, किन्तु आकार में पतला और छोटा । 

(१३) रामभोज--चावल सफेद और लम्बा । 

(१४) लकड़ा--छिलका सफेद; चावल जौ की माँति लम्बा होता है । 

(१५) हंसराज--छिलका लाल; चावल लम्बा लेकिन कुछ टेढ़ा | इसी तरह काए 
चावल कम्बोद होता है । 

९४५७--अन्य चावलों के नाम--जो धान जल्दी पक जाते है, उनके नाम इस प्रकार 
हैं--गदरी, देंवला, बकक्‍की, मुदमरी और सरमा। इनसे अधिक समय में पकनेवाले चावल 
ये हैं--उत्ता, गजिया, जोलिया, तिमुलिया, दलबादल, नागरमोथा, नोलिया, पुरवइया, 
भटिया, रमजियाबन, सिंगरया और सिरीम जरी (श्रीमंजरी)। इनके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट 
चावलों के नाम इस प्रकार हैं-- 

(१) कपूरी--इसे दुद्धी या ुधाली भी कहते हैं। यह आकार में पतला और रंग में 
बहुत सफेद होता है | 


नस (२) करियाँ--यह चावल सुड़िया होता है, लेकिन भीतरी भाग मामूली तौर पर काला 
होता 


) कलंजी--भीतरी भाग कुछ-कुछ पीला और काला | 
(४) कोदौाँ--(सं० कोद्रव, कुद्रब)--यह बहुत मामूली चावल की किस्म है। यह स्वतः 
ही घास की भाँति उग आता है। 
(५) गोंट--इसका पौधा अधिक पानी चाहता है । 
(६) घुर्रा--यह चावल गोल और सफेद होता है । 
(७) जैसुरिया--ऊपरी भाग पीला और भीतरी भाग लाल । 
(८) भेला--यह पतला और लम्बा होता है । 
(६) डुडिया--मोटठा; अन्दर नारंगी रंग का | 
(१०) नाटिया--गोल-सा चावल | 
(११) पसाई--(सं० प्रसातिका > पसाइआ > पसाई)--बह चावल मण्मैला-सा होता है । 
(१२) सफेदा--सफेद और छोटा । 
(१३) सवॉ--(सं० श्यामाक)--यह चावल बहुत मामूली होता है। यह स्वतः ही घास की 
तरह उग आता है। 
(१४) सोदी--यह लाल रहछ्ग का होता है। इसकी पोद (सं० प्रवृद्ध > पवुद्ध > पउदड् 
पोध >पौद) रोपी जाती है। 
९१४८--धान के नवजात पौधे को खुई कहते हैं। धान के पौधे का तना और पत्तियाँ 
मिलकर पयाल, पयार या प्यार कहाती हैं। धान की बाल को पा कहते हैं। कच्चा चावल 
गड़रा कहाता है। चावल के सबसे ऊपरी छिलके को भुसी या भसी कहते हैं। चावल भूनकर 
मुर्मुरा या चिरवा और खीले बनाई जाती हैं| खीलों की ड॒डडी को श्ुजिया कहते हैं। धान के 
सम्बन्ध में कुछ लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं-- 


“विधि के ऑक न हुगे आन । आधे चित्रा फूट धान ॥”?' 
रह ४ नह 





१ थ्रह्मा को लिखी मिट नहीं सकती । चित्रा नक्षत्र की आधी अवधि व्यतीत हो जाने पर ही 
घात से बाल निकल गी। 


( ४७ ) 


“सावन धुर की पंचिमी, ढकि के ऊबे 'भाव। 
बरखा विस्से बीस है, ऊँचे जानों धान ॥”* 
के दे 22 
“स्वाँति सातए धान उपाद |? ९ 
४१५४६--धान की वाल के तीकुरों (पतली और लम्बी नोंकें) का चूरा पम्बा कहाता है। 
चावल के ऊपर का बारीक पत॑ दोबरी या कन कहाता है। दोवरी के ऊपर का मोटा छिलका 
ओगना कहाता है। दोबरी और औंगने सहित चावल (देश० चाउल--दे० ना० मा० शे८) को 
धान कहते हैं | 


अध्याय ८ 
बैसाख की फसल 


९१६०--गेहूँ , जो और जई (सं० यविका > जइआ > जई) एक ही जाति के अनाज हैं । 
इनके अंकुरों का धरती से निकलना खुई फ़ूटना कहाता है। बैसाख की फसल काटने का काम लाई 
कहाता है | प्रायः होली के उपरान्त चैत मास में यहाँ खेतों में लाई पड़नी आरम्म हो जाती है । 
जाड़ों के दिनों को मोहासा कहते हैं । मोहासों अर्थात्‌ क्वार-कातिक में बोयी हुई फसल जेठ मास 
(गर्मियों) तक कटकर और दाँय आदि चलने से गही जाकर अन्न के रूप में आ जाती है| बैसाख 
की फसल को कछावनेबाला व्यक्ति लावा (सं० लावक > लावअ > लावा) कहाता है। लोकोक्ति 
प्रचलित है-- 
“चलो रे लावा लाई कूँ | आई गयौ खेत कठाई कूँ |” 3 
मे डा डे 
“देखि भदारो खेत किसानी मन हरखाई | 
लई दराँती हाथ भोर ही उठिके धाई | 
गलिनु-दार पै जाइ किसानर्ज अलख जगायो | 
लाई करिबे चलो खेतु कटिबे कूँ आयी ॥”४ 
११६९--गेहूँ उगकर जब हाथ-डेढ़ हाथ के हो जाते हैं तब वे खद (सं० क्षुद्र >प्रा० 
खुद्द > खँद) कहाते हैं | जब तक पूरी नलई के रूप में पौधा नहीं हो जाता, तब तक खूँद ही कहा 





१ आवण कृष्णा पंचमी के दिन यदि सूय बादलों में ठका हुआ उदय हो तो निश्चित रूप 
से वर्षा होगी और घान के पौधे ऊंचे बढ़ेंगे। 
२ स्वाति के सात दिन बाद धान पक जाते हैं | इसलिए उन्हें काट लेना चाहिए । 
३ खेत काटनेवाले लावाओ ! तुम लाई ( खेत की कटाई ) के छिए चलो क्‍योंकि खेत 
पंककर कटने योग्य हो गया है । 
किसानों ( किप्तान की खतरों ) अपने खेत को भदाश ( अधपका या गदर ) देखकर 


प्रसन्‍न हुईं । वह द्रॉतोी हाथ में लेकर प्रातः ही खेत को चछ दी । किसान ने भी गली और द्वार 
पर जाकर लवाओं को पुकारा कि खेत कटने योग्य है, अतः शीघ्रतापूवक खेत पर चलो । 


फ् 


( थे ) 


ज्ञाता है| खूँद के नरम पत्ते लयस कहते हैं। गेहूँ के कोथ (त० हाथ० में कोत भी) से जब 
बाल निकलने को होती है, तब कोथ कुछ फूल जाता है। उस फूले हुए कोथ को फ़ूला कहते हैं । 
हैं, जो, जई आदि की बालों में दाना पड़ना अंडा पड़ना कहाता है। गेहूँ की बालें प्रायः दो 
प्रकार की होती हैँ... 
(१) तीकुरिया बाल्ल--इसमें सख्त बड़े बालों की भाँति तीकुर (शूक) निकले रहते हैं। 
(२) मु डिया बाल--इसमें तीकुर नहीं होते । ऐसा मालूम पड़ता है कि गेहूँ की बाल के 
सिर के बाल मूँड़ दिये गये हों । 


6१६२--जब बाल दानों से पूरी तरह भर जाती है, तब उसका रंग सुनहरी हो जाता है। 
उस समय वह बाल खुनैश कहाती है। बाल के जिस खोल में गेहूँ का दाना रहता है, वह खोल 
अकोआ कहाता है। अकौए सहित गेहूँ के दाने को दोरई कहते हैं। गेहूँ और जौ के खेतों में 
प्रायः सरसों (सं० सर्घप) और लहा की आड़े (सं. आलि>आरि>आउइड़ -केड़, रेखा) लगाई 
जाती हैं | दो आड़ों के मध्य का भाग मॉँग, क्यारी-या जइया (सादा०» में) कहाता है। लावा 
जब लाई करते समय गेहूँ, जौ आदि के मूठों की पाँतवियाँ लगाता जाता है, तब उन पाँतियों को 
सतरियाँ, लकुरियां या कोरिया (हाथ०, सादा» में) कहते हैं। मटर को उखाड़ने के लिए, 
'खं।सना' क्रिया का प्रयोग किया जाता है। मटर खौंसने के समय किसान /उसकी छोटी-छोटी 
गड्डियाँ बनाता चलता है | मठर का खौंसा हुआ पौधा अल्होआ या ल्‍्होआ कहाता है| बैसाख 
की फसल काटनेवाला लावा और कातिक की फसल काटनेवाला कपटा (सं० क्लूृप्ता) कहाता है | 
पहले बोई हुईं फसल अगमनी और बाद में बोई हुई पिछमनी कहाती है। अगमनी बुवाई सदा 
अच्छी रहती है । लोकोक्ति है--- 

“नीचें डारो, पूतनु पारो | सदा अगायौ, होइ सवायों ॥”* 

११६३--जब लाँक को पैर (खलिहान) में एक जगह ऊँचा-ऊँचा इकट्ठा कर दिया जाता 
है, तब उस बड़े ढेर को बही (कोल, हाथ० में), जॉँगी (अत० में) या कुरी (इग० में) कहते हैं। 
बाँहीं हवा से धरती पर न गिर सके, इसलिए उसे ज॒ने (वै० सं० यून)* से लपेट दिया जाता है। 
जूना एक प्रकार का मोटा रस्सा-सा होता है, जो नलई को ऐंठकर बनाया जाता है | 

0१६४--लाँक पर दाँय चल जाने पर गही हुई पैरी की बरसाई होती है | जब हवा बहुत 
भन्‍्द होती है, तब दो किसान लम्बा-सा चादरा लेकर हवा करते हैं और एक किसान छूबड़े में पैरी 
भरकर बरसाता है | उस क्रिया को पत्तवाई (सं० पटवात > पतवाइ > पत्तवाई) मारना कहते हैं | 
लोकोक्ति प्रचलित है-- 

“लॉकु लाइ बाँहीं धरी, दियो सुखाइ बिछाइ। 
दाँय चलाइ गहाइ के, मार दई पत्तवाइ ॥”?३ । 

११६४--गेहूँ या जौ का खेत जत्र कट जाता है तब उसमें कुछ बालें पड़ी रह जाती हैं; उसे 

सिला (सं० शिज्ञ) कहते हैं | उस सिले को बीनने के लिए. (इकट्ठा कपने के लिए) जो स्त्रियाँ जाती 


१ यदि बोते समय बीज गहरे कँँड्‌ में डाछोगे तो. खेती अच्छी होगी और पुत्रों को पाल 
लोगे । आगे बोई जानेवाली फसल सवाई होती है । 
“इंडुरी के लिए 'इगड” और जूने के लिए “यून! वैदिक शबद हैं। ये श्रौत-पृत्रों में प्रयुक्त 
'हैं।” डा० चांसुदेवशरण अग्नवांछ,: ए्थिवीपुत्र , ४० १२२ । 
3 छाक ( देश० लक“ ढेर ) को खेत से लाकर पेर में किसान ने बॉहीं लगाईं उसे सुखायां 
ओर बिद्धाया । फिर दोँग चछाकर गहाया और पत्तवाई मारकर बरसा लिया । 


( ४६ ) 


है, वे सिलहारी कहती हैं | मगर के खेत में छोटी-छोटी माँगें नहीं होतीं, बल्कि बड़ी-बड़ी पैल 
(>>-बड़ी क्यारियाँ) होती हैं। मेरठ की कौरवी में पैल को मेला” कहते हैं । 

.. $१३६६--लाई पड़ते समय लावाओं को घीमरी (कहारी) गागर में पानी पिलाने ले जाती 
है | उस समय वह पानी प्याऊ (सं० प्रपा) कहाता है| प्याऊ पिलाने के वदले सें जो लॉक घीमरी 
को मिलता है, वह भी प्याऊ कहाता है | अन्य टहलुओं और पंडित-पुरोहितों को भी लॉँक मिलता 
है | चमार आदि छोटी जातियों के लोगों को दिया जानेवाला लाँक 'बकदौ”? और पुरोहित-पंडिंत 
को दिया जानेवाला असीस' (सं० आशिस्‌) कहाता है । दस मूठों की एक कौरिया (सतरिया), 
दूस कोरियों की एक जेट और दस जेटों का एक बोर कहता है | 

... $१६७--सरसों, लहा और दूआँ का बीज बाखर और उर्द-मूँग का बाकस (देश० 
बक्कस >> अन्न विशेष--पा० स० म०) कहता है | सरसों का अंकुर जब एक अंशुल मोटा और 


च्> सतोर्यों > मा सतरियाँ 
लक की सतरियों.. ल्लक की सत। 


कक जा, से. पिकसि 


7227 दी 
कम के त >#हँ 
शिफजल 
3929 ५ ००० 





[रेखा-चित्र १६] । 
लगभग एक हाथ ऊँचा हो जाता है, तब उसे गॉड्रंर कहते हैं। गॉँड़र की भुजिया बड़ी स्वादिष्ट 
होती है । किसान लोग प्रायः मक्का की रोटियाँ उर्द की दाल और गाँड़र की भुजिया से खाया 
करते हैं | गॉड़र के पत्ते पाते कहातें हैं। अगहन (सं: अग्रहायण) मास में प्रायः किसानों की 
स्त्रियाँ बथुआ (सं० वास्तुको और पाते (सर्पप-पत्र) का साग रँचेंड़री (सं० रंधन+क भाएणिडका >' 
रंधन +हंडिया > रैंड़ी) में राँधा करती हैं | अगहन के दिनों की लघुता के सम्बन्ध में साग की 
हँड़िया (हाँडी) के माध्यम से कहा जाता है-- । 

 &आयौ अवैन । हँड़िया रंधे न |”? * ह न 
इसी प्रकार कातिक, पूस, माह और फागुन के सम्बन्ध में भी लोकोक्तियाँ प्रचलित है-- 
द . ८कातिक। बातिक|| आयौ पूस। घर में घूस | 
माह चिज्ञा चिल जाड़े। फाशुन में रसिया ठाड़े ॥!३ 
के साग की हॉँड़ी जो चूल्हे पर रखी जाती है, 





१ अगहन का दिन इतना छोटा होता है 
डसका साग रँध भी.नहीं पाता अथ।त्‌ पक भी नहीं पाता। 


२ क्ातिक के दिन बातों में ही बोत जाते हैं। शीतकारक पूस का महीना आ गया, अतः 
घर सें घुस जाओ ।. माह में चिल्ला जाड़े पड़ते हैं और फागुन में रसिक जन बाहर खड़े होकर 


बसन्‍त ऋतु का आनन्द लेते हैं । 


[( ३४० ) 


धधन के पंद्रह मकर पचीस | चिल्ला जाड़े दिन चालीस |?” 

8१६८--सरसों के पौधे जब तीन-चार हाथ ऊँचे हो जाते हैं, तब बे बसन्ती फूलों से लद््‌- 
बदा जाते हैं। उस समय बसन्‍्त ऋत उन्हीं खेतों में अपनी अल्हड़ ज्वानी (जवानी) के रमठल्ले 
(स्मण-क्रीड़ा) मारा करती है। ऐसा मालूम पड़ने लगता है कि सरसों ने सुआपंखी तीहर मटका- 
कर (पत्तियों का हरा लहँगा और फूलों की बसन्‍्ती ओढ़नी ओढ़कर) नाचना आरम्भ कर दिया हो। 
कोई वस्त्र या भूषण पहनकर इतराने के अर्थ में 'मटकाना' क्रिया प्रचलित है। सरसों के फूलों की 
पंखरियां (पंखड़ियों) के ठीक नीचे जीरे के आकार की हरे रंग की गोलियों सहित भ्ग्गियाँ भी 
लटकी रहती हैं। अतः सरसों के वे फूल भूगसूंगिया फूल कहाते हैं। सरसों उनके फूलों की 
तिलोही खसबोई (तेलवाली खुशबू > पैलाक्त*) गन्ध) सघकर न मालूम कितने जनपदीय प्रथिवी 
पुत्रों का मन हिलोरें लेता होगा | 

सरसों को काटकर और सुखा . जब उस पर दाँय चलाई जाती है, तब उसकी फलियों में 
से दाने बाहर निकल जाते हैं ओर खाली फलियाँ भी कुचली-सी हो जाती हैं। उन कुचली और फटी 
हुई फलियों के छिकलों को फरमास या फरॉस कहते हैं। बैलों के खुरों से कुचला हुआ फरमास 
जो सख्त तिनके के रूप में होता है, तूरी कहाता है | तूरी मिला हुआ भुस अच्छा नहीं होता, क्योंकि 
उससे पशु के गलपटे (सं० गल्लपटठक३ -- गालों का भीतरी भाग) छिल जाते हैं। बाखर (सरसों के 
दाने) जब कोल्हू में पेली जाती है, तव तेल के अलग हो जाने पर जो छूछा-सा रह जाता है उसे 
खरः (सं० खलि>खरि>खर) कहते हैं| बेचारी बाखर स्वयं तो कोल्हू में पिलती है, किन्तु दूसरों को 
स्नेह (तेल) प्रदान करती है। 

$१६६--मटर का बीज छोटा और मटरे का बड़ा होता है। इसके पौधे की मामूली-सी 
बेल (सं० वलल्‍ली) चलती है जो छ्लुप के रूप में वहाँ की वहीं एकत्र हो जाती है | मठर का तना 
जब बेल की भाँति आगे बढ़ता है, तब उसके सिरे पर एक सूत-सा निकल आता है; उसे तुर्रां (सं० 
तूणक>तूड़अ >तूड़ा > ठुर्रा) कहते हैं| मटर के पौधे का पूरा ऊपरी भाग छुत्ता (सं० छुत्रक > 
छत्तञ्र > छत्ता) कहाता है। पहले बेंजनी (बेंगन के-से रंग का) फूल आता है, तत्पश्चात्‌ फली | 
मटर की वह नई फली जिसमें दाने नहीं पड़ते पेंपना कहाती है | हरी तथा कच्ची फलियों को 
नुकाकर जो दाने साग-तरकारी आदि के लिए निकाले जाते हैं, वे मकौना कहाते हैं। पककी हुई 
मटर के दाने जब पानी में पकाये जाते हैं, तब वह क्रिया उसेना कहाती है। उसेये हुए दाने 
कोमरी कहे जाते हैं | कनछेदन आदि लोकाचारों पर गीत गवइयनों (गीत गानेवाली ख्ियाँ) 
को*कोमरियाँ ही दी जाती हैं | लोकोक्ति प्रचलित है-- 


“जैसी तेरी कौमरी, वेसे मेरे गीत। 
तू ना बाँट कौमरी, में ना गाऊँ गीत || १) छु 


) चिह्मा जाड़े ४० दिन के होते हैं, जिनमें घन की संक्रान्ति के १५ दिन और मकर की 
संक्रान्ति के २५ दिन सम्मिलित हैं । | 

२ “उड़्ती भीनी तैलाक्त गन्ध फूली सरसों पी ली-पीछी ॥” 

-आुमिन्रानन्द्न पन्‍त : ग्राम-श्री शीषक कविता। 

3 “गल्छ' शब्द को हेमचन्द्र (दे० ना० मा० २८१) ने देशी माना है। पाइअ्रसद महरणवों 
में इसे संस्कृत शब्द भी लिखा है। 

४ तेरी कौमरियों की तरह ही मेरे गीत होंगे। यदि त्‌ कौमरी न बाँदेगी तो में भी गीत 
न गाऊंगी-। 


( ५४१ ) 


मटर के पौधे को उखाड़कर एक जगह इकट्ठा करना ह्हीआ बनाना या लक्री 
बनाना कहाता है। 

6१७०--रत्री की फसल मे उगाई जानेवाली एक मुख्य उतज चना) (सं० चणक >> 
चनअ > चना) भी है। चने के दाने के ऊपर का छिलका चोकला कहाता है। चोकल्े के अन्दर 
आपस में जुड़े हुए जो गोल दो भाग होते हैं; उनमें से प्रत्येक को दर्यो्ल कहते हैं | चकले में 
दला हुआ चने का दाना दाल कहाता है। पिसे हुए दयौलों का आटा बेखन कहांता है। चने 
का मोटा आटा जो घोड़े को खाने के लिए दिया जाता है रातिब कहाता है। चने और सिरके के 
सम्बन्ध में कहावत है--- 











“चना चक्की में | सिरका धरती में ||? २ ७८ 
चने के सम्बन्ध में एक पहेली भी है-- कं 
“मिल्यों रहे तो पुरिख है, अलग रहै तौ नारि। 5 ( 
सोने कौ-सौं रंग है, चातुर लेड विचारि |?3 (. 
जिस खेत में डले (ढेले) अधिक होते हैं, उसे ढिलिआ खेत कहते हैं | चने दिलिंडघीय्र करत 
में ही अच्छी तरह उगते और बढ़ते हैं | गाढ़ धरती में ढेने उखड़ आते हैं। तब हल के ![जए की 
सैलें बजती चलती हैं | लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं--- | 
“जब सैल खटाखट बाजे | तव चना सड़ासड़ गाजै |॥”४ (ड़, 5 
देह 3 रह (2, 
“चुनिआ गेहूँ ठिलिआ्रा चना ॥”* ५८ 


३१७१--चने का पौधा (सं० प्रदृद्ध) जब पाँच-छः आऑँगुर (सं० अंगुल) ऊँचा हो जाता है, 


तब किसानों की बइयरबानियाँ (स्त्रियाँ) उसकी ऊपरी फुलक (सिरा) नाखूनों से तोडती हैं और 
उसका साग बनाती हैं | इस प्रकार फुलक तोड़ने के लिए “चोंटना? क्रिया प्रचलित है । अधिक बार 
चौंटा जाने पर चने का पौधा और अधिक उलहता है (बढ़ता है) | जब चने का कच्चा साग सुखा 
लिया जाता है, तब उसे खुकसुका कहते हैं। सकसुके का पानी लू से पीड़ित रोगी को बहुत 
लाभ पहुँचाता है| चने का पौधा जब एक हाथ का हो जाता है, तब उस पर जो कच्चा हरा फल 
आता है, उसे होरा (सं० होलक > होलञ > होला >होरा) कहते हैं | होले का दाना जिस छिलके- 
दार खोल में बन्द रहता है, उसे घेगरा या घेघरा कहते हैं। होलों से लवढ्हैस (परिपूर्ण) चने 
के छत्तेदार पौधे ऐसे प्रतीत होते हैं, मानों प्रकृति अनेक मणिमुक्तामंडित छत्रों द्वारा पए्थिवी की छाया 
कर रही हो | ' 
4 जलिधण्टुकार ने अपने कोष (निधण्टु ४।३) में अन्न विशेष के अर्थ में “चनः शब्द भी 
लिखा है । 
२ चना चक्की में पिसकर और सिरका धरती में गड़कर ही सुंदर और उपयोगी 


बनते हैं | ५ 

३ जब चने के दोनों द्योक मिले हुए रहते हैं तब वह पुरुष (“चना' शर्बद पंंढिज्ञग है) 
कहाता है| अलग-अज्ग हो जाने पर ख्री (दाल' खीलिंग है) बन जाता है | डसका रंग सोने के 
समान है । हे चतुर छोगों ! उसे बताओ । 

४ यदि चने ऐसी ढेलदार गाद धरती में बोये जायेंगे कि हल के जूए की सेल (जूए के 
सिरों पर लगी हुईं दंस-बारह अंगुरू की दो लकड़ियाँ) खटखट बजे तो टी बड़े-बड़े दाने घेगरे 
(चने के दाने का घर) में खूब गजेंगे अर्थात्‌ आवाज़ करंगे | ५9. । 


५5 


५ गेहूँ बारीक मिट्टी में और चना ढेलेदार मिट्टी में अच्छा उगता है। 





9, 


है 
डर 
हु 


है 





0:0.।986 


श्ु 
3 


पे 


लक ह 


( *र२ ) 


चने की बुवाई के लिए चित्रा नक्षत्र उपयुक्त है-- 
“चना चित्तर चौगना, स्वाँती गेहेँ होइ ||?” ह 
चने की फसल को पूरी तरह पकने से पहले ही काट लिया जाता है | होले जब कुछ-कुछ 
कच्चे ओर कुछ-कुछ पके होते हैं, तब वे भदार या भदाहर कहाते है | 


“चना भदारोी जौ हरिया | गेहूँ काटो ढेंकुरिया ॥?* 
देह न 
“आई मेख | हरी न देख |” 
(१७२--अरहर (कोल, हाथ० में अर्‌दैर भी) की गिवती भी दालों में ही है । असाढ़ के 
चिरइया (पुष्य) नक्षत्र में अरहर बोई जाती है। प्रायः बन के खेत में अरहर की आड़ (माँग, 
कूड़) लगाई जाती हैं| अतः बन बोने के लिए, बन बाँधना” और अरहर बोने के लिए. अरहर 
आइना!” कहा जाता है। जब पूरे एक खेत में अरहर ही बोई जाती है, तव उसके लिए 'रोपना” 
धातु का प्रयोग किया जाता है | हरी अरहर का जो तना बोर बाँधने में काम आता है, वह भोरा 
या जनेडआ कहाता है| अरहर की आयु सबसे अधिक है। यह असाढ़ (जौलाई) में बोई जाती 
है और जेठ (जूत) में काट ली जाती है | इस प्रकार पूरे बारह महीने रहती है । इसकी अवधि, रूप- 
रंग और उपज के सम्बन्ध में निम्नांकित लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं--- 
“पीरी-पीरी तीहरी, केसर कौ-सौ रंग । 
ग्यारह देवर फिरि गये, गई जेठ के संग |? ४ 
देह दे य्ः 
“बड़ी जिठानी सबनु की, भजबर-भावरो अंग | 
पीरी फरिया छींट की, लखि दयौरानी दंग ॥”" 
अरहर का पौधा ऊँचाई में आदमी से भी अधिक बड़ा होता है। पत्तियाँ और शाखाएँ 
अधिक होती हैं, इसीलिए. उस पोौधे को भबरा, भरावरा या झालरा शब्द से विशेषण रूप में 
व्यक्त किया जाता है--जैसे, अरहर तो भाबरी उगी है। कटी हुईं अरहर की लम्बी और सूखी 


बल 
बज 





) चित्रा नक्षत्र कार्तिक (१० अक्टूबर के आस-पास) में आता है। ज्योतिष-शास्त्र के 
अनुसार सूर्य एक नक्षत्र से दूसरे में १४ दिन में पहुँचता है। लगभग १२ अग्रेल को सूर्य 
अदिवनी नक्षत्र में होता है । इस गणना के अनुसार स्वाति नक्षत्न २४ अक्तूबर के आस-पास 
ठहरता है। अतः यदि चना अक्तूबर मास के प्रारम्भ में ओर गेहूँ अक्तूबर के अंत में बोये जाएँ 
तो उनकी फसत्र बहुत अच्छी होगी । 

३ चना भदार (अधघपका) और जो हरा काट लेना चाहिए; नहीं तो दाने खेत में ही रह 
जाएंगे। ढेंकली की रस्सी की भाँति बात लटक जाने पर गेहूँ काट लेने चाहिएँ । 

3 सेष राशि चैत्र मास में पड़ती है। उस समय सूर्य इसी राशि पर होता है। यदि 
जौ-गेहूँ आदि की फसल हरी भी हो तो भी मेष राशि के आने पर उसे अवश्य काट लेना चाहिए। 

४ जो केसर के-से रंग की पीछी तीह त पहनती 'है (अरहर के फूल पीले होते हैं) । जो 
ग्यारह देवरों (११ महीने--असाढ़ से बैसाख तक) के साथ नहीं गईं, किन्तु जब गईं तब एक 
जेठ (जेड महाना) के साथ गईं अथत्‌ समाप्त हो गई । 

.._+ हम्बे-चौड़े शर्ररवाली अरहर सबंकी जिठानी लगती है। उसकी फरिया (ओदूनी) का 


पीछा रंग देखकर अ्रथांत्‌ पीले फूलों को देखकर उसकी दयौरानियाँ (अन्य फसलें) आइचर् में 
पड़ जाती हैं। पर गा । 


है 


( रे ) 

लकड़ी झामा कहाती है। माताएँ प्रायः असाद मास में अपनी ब्यॉहता थीयों (सं० विवाहिता 
दुहिता) के लिए झ्लामों पर ही आठे की बनी सेंबई सुखाया करती हैं | अरहर के पैर (सं० प्रकर -- 
खलिहान) में मिद्दी और भुस में मिले हुए अरहर के दाने रह जाते हैं। उन दानों और मिट्टी से 
युक्त मुस को सीसरी, काँइठ या दुर्री (कोल में) कहते हैं| अरहर वी पतली और छोटी लकड़ियाँ 
खोरा कहाती हैं | फाड़ के काम में आनेवाली अरहर की लकड़ियों को खरेरा कहते हैं । 

मालदार किसान गरीब किसानों को क्यार-कातिक में जो-गेहूँ बोने के लिए दे देते हैं और 
बैसाख-जेठ में उनसे उसका सवा युना लें लेते हैं। क्वार-कातिक में दिया हुआ वह नाज सवाई 
कहाता है और वह क्रिया सवाई उठाना कहाती है | इसे भोजपुरी बोली में बंगे देना कहते हैं | 


अध्याय ६ 


कै रे ह 
पालेज ओर बारी 

6९७३--आलू (सं० आलु) के खेत में जो बहुत-सी मेंड़ें बनाई जाती हैं, उन्हें फ;औरौरा कहते 
हैं । दो भोरो के बीच में एक छोटी-सी नाली होती है, जिसे गूल कहते हैं। आलू केंड़ में और 
भौरों पर बोये जाते हैं | हल द्वारा केंड में बोये जानेवाले आलू फारुआ ओर मोरों पर बोयें 
जानेवाले कौरिआ कहाते हैं । 

आलू के पौधे को आल कहते हैं । आल पर जो हरा और गोल फल आता है, वह टैमना 
कहाता है। आल की जड़ में छोटे-छोटे रेशे लगे रहते हैं, उन्हें जरोंदे या जराखूर- कहते हैं । 
जरोंदों में लगे हुए आलुओं के गुच्छे करें कहाते हैं। रतालू भी शकरकन्द या आलू की भाँति 
एक कन्द ही है। जिमीकन्द, सलजम, अद्रख आदि की जड़े ही काम आती हैं। मेंथी, 
पालक, पोदीना, धनियाँ, करमकल्ला, (बन्द गोभी) गाँठ गोभी, फूल गोभी, कुलफा और 
तरातेज की पत्तियाँ साग तरकारी में काम आती हैं | 

९१७४--गाजर में से पीछे का भाग जब काठ लिया जाता है तब उसे थेंदी या पेंदडआ 
कहते हैं | पेदी ही धरती में गाड़ी जाती है | उगी हुईं गाजर की पत्तियाँ ओर डंठल मिलकर गजरा 
कहा जाता है। किसी-किसी गाजर के अन्दर एक मोटा ओर सख्त सूत-सा रहता है, जिसे नरों 
कहते हैं । 

6१९७४-मूलियाँ भी गाजर की भाँति ही बोई जाती हैं। मूली पर जो लाल-काली लम्बी 
फलियाँ आती हैं, उन्हें सेगरी या सूरा की फरी कहते हैं | सेंगरी के पौधे का जो तना ऊँचा 


'ध/ ८2 


बढ़ जाता है, वह डॉडी कहाता है। गाजर और गजरे के सम्बन्ध में एक पहेली प्रचलित है--- 


८४कामिन एक घरा के ऊपर उलणे मुख ते जाप करे । 
जटाजूट लहराइ सीस पै, दसोी दिसनु में कुकी परे |”?! 
6१५७६--अरवी को अरई या घुदृय भी कहते हैं | बड़ी ओर गाँठदार छुद्यों की एक 
स्थ बडोखा कहाती है | श्रुइयों के तने की डंडी को नाल कहते हैं । 





१ पृथ्वी पर एक स्त्री नीचे को सुख करके जप कर रही है। उसके सिर पर जटाजूद 
: छूहराता है और वह दसों दिशाओं में कुकी पड़ती है। 


श् 


( ४४ ) 

९१७७--शकरकन्द को जनपदीय बोली में सकलगनन्‍्द कहते हैं। इसकी बेल भौरों पर 
लगाई जाती है | शकरकन्द की वेल को लक्ती (सं० लतिका) कहते हैं। सिंगाड़े (सं० श४ंगाटक) 
की बेल भी लत्ती कहाती है| जब सिंगाड़े की वेल किसी पोखर (सं० पुष्कर > पुक्खर > पोखर -« 
तालाब की भाँति का एक जलाशय) में डाल दो जाती है, तब वह बहुत बीच में फेल जाती है। उस 
क्रिया को लत्ती रोपना ऋहते हैं। लत्ती पर जब्र सिंगाड़े आ जाते हैं, तब सिगाड़ोंवाला दो डंडियों 
के बीच में सिरों के पास उह्टे दो घड़े बाँध लेता है, ओर उनके बीच में बेठकर पोखर के सिंगाड़े 
तोड़ लेता है। उस सावन को घन्‍्नई (सं० घट-नोका) कहते हैं | 

६१७८--प्याज के लिए, पहले बीज बोकर उसकी पौद तैथार करते हैं। वह पौद कुना 
कहाती है | प्याज का एक-एक कुता अलग-अलग घन्नई ॥॒ 
मेंड पर गाड़ा जाता है । कुने गाड़ने के लिए. 
कुनियाना या कुना चुभोना क्रिया का प्रयोग 
होता है। लहसन (सं० लशुन) की गाँठ कई 
भागों में विभक्त होती है। लहसन का प्रत्येक छोटा 
भाग पुती कहाता:है | पुती छुभोकर (गाडकर) [रेखा-चित्र १७] 
लहसन उगाया जाता है। करेला, चंचीड़ा, कुंदरू, सेदू, कचरा, फूट, कॉकरी (ककड़ी), 
खरबूज।, तरबूजा, कासीफल, लोका ओर तोरई की वेजें ही चलती हैं | इन पर आये हुए 
नये और कच्चे फल जई या चोइये कहाते हैं | लौके को तोमर, गंगाफल, कदुआ या कहदूदू 
(सं» बद्ग) नाम से भी पुकारते हैं| कमल की जड़ को भ्सीड़ा कहते हैं। टमाटर, बेंगन और 
बाकले के पौधों पर आनेवाली फलियाँ साग तरकारी में ही काम आती हैं। सेम की फलियाँ भी 
बेल पर ही लगती है । 

6१७६--तमाखू (स्पेनिश टोबेको, अँग० ठोबेक्को > तम्बाकू > तमाखू ) यद्यपि बैसाख की 
फसल है, परन्तु यह पालेज या बारी नहीं है । इसकी पत्तियाँ और डॉडुर! (डंठल) हुकका (अ० 
हुक्का) पीने में काम आते हैं | पहले तम्बाकू की पत्तियाँ सुबाकर कूटी-पीटी जाती हैं | रेत की भाँति 
बारीक कुटा हुआ तम्बाकू नसका कहाता है। नसके में से जो मोटा अंश रोर लिया जाता है उसे 
फिर कूटते हैं | उसका कुटा हुआ रूप फार कहाता है। तम्बाकू का तना जिससे पत्ती अलग कर ली 
जाती है, नर्का कहाता है | नरुके की कूटन भी फार कहाती है । कुठे हुए नरुके का मोटा अंश 
डुडडी कहाता है। तम्बाकू कूटते समय जो उसमें से धूल के-से कण उठते हैं, उन्हें तमेंख या 'भस 
कहते हैं | तमेंख से नाक और गला परेशान हो जाता है। उसके हुलास (नास या सुघनी) से 
छींकें भी आ जाती हैं | 





९१८०--कुछ हरे चारे किसान लोग अपने पशुओं को खिलाने के लिए बो देते है जो 
बारह महीने रहते हैं। उनमें से एक रुज़का भी है| इसका पौधा लगमग हाथ-डेढ़ हाथ बढ़ता है । 
रुजका कट जाने पर फिर बढ़ जाता है। लगभग सात दिन बाद रुजका बठ़कर फिर हाथ भर का 
हो जाता है। कटने के बाद उसकी बढ़वार (वृद्धि) का ओखरा (सं० अवसर > बारी) ही लान 
कहाता है | यदि किसी कारण बढ़वार नहीं होती तो उसे लान मारा जाना कहते हैं | किसान जब 
भुस में रुजका आदि हरा चारा मिलाता है, तब वह हरियाई मिलाना कहाता है। हरे चारे को 
मिलवन या मिलमन भी कहते हैं, क्योंकि वह भुस आदि रूखे चारे में मिलाया जाता है। 


( 9४४ ) 
विभाग ४ 
ऋ) 
खलिहान ओर रास 
अध्याय १० 
करे ओर 
पर के काम 
6 १८१--कातिक की फसल के लिए पैर (खलिहान) डालना आवश्यक नहीं है। मक्का, 
ज्वार, बाजरा और बन आदि सुगमता से ही हाथ आ जाते हैं| मक्का के यूखे पौधों को तिरछी 
हालत में धरती पर ढेर के रूप में जब जमा दिया जाता है, तब उस रूप को सँजा कहते हैं | खड़े 
बोमभो (देश० बोज्मकञश्र--दे० ना० मा० छैथ०») का जमघट भकुआ कहाता है। मक्का में से जब 
भुटिया सोंटी जाती हैं, तब उसे सेँजे के रूप में ही इकट्ठा किया जाता है | 
8१८२---बैसाख की फसल बड़े परिश्रम से तैयार होती है । किसान जिस मैदान मे लाँऋ से 
अन्न और समुस प्राप्त करता है, वह मैदान पैर या खलिहान कहाता है । पैर कई तरह के होते हैं । 
उनमें चटीकरी, परेहुआ, रेतुआ ओर कॉकरेला अधिक प्रसिद्ध हैं। जिस पैर की धरती स्वतः 
कड़ी और चौरस होती है, वह चद्ीकरी या पदपरी (कोल में) कहाता है। खेत में पानी देना 
'परेहना” (परिहालो-देशी नाम माला ६२६) कहाता है। किसान जिस खेत में पैर बनाना चाहता 
है, उसे पानी से परेहकर जोतता है और फिर खुहागा (पटेला) फेरकर उस जगह को चौरस कर देता 
है | इसके उपरान्त खूँदकर तथा ठोक-पीटकर उस खेत को चौरस और सख्त बना लेता है | इस ढंग 
से तैयार किया हुआ पैर परेहुआ पैर कहाता है। रेतीली मिद्टीवाले पैर रेतुआ कहाते हैं। ये पैर 
किसान के लिए अच्छे नहीं होते । रेतुआ पैरवाला किसान काम करते हुए मींकता रहता है। जिस 
खेत की मिट्टी में कंकटद ओर खपीचे (खपरे) अधिक हों, उससें यदि पैर बना लिया जाय तो वह 
कँकरेला पैर कहाता है। 
6१८३--पैर के लॉक के अवान्तर भाग ओर विभिन्न रूप--खेत में इकट्ठा हुआ 
लॉक (जौ-गेहूँ के पौधों का ढेर) सँजा या चका कहाता है । जब उसे पैर में लाकर दस-पंद्रह हाथ 
ऊँचे एक ढेर के रूप में एकत्र कर दिया जाता है, तब वह ढेर जाँगी या बाँहीं कहाता है | लाँक पर 
तीन-चार बैलों का घूमना (चक्कर लगाना) दाँय चलना कहाता है (चित्र ७) । किसान जब दाँय के 
लिए लॉक गोलाई में पैर में फेलाता है, तब उस 
क्रिया को लाँक भरना कहते हैं। पहली बार 
जब कुछ समय दाँय चल लेती है, तब उसमें से 
कुछ रेत-सा निकाला जाता है। उस प्रक्रिया को 
खटाई निकालना बोलते हैं। दाँय चलाकर 
लाँक को बारीक करना गाहना कहाता है। 
खटाई निकल जाने के उपरान्त जब लाँक को 
खूब गाह लिया जाता है, तब उसे पैरी कहते 
हैं। निरन्‍तर बारह घण्टे तक. दाँय चलने पर 
[चित्र ७] लाँक पैरी का रूप धारण करता है। लाँक को 
प्रथम बार गाहना पैरो बैठना भी कहाता है। गही हुईं पैरी, जिसमें धुस होता है और बालों में कुछ 
अनाज भी भरा रह जाता है, बूँकतर कहाती है | जब बूँकने को उसाया अर्थात्‌ बससाया जाता है, 
प्र 





( ४६ ) 


तब भुस उड जाता है और अनाज तथा अनाज से भरी हुईं कुछ टूटी हुई बालें एक जगह इकट्ठी हो 
जाती हैं। उड़ा हुआ भुस जहाँ एकत्र होता रहता है, वहाँ वह ढेर भिसलोरी कहाता है। उस अनाजवाले 
भाग को खुरदाँय कहते हैं | खुरदाँय को फिर गाहा जाता है | खुरदाँय पर जब बैलों की दाँय चलती 
है, तब बालों में से अनाज पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। इस अनाज में कुछ रेत भी मिला रहता 
है | अनाज के इस ढेर को सिली कहते हैं। गाहे हुए लाँक को जहाँ बरसाते हैं, वहाँ अनाज की 
एक रेखा-सी बन जाती है। उस रेखा को काँचा 
कहते हैं (चित्र ६) अनाज के ढेर को रास (सं० 
राशि) कहते हैं। रास सुधारने तथा साफ करने 
की सोंहनी (भाड़) को खुनेत कहते हैं । जिस 
रास को किसान सँवारता है, उसके ऊपर से 
तिनके और बालों में भरा हुआ अनाज सुनैत 
से अलग कर देता है। उस अलग किये हु 
थोड़े-से अनाज को थाया कहते हैं | जो लॉक 
खटाई निकालने के लिए गाहा जाता है, वह 
फॉपड़ा कहाता है। राशि पर से निकाला [चित्र ६] 
हुआ बालों में मरा अनाज और मोटा गाँठदार भुस गॉठा कहाता है। गाँठे पर जब दाँय चल 
जाती है ओर गाही हुईं सामग्री बरसा ली जाती है, तब उसमें से निकली हुई दानों सहित बालें और 
मोटे तिनके सॉठा कहाते हैं | साँठे को किसान प्रायः अपने किसी कप्रेरे (काम करनेवाला नौकर) 
को दे देता है । | 

6१८०४--पर में काम आनेवाली चस्तुएँ--(१) साँकी, (२) पँचागुरा, (३) गैना, (४) 
दाँवरी, (५) सुनैत या सरैती, (६) बरसौना, (७) तखरी, (८) डलियाँ, (६) आज्ना कंडा (सं० 
आरण्य >आरण्ण >आन्ना), (१०) आक (सं० अक), (११) स्थाबड़ा (सं० सीता-बट्ठक) | 

पैर में लाँक मरने के लिए. एक औज़ार काम में आता है, जिसे सॉकी कहते हैं । बाँस की 
लम्बी लाठी में खमदार दो कीलें जड़ी रहती हैं। उन कीलों को संक (सं० शंकु) और लाठी को 
डॉड़ा (सं० दुण्डक > डण्ड्ञ >डंडा > डाँडा) कहते हैं | 








अजय 


| रेखा-चित्र १५] 


बाँहीं में से लाँक खींचने के लिए. लकड़ी का एक ओऔज्ञार काम में आता है, जिसे 
पँंचागुरा (सं० पंचाडः गुलक > पंचाड गुलअ >पंचागुरञ्र > पँचागुरा) कहते हैं। यह काठ का 
होता है | इसके हत्थे को नार या बैंट कहते हैं । नीचे लगा हुआ लकड़ी का एक तख्ता-सा, “जिसमें 
लगभग एक हाथ लम्बी ५ या ४ लकडियाँ ठुकी रहती हैं, फरई कहाता है । हाथ भर लम्बी उन 
लकडियों को आँगु रिया या पखुरिया कहते हैं | वह लकड़ी, जो फरई में होकर प्रत्येक पखुरिया में 
डुकी रहती है, फूल कहाती है । 
दाँय में लाँक के ऊपर दो या दो से अधिक बैल चकई की माँति घूमते हैं। उनकी गदंनों में 
एक-एक रस्सी बँधी रहती है, जिसके ऊपर कपडा लिपटा हुआ होता है। वह रस्सी बेल की गर्दन सें 


( १७ ) 


बिलकुल चिपटी हुईं नहीं होती, बल्कि काफी (ढीली होती है। उस रस्सी को गैना (सं० अ्हणुक से 
व्युलन्न प्रतीत होता है) कहते हैं। दाँव में चलनेवाले प्रत्येक बैल की नार (गर्दन) में गैना पडा रहता 


झॉडा आ बेंद 





2 ५०४४९ 22 कं 


-+-> अंक रणो अंजुरियोँ या परझारियों 

[रेखा-चित्र १८] 
है| बैलों की गदनों के गैनों में होकर एक लम्बी रस्सी केंचीनुमा हालत में डाली जाती है, जिसे 
दामरी (कोल-इग० में) या दाँवरी (सादा० में) कहते हैं (सं० दामन) | सूरदास ने भी रस्सी के 
अर्थ में “दाँवरी” शब्द का प्रयोग किया है।'* 


रास तैयार करने के लिए कम से कम तीन आदमी लगते हैं | एक गाहटे की बरसाईं करता 
है, दूसरा रास के ऊपर से तिनका-मिट्टी सोहनी (सं० शोधनी) से साफ करता है और तीसरा 
पूजा-मंसी (१जन के बाद दान के रूप में कुछ अन्न अलग निकाल लेना) की सामग्री जुगाता है। 
रास के पूजन में आक के पौधे के फूल आते हैं | जंगल का छोटा-सा कंडा लाया जाता है, जिसे 
आज्ञा (सं० आरण्य) कहते हैं | जिस खेत के लाँक से रास तैयार की जाती है, उसका एक ढेला 
लाकर किसान रास के ऊपर अंदोक (छिपाकर ताकि कोई न देख सके और न उसके विषय में 
पूछ सके) रख देता है। उस मिट्टी के ढेले को स्याबडा (सं० सीता + वह्क-- कूड़ का ढेला) 
कहते हैं । 

रास तोलनेवाला ब्यक्ति तोला कहाता है| रास तोलने के लिए जो तराजू काम आती है, 
उसे तखरी कहते हैं | पाँच सेर का बाट पेंसेरा या धरी कहाता है। जिन छुबड़ों से गाहटा 
बरसाया जाता है, उन्हें बरसोना या कतना कहते हैं | कतना छुबड़े से कुछ छोटा होता है और 
उसकी लकड़ियाँ चिरी हुईं नहीं होतीं। डलिया छुबड़े से काफी बड़ी होती है, जिसमें ५ सेर भ्रुस 
या १५ सेर अनाज आ सकता है। 


९१८४--दाँय और बरसाई--लाँक पर प्रतिदिन लगभग दो पहर (६ घंटे) दाँय चलती 
है | इस तरह तीन दिन में पैरी (सं० प्रकरिका) गह जाती है। गही हुईं पैरी को गाहटा भी कह देते 
हैं। गेहूँ का गाहूटा तीन दिन में तैयार होता है। पहले दिन जब दो पहर (६ घंटे) दाँय चल लेती है, 
तब दूसरे दिन भ्ुकभ्ुके (प्रातः) में किसान पैरी के लाँक को उलट देता है, अर्थात्‌ ऊपर का लाँक 
नीचे और नीचे का ऊपर कर देता है। लॉक उलटने की इस प्रक्रिया को पैरी उखारना (सादा०) 
में या तरपैरी लेना कहते हैं। साँकी द्वारा लाँक को उलठते-पलग्ते हुए तरपैरी ली जाती है। 
तरपैरी लैने के उपरान्त दूसरे दिन फिर दाँय चलती है| दाँय चलते समय लाँक या झुस बैलों के 
खुरों से इधर-उधर बाहर की ओर तितर-बितर हो जाता है | उस समय एक किसान साँकी से उस 
लाँक को बैलों के पाँवों के नीचे फेंकता रहता है। यह क्रिया पागंड मारना कहाती है। पागड 
(पैरी की गोलाई का किनारा) मारनेवाला व्यक्ति पागड़िया कहाता है। पागड़िये के हाथ में साँकी 

रहती है, और बह बैलों से आगे चलकर लाँक फेकता है। (देखिए चित्र ७) 


१ सोड सगुन हो नंद की दाँवरी बंधावै।!' --सूरसागर, काशी ना० पग्न० सभा, १४ 


( ध्थ ) 


दाँय के बैलों में सबसे भीतरा बैल जो केन्द्रस्थान पर अपनी ही जगह घूमता रहता है 
मेंडिया या मेंढ़िया (सं० मैधिक या मैढिक) कहाता है। पैरी के किनारे पर घूमनेवाले 
बाहिरे बल को पागड़ा या पगडिहा वहते हैं. क्योंकि वह पागड़ पर ही चलता रहता है | 
0 १८६--दाँय चलाना जब बन्द किया जाता है, तब उसे दाँय ढींलना कहा जाता 
है। दो पहर के खन (सं० क्षण -समय) में दाँय को ढील देना ठीक है, क्‍योंकि दाँय में गौ 
के जाये (बेल) नफसेल (परेशान और थके हुए) हो जाते हैं| कहावत भी है--[देखिये चित्र ७] 
“प्र्द नराई बरघनु दाँय । दाँवरि बँघें और घमियायेँ |[”?* 
अलीगढ़-क्षेत्र की जनपदीय बोली में घरम्मियाना एक नाम धातु है, जिसका अर्थ है “धूप 
से पीड़ित होना? या “धूप लेना |! 
पहली बार का गाहटा बॉँकना कहाता है। बँकने की उसाई (बरसाई) में जो बारीक भुस 
निकलता है, उसे  पामि या पम्बी (हाथ में 
कहते हैं। देशन बुक्क (> तुप्र या छिलका) 
शब्द से बकना? सम्बन्धित है। खुरदाँय 
को गाहकर और उसाकर जो अनाज का ढेर 
लगता है, उसे सिली कहते हैं। दो-तीन 
किसान मिलकर सिली को सँवारते और 
संधारते हैं । 





बरसाई के बाद जो वस्तु किसान के पास 
[चित्र ८] रहती है, उसके प्रधानतया तीन रूप हैं-.. 
(१) खुरदाँय, (२) गाँठा, (३) साँठा | खुरदाँय को बरसाकर बची हुई सामग्री गाँठा और गाँठे से 
बची हुई सामग्री साँठा कहाती है। गाहटे की उसाई (बरसाई) प्रायः पछुदयाँ ब्यार (पश्चिम की 
हवा) में ही हुआ करती है। लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं-- 
“चल्यो पछुैयाँ करी उसाई। घुन कबहूँ न नाज के खाई ॥”२ 
3] थे ये 
“दाँय चलाइ गहाइकें, पैरी करी तयार। 
देखि पछुद्याँ ओसकरि, सीली लईं निकार [[?3 
दाँय में कम से कम दो बेल अवश्य होते हैं। तीसरा एक हँकबइया होता है। तीनों के 
वों के नीचे लाँक घिंसता और कुचलता है। पहेली प्रसिद्ध है-- 
“घ्रस॒पाँय घस पाँय। तीन मुूँड़ दस पाँय [[?४ 
जब हवा बहुत मन्द होती है, तब किसान गाहटे को बहुत थोड़ा-थोडा करके धीरे-धीरे 





) मनुष्य को जैसे नराई परेशान करती है, वैसे ही बैज्ञों को दाँय । बैल दाँय के समय 
एक तो दौाँवरी (एक रस्सी) में बंधे रहते हैं, दूसरे उन्हें घाम (सं० घम > धूप) भी सताती है। 

२ पछवा हवा चल गई, अतः बरसाई करो । यदि इस हवा में बरसाईं की जायगी तो 
अनाज को घुन नहीं लगेगा | 

३ किसान ने दाँय चछाकर और लॉक को अच्छी तरह गाहकर पैरी तैयार की और फिर 
पछुवा हवा में उसमें से सिली (नई राशि) निकाल ली । 

४ न्वह क्या है ज़िसके तीन सिर हैं, और दस पाँव हैं ? उसमें पाँव घिसते सी हैं । 


( ला 3) 


बरसाता है। उसे निबत्ती (सं० निवात>निबत्त > ख्री० निबत्ती) बरसाई कहते हैं | निबत्ती बरसाई 
से अनाज का काँचा बहुत छोटा और पतला बनता है। जब हवा तेज चलती है, तब एक 
साथ तीन-चार बरसइये (बरसाई करनेवाले) मिलकर और एक पंक्ति में खड़े होकर बरसौनों 
से गाहटे की बरसाई करते हैं। [देखिये चित्र ६] 

0 १८७--नलई के पूले बनाना--पैर में एक स्थान पर दाँय चलती है और दूसरे स्थान 
पर एक किसान इकौसियाहा (अकेला या एकान्त में बैठा हुआ) बेठकर लाॉँक के मूठों की वालों 
को एक डंडी से भ्ूरता है। डंडी की चोट से मूठे की १०-१४ बालों को एक साथ झाड़ देने के 
लिए “झूरना क्रिया का प्रयोग होता है। लाँक भूरने का काम इकौसे बैठकर ही किया जाता है, 
ताकि बरसाई का मुस ऊपर न आने पावे | सेनापति ने भी 'इकोसे' शब्द का प्रयोग अलग होने या 
एक पक्तीय बन जाने के अर्थ में ही किया है |* 

लाँक के मूठे से जब बालें भूर दी जाती हैं, तब गेहूँ-जी आदि का तना नरईं कहाता है| 
नरई के लगभग २०-२५ मूठे मिलकर जेट और कई जेटें मिलकर पूरा (सं० पूलक>पूलअ >पूला>- 
पूरा) कहाती हैं। एक पूला लगभग ५४ सेर का होता है। तराऊपर (एक के ऊपर एक) चिने 
हुए पूलों का ढेर कुरी, गंजी या गरी कहाता है। प्रायः गेहूँ के तनों के पूले ही नरई के पूरे 


२8 


कहाते हैं | 


अचप्याय ११ 


पेर की रास 


' ९१८८--सिली (सं० शिलिका>सिलिआ'>सिली) के अनाज से राख (एक प्रकार का 
अनाज का ढेर जो खलियान में एकत्र किया जाता हैं) तैयार की जाती है। रास के ढेर में से कड्कुड़ 
मिंद्ठी, तिनका और खपरा आदि निकालकर रास को सँवारना रास लगाना कहाता है। रास 
लगाने में तीन काम प्रमुख रूप से किये जाते हैं--(१) बटोरना (इकट्ठा करना), () सकेरना 
(सोहनी अर्थात्‌ फाड़ से काडते हुए एक स्थान पर लाना), (३) रोरना (रोलना रास पर दोनों 
हाथ फेरते हुए. उसके कंकड़, पत्थर और ढेले आदि निकालकर फेकना) । 

किसी रास को जब रोला जाता है, तब/किसान का हाथ उस रास के ऊपर लहर की भाँति 
पोला-गोला फिराता है | हाथ की यह क्रिया ही रोलना कहाती है। 'रलना? घाठु का प्रयोग सूरदास 
ने भी किया है।'* 

लगी हुईं रास को और अधिक साफ-सुथरी बनाने के लिए. उस पर किसान सोहनी (सं 
शोधनी) फिराते हैं। यह क्रिया सरेती फेरना था सुनेत मारना कहाती है। इसके लिए 





“हु रहे इकोसे, हों न जानों कौन हेत है ।” 
--सेनापति : कवित्तरत्नाकर, ग्रयाग वि० वि० हिंदी-परिषद्‌, ७।२६ । 
२ ४त्तील बसन फरिया कटि पहिरे बेनी पीठि रुलति ऋकभकोरी ।” 
--सूरदास : सूरसागर, काशी नागरी प्रचारिणी-सभा, १०६७२ । 


( ६० ) 


सरेतना नाम धाठ भी प्रचलित है। सरेतने से रास के कंकड़, ढेले, खपरे और तिनके दूर हो जाते 
हैं | रेत, कंकड और मिट्टी जिस अनाज में मिले रहते हैं उसे असेला कहते हैं । असैले ग्रनाज की 
रास असेली कहाती है | असैली रास में कुछ अन्न मिश्रित कूडा-करकट निकालकर एक स्थान पर 
इकट्ठा कर दिया जाता है। उस छोटी-सी ढेरी को थापा:कहते हैं। रास को डँचे ढेर के रूप में 
छुबड़ों से दाब-दाबकर सुन्दर बनाया जाता है। इस क्रिया को छुबड़ा लगाना कहते हैं। रास 
बड़ी सेतकर (समालकर) बनाई दायी है। रास की सुरक्षा करने और सँमालकर इकट्टठी करने के अर्थ 
में सैंतना' धातु का प्रयोग किया जाता है | (देखिए चित्र ८) । 

' ह१८४६--रास की चॉँक--पैर की रास को नजर न लग जाय, इसलिए किसान उसे कपड़े 
से ढक देता है। यदि तुलने से पहले कोई व्यक्ति रास को कूते (नाप-तोल का अनुमान लगावें) तो 
किसान उसे बुरा मानता है । इसलिए, भी रास ढक दी जाती है। रास को दोबरा, जाजिम और 
पिछोरा आदि से ढक देते हैं | इस तरह रास का ढकना रास दबाना कहाता है | रास-पुजाई से 
पहले रास की चाॉँक (गोल ढेर) बनाई जाती है (सं० चक्र >चक्‍क > चाँक) | चाँक लगाने की' 
विधि इस प्रकार है :-- 

रास का तुलना जब तक आरभम्म नहीं होता, उससे पहले किसान किसी व्यक्ति को रास की 
उत्तर दिशा में आगे से निकलने नहीं देता। यदि कोई निकल जाता है तो उसकी रास कठी हुई 
मानी जाती है । किसानों का विश्वास है कि कटी रास बुलने में कम बेठती है और उसका अन्न भी 
शुभ नहीं माना जाता | रास का कट जाना एक बड़ा असगन (अशकुन ८ अपशकुन) माना जाता 
है। रास-कटाई के अनिष्ट से बचने के लिए ही चाँक लगाई जाती है | पहले गुबरेली (पानी 
में मिला हुआ गोबर) लाई जाती है ओर उससे रास के चारों ओर एक घिरोला (गोल घेरा 
अर्थात्‌ बत्त) बनाया जाता है। गुबरेसी के घिरोले को भी चाँक कहते हैं। चाँक बनाने की क्रिया 
को चाँक लगाना या चॉक देना कहते हैं | रास के ऊपर जब चौरस गोल चिह्न बनाया जाता है, 
तब उसे धार धरना कहा जाता है| 

चाँक बनाना आरम्म करते समय किसान इस प्रकार खड़ा होता है कि उसके आगे रास 

खास क्री मऑॉवकः 


बढ स्थान जहाँ तक किसान चुय कर आता है 


च्यव्क़ 


किसान के खड़े ढोने का स्पान 





[ रेखा-चित्र १६] 
रहे और उसका मुंह गंगालमनक (गंगा--समक्ष) रहे। फिर रास के चारों ओर वह इस प्रकार घूमता 
है कि रास उसकी दाहिनी ओर रहे | इस तरह घूमने को परिकम्मा (सं० परिक्रमा) लगाना कहते 
हैं | यह परिक्रमा पूरी नहीं लगाई जाती। परिक्रमा लगानेवाला उत्तर दिशा में जाकर आधी दूरी से 
) “कंचन मनि तजि काँचहि सेतत या माया के लीन्हें |” 
““ख्रदास : झूरसागर, काशी तागरी अचारिणी सभा, ११७७ । 


आम, 


ही लोट आता है ओर किर रास को अपनी बाई ओर लेकर उसी स्थान पर पहुँच जाता है, जहाँ से 
कि पहले लौटा था | उस समय हाथ की गुतरेसी को वह थोडा-थोडा धरती पर डालता चलता है। 
इस प्रकार गुबरेसी का एक ब्रिरोला बन जाता है| 

विशेष---रेखा-चित्र १६ में चाँक लगाना दिखाया गया है। काला चिह्न रास का और 
गोलाईवाले तीर परिक्रमा के द्योतक हैं। बाहरी बृत्त चाँक को प्रकट करता हैं | 

$१&६०--रास का यूज़न--रात के पूजन में जो वस्तुएँ काम आती हैं, उन्‍हें पुजापा कहते 
हैं। गुदनोटा, अकोनी, आन्ना और स्थवावड--ये चार वस्तुएँ पुजापे में सम्मिलित हैं । 

गोबर में पानी डालकर और घरती पर हाथ से पाथकर जो उपला बनाया जाता है, उसे 
कंडा (कोरवी में गौला मी) कहते हैं। गोधन (कार्तिक की शुक्ला प्रतिषदा को गोबर का एक 
आदमी-सा घरती पर बनाया जाता है) के गोबर से बनाया हुआ कंडा शुदनाटा (सं० गोधन- 
बट्टक) ! कहाता है| 

जंगल में पशु (गाय, भेंस और बेल) प्रायः चोथ (गाय-मेंस आदि एक बार में जितना 
गोबर करते हैं, वह चोथ कहाता हैं) कर देते हैं। वे जब स्व जाते हैं तव जनपदीय निधन स्तरियाँ 
उन्हें इकट्ठा कर लाती हैं | जंगल के वे सूखे चोथ आएने कंडे या आरने (सं० आरण्य) कहाते हैं | 
जंगल के कंडे इकट्ठे करना 'कंडा वीनना कहाता है| रास के पूजन के समय पुजापे की वस्तुओं में 
जब गुदनौटा नहीं मिलता तो किसान उसके अभाव में आज्ञा ही रखता है। उसके साथ में 
अकौनी (आक के फूल) भी रक््खी जाती है। अकौनी के साथ-साथ बडी (आक की मोटी फली 
जिसमें सफेद रुई-सी मरी रहती है) भी रख देते हैं। वोड़ी के भीतरी रेशों के ठुकड़े हुडआ, वूबडा 
या बाबू कहाते हैं । 

जिस खेत के लाँक की रास तैयार की जाती है, उसी खेत की मिट्टी का एक ढेला रास पर 
रखने के लिए. लाया जाता है, जिसे स्यावड (सं० सीतावह्ठ>सीयावड़ > स्थावड़) कहते हैं | हल 
के फाले से बनी हुई रेखा के लिए सीता? बेद्क संस्कृत-साहित्य में प्रयुक्त बहुत पुराना 
शब्द है ।* 

रास-पूजन के उपरान्त किसान रास में से कुछ अनाज दान के लिए निकालकर रख देता 
है, उसे स्याबड़ी कहते हैं। स्याबड़ी का अनाज प्रायः पुरोहित और खेरायति को ही दिया 
जाता है। 

6१६९--सस का तोलना और उठाना--रास तोलनेवाला तोला (सं० तोलक )> 
तोलञ>तोला) कहाता है। रास तुलने से पहले किसान एक खाली छुबड़ा लेकर और रास के 
अनाज को उसमें भरकर उसी रास पर कुरैे देता है (डाल देता है) | इस प्रकार की क्रिया किसान 
द्वारा पाँच बार की जाती है। पाँचों बार वह निम्नांकित शब्दावली का उच्चारण करता 
जाता है-.- 

“पायौ पायौ पायो | स्थाबड को दयो अघायों ॥”* 

उपय॑क्त लोकोक्ति में आये हुए. 'पायौ? शब्द में बड़ी गहरी और लम्बी परम्परा के दर्शन होते 


१ डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : प्ृथिवी युत्र; छू० २२३ । 

२ ८द्ीज्ञाय वा5एवा यी निष्क्रियते यत्सीता यथा ह। 
वाउश्रयोनो रेत: सिंचेदेव तद्यदकृष्टे वगति ॥?--शत० ७॥२॥२॥४ 

३ “पाया, पाय्रा, पाया! इस प्रकार गिनते हुए किसान मन में अनुभव करता है कि 
स्याबड माता का जो दिया हुआ अन्न है, उससे हम तृप्त हैं । 


( देर ) 


हैं। पाणिनि ने अपनी अख्टाध्यायी (१११२८) में पाय्य! शब्द का उल्लेख किया है। यह तत्का-' 
लीन नाप विशेष थी, जिससे तराजू के बिना ही अन्नादि की नाप-तौल कर ली जाती थी |" 

रास तोलते समय तोला गिन्तियाँ जिंस तरह बोलता है, वह ठज्ञ भी निराला ही होता है। 
“एक! के लिए वह बरकाता” (अ० बरकत) कहता है । जब अनाज की दूसरी घरी (पंसेरी) डालता 
है तब दोवा और फिर तीसरी को डालते हुए 'बहुते! कहता है। रास का तुला हुआ अनाज जिन 
कपड़ों में बाँधा जाता है, वे गठरेयाँ कहाते हैं। गठरियों को सिर पर रखकर ले जानेवाले व्यक्ति 
गठरिहा या गठरिआ कहाते हैं| टाट का बडा कपडा पहली कहाता है| 

खुले हुए दोनों हाथों की किनारी मिलाकर जो जगह बनती है, उसे पस॒ (सं० प्रस्तति) कहते 
हैं | उसमें जितना अनाजः आ सकता है, उतना परिमाण पस भर कहाता है। अंजलि के रूप तथा 
आकार को देखकर पस की आकृति को समझा जा सकता है| एक गठरिआ्आा जितनी गठरियाँ ढोता 
है, उतनी परे अनाज की उसे मजदूरी में मिलती है | प्रायः प्रत्येक गठरिग्रा अपनी गठरी में एक मन 
अनाज ढोता है | गठरियों के ठोने की मजदूरी गठरियाई कहाती है । 

यदि एक खेत में दो साजो (सामेदार) होते हैं तो आधी रास और आधा भुस एक ले 
लेता है और शेष आधा दूसरा प्राप्त करता है। यह बाँ- आशधबदाई कहाता है। इसे खुजे में 
साभासीर (सं० साडंक सीर > सज्कश्न सीर > सामासीर) भी कहते हैं | जनपदीय बोली में 'सीर' 
शब्द का प्रयोग निजी खेती की भूमि के लिए होता है। पाणिनि ने भी हल” और 'सीरः शब्दों 
का उल्लेख साथ-साथ किया है ।* 

यदि कोई गठरिओ्रा अपनी गठरी को ठीक तरह नहीं बाँध पाता, तो गठरी की गाँठ 
के पास से अनाज निकलने लगता है। उस स्थान को ओक ( देश» ओक्किश्न « अनस्थारा-- 
पा० स० म०) कहते हैं | ओक में से निरन्तर गिरनेवाले अनाज की एक रेखा धरती पर बन जाती 
है, उसे कूड या लार कहते है। किसान जत्र अपनी पूरी रास ठुलवाकर घर भिजवा देता है, 
तब उसे रास बढ़ना बोलते हैं। [देखिए चित्र ८] 


िनननननननम-+-+ननन बन «बन... 0: :0:7:..:.:5......... 








) पाय्य सान्‍नाय्य निकाय्य घायया समान हविनिंवास सामिघेनोणु! | ---अब्टा० ३॥१।१२५९ 
'मीयतेडनेन पायय मानम्‌ ।! --सि० कौ० सू० २८९० । 
* हल सीराहक'-- 
--अष्टा ० ४४३।१ २४ 


प्रकरण ३ 


खेत और उनके नाम 


अच्याय १ 


8१&६२--किसान जिस धरती में हल चलाता और खेती करता है, उसे खेत (सं० क्षेत्र) कहते 
हैं| चार-छः बीघे के छोटे खेत को बॉहड़ा (खैर, खुज में) कहते हैं | कबीर ने इस शब्द का प्रयोग 
किया है ।! अप० भुंहडि, भुइडा से बबोंहडा' शब्द विकसित है (सं० भूमि>मुम्मि + ड > भुइड़ा) । 
खेत के चारों ओर सीमा बतानेवाली चार मेंडे' बनाई जाती हैं, उन्हें चौहद्दी मेंड़ें (वार हद 
वतानेवाली मेंड़े) कहते हैं| खेत में आदमियों के आने-जाने से हाथ-दो हाथ चौड़ा एक रास्ता-सा 
बन जाता है, वह गेल, पगड्डंडी, बटटिया या बाद (सं० वर्त्मनू) कहाता है। हेमचन्र ने बह्ट/ 
शब्द (दे० ना० मा० ७३१) को देशी माना है। 
जो खेत जुतता नहीं है, उसे पड़ती, परती या गेश्मजरूआ बोलते हैं । बंजर और 
ऊसर (सं० ऊपर) पड़ती धरती के अन्तगत ही माने जाते हैं | बंजर में घास तो उग आती है लेकिन 
अनाज नहीं उय सकता | ऊसर में रेहीली (रेह से मिश्रित) मिद्दी होने के कारण घास मी नहीं 
उगती । गड़ढे से में जो खेत होता है, उसे डहर (सं० हृद >दहर>डहर) कहते हैं। डहर खेत 
की मिट्टी गाह और चिकनी होती है.। गाय, भैंस और बछुड़ा आदि का समूह जब जंगल में चरने 
के लिंए जाता है, .तब उसे हेर या नरिहाई कहते हैं | हेर को चरानेवाला व्यक्ति ग्वारिया (सं० 
गोपालक) कहाता है| ग्वारिये का काम घिराई कहाता है, क्योंकि वह पशुओं को घेरता है। इस 
काम के बदले में जो मजदूरी ग्वारिये को मिलती है, वह भी घिराई कहाती है। ग्वारिये अपनी 
हेर को प्रायः बंजर ओर डहर में ही चराया करते हैं। पाणिनि की पारिमाषिक शब्दावली (अष्टा० 
६११४५) के अनुसार बंजर को गोष्पद?* कह सकते हैं, क्योंकि बंजर भूमि में जाकर किसानों की 
गायें चरती हैं | गोचर भूमि 'के लिए ऋग्वेद (१।२५॥१६) में “गव्यूति' शब्द भी आया है ।* 
९१६३--मिट्टी के विचार से खेतों के नाम--जिस खेत की मिद्दी में रेत अधिक मिला 
रहवा है, उसे रेतुआ' या रेतीली कहते हैं| रेठआ मिट्ठीवाला खेत भूड़,* भड़ा, भूड़रा, या भूड़- 
लोखटा कहाता है-। भूड़ा खेत की मिंदी रंग में पीरेमन (पीलाई लिये हुए) होती है। भूड़ा खेत 
पनसोखा (पानी सोखनेवाला) होता है| लोकोक्ति प्रचलित है--- 


“जौ रहिबो चहै सुखारी | तौ करि भूड़ा में बारी ॥??५ 





१ “शाम नाम करि बोंहड़ा बाहीं बीज अधाइई ।” 
..फ्बीर-ग्न्थावली, काशी ना० श्र० सभा, बेसास को अंग, दो०४ 
२ “गोष्पदं सेविता सेवित प्रमाणेषु”--पाणिनि, अ्रष्टा० ६।१॥१४७; 
गावः पदूयन्ते5स्मिन्देशे स गोमिः सेवितों गोष्पदः 
---सि० को० सू० १०६२ । 
3 डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, : प्थिवी पुत्र, ४० ५१७ । 
गोचर भूमि लगभग दो कोस की दूरी पर होती होगी। सभवतः इसालिए फिर 
धब्यति! का अर्थ दो कोस (अमर० २।२॥१८) हो गया । 
४ ८/कित पटपर गोता मारत हो, आप भूड के खेत ।” 
सूरदास : सूरसागर, काशी० ना० अ० सभा, स्कध ३०, पद्‌ ३५९६ | 
५ यदि तू सुख से रहना चाहता है तो भूड खेत में बारी (खरबूज, तरबूज; ककड़ी आदि) 
त्रोदे। 


( ६ ) 


पीली, चिकनी और भुरभुरी मिद्ठी का मिश्रण कसेद् कहाता है। जिस खेत में कसेट मिट्टी 
होती है, उसे कसेटा या कसहेटा कहते हैं। सख्त मिट्टी का खेत कठार कहाता है। बारीक और 
कुछ-कुछ बालूदार मिट्टी को रैनी कहते हैं| रैनीवाला खेत रैना, रेनुआँ या रेनियाँ कहाता है । 
सख्त मिट्टी का ढेलेदार खेत मकसीला कहाता है। कुछ गाढ़ तथा कड़ी मिट्टी कलर कहाती है | 
कहलर मिट्टीवाले खेत को कछल्लरा कहते हैं। काली और कुछ भुसरमभुरी मिट्टी का मिश्रण मटियार 
कहाता है। मटियार मिट्टी के खेत को मदियरा या मडटैरा कहते हैं। जब भूड़ धरती में काली 
मिट्टी मिल जाती है, तब वह मिश्रण दुमट कहाता है। दुमठ मिट्टी के खेत को दुमटिआ कहते 
हैं। दुमटिआर नाम के खेत में फलल बढ़िया ओर अधिक मात्रा में होती है; इसलिए इस खेत को 
होनियायो खेत भी कहते हैं। द 
.... पीली मिट्टी का खेत पीरौंदा या पीरिया (सादा*» में) कहाता है | चिकनी मिट्टी के खेंत 
को चिकनोटा और मुठार (काली और चिकनी मिट्टियों का मिश्रण) वाले को मुझैरा कहते हैं । 
काली ओर पीली मिट्टी का मिश्रण कबिसा (सं० कपिश)" कहाता है। कालिदास ने शकुन्तला 
नाटक (३॥२४) में राक्षों की छाया को कपिश रंग के (काले-पीले) बादलों के समान बताया है।* 
कबिसा मिट्टी न गाढ़ की भाँति कड़ी और न भूड़ की भाँति रेतीली होती है। इसका खेत कबिसरा 
कहाता है | 

एक प्रकार की चिकनी-सी सफेद मिट्टी पोता.-कहाती है । किसानों की स्त्रियाँ प्रायः पोता मिट्टी 
से ही चूल्हे पर पोता (लेप) फेरती हैं | जिस खेत में पोता मिट्टी अधिक होती है, उस 'खेत को 
पुतउआ या पुतारा कहते हैं । 

चिकनी मिट्टी का खेत गाढ़ (सं० गते > प्रा० गड्‌ड >गाड़ > गाढ़). कहाता है। गर्मियों के 
दिनों में गाढ़ खेत में से जो बड़े-बड़े ढेले उखाड़े जाते हैं, वे कील कहाते हैं। गाढ़ खेत को निमान 
खेत भी कह देते हैं। लोकोक्ति प्रचलित है 

“जाको ऊँचौ बेठनौ, जाकौ खेत निमान | 
ताकी बैरी का करे, जाकी मीत दिवान ॥?३ 

गाढ़ खेत में जो की खेती बड़े ज़ोर की होती है। फसल का बहुत अधिक मात्रा में होना 
'होन बबरना” कहाता है । किसान जौ की किसी अच्छी फसल को देखकर कह उठता है कि--“जौ 
की होन ग्वा खेत में बबरि गई है ।? अर्थात्‌ जौ की पैदावार उस खेत सें बहुत ज़ोर की हुई है। 
निम्नांकित लोकगीत में जौ ओर गाढ़ खेत का सम्बन्ध बताया गया है-- 

“सूड बवाइदे लहर, और गादढ़ बवाइदे जौ। 
गोधन बाबा तू बड़ो, तोते बड़ो है को ||” ४ 

११४४--गाँव के निकट और दूर के खेतों के नाम--गाँव से चिपटे हुए खेत 

बारे कहाते हैं| बारे में बहुत अच्छी हौन (पैदावार, फसल) होती है। कारण यह है कि गाँव के 








) “हयावः स्थात्‌ कपिशः”--अमर० १।७।१ ६ 
९ “सन्ध्यापयोदकपिशाः पिशिताशनानाम्‌ 0”? 
--कालिदास, अभिज्ञान शाकुब्तलम ३॥२४ 

३ जो उच्च मनुष्यों में बैठता है, जिसके खेत नीचे (निमान > निम्न) हैं अर्थात्‌ अन्य खेतों 
से जिन खेतों का धरातल नीचा है और दीवान जिसका मित्र है, उसके लिए बैरी क्या अनिष्ट कर 
सकते हैं ? खेत की ऊँची सतह डॉगर और नींची सतह निमान,कहाती है। 
.....* लहरों (बांजरा) भूड़ खेत में और जौ गाढ़ खेत में बुवा दो | हे गोधन बाबा ! तुम 
सवशिरोंमणि हो, तुमसे बड़ा अन्य कोई नहीं है। 


( ६७ ) 


त्ली-पुरुष म्ायः बारों में ही जंगल (पाखाना) फिरते हैं| इसीलिए कुछ बारे गृहानी, शूहटा, या 
गुहेरिया' नाम स॑ पुकार जाते हे (सं ० गूथ > गृह 5 विष्ठा ) | त०» सादात्राद मे “गृहटा! खेत को 
घुरेता नाम से भी पुकारते हैं। कूडा-करकट ओर गोबर आदि जहाँ डाला जाता है, वह जगह घूरा 
कहाती है। घूरों के निकट होने के कारण संभवतः वे खेत घुरेता कहातें हैं । पुरुष जब खेतों में 
शौच के लिए जाते हैं, तब वह जंगल-माड़े जाना, जंगल फिरना, जंगल जाना, फराखत 
फिरना, निबटना, हगना, ट्डी फिरना या दिशा मेदान जाना कहाता है। स्त्रियों का 
टी जाना बाहर फिरना या बाहर बैठना कहाता है| बैय रबानियाँ (स्त्रियाँ) प्रायः गाँव की 
गहेरियों (गुहेरिया नाम के खेत) में ही बाहर फिरा करती हैं । 

बारों से मिले हुए खेत किया या गोड़ा (सादा० में) कहाते हैं। “गौंडाः शब्द ही सर के 
सागर (१०।१४२०; १०।१४६६) में “वंडा” लिखा गया है और बिहारी ने भी इस शब्द का प्रयोग 
किया है |" 

“बड़ा! या “बड़” शब्द की व्युत्पत्ति सं० गोमुए्ड से प्रतीत होती है। मोनियर विलियम्स 
ने अपने संस्कृत अगरेजी कोश में लिखा है कि--खेत की रक्ता या नाप में काम आनेवाली वस्तु को 
गोमुण्ड कहते हैं | डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने सुबन्धुकृत वासवदत्ता (जीवानन्द विद्यासागर- 
संस्करण, ४० ६१) का प्रसंग-निर्देश करते हुए गोमुण्ड”* के सम्बन्ध में अपना मत दिया है कि 
इसका (गोमुश्ड का) उपयोग ओऔमभपे (स्केश्रर क्रो) के लिए. अथवा बोये हुए. खेत की नजर की रोक 
के लिए. हुआ करता था। गुप्तकाल का सुबन्धु इस प्रथा से परिचित था।* 

विलियम क्रूक ने अपनी पुस्तक (ए रुरल एड ऐग्री कल्चरल ग्लौसरी फोर दी नोर्थ वेस्ट 
प्रौविसैज्ञ एएड अवध, कलकत्ता संस्करण श्यृश्य, ४० ११२) में गोएँड, गोएँडा, गोणड़ा तथा 
गोएरा शब्दों का अर्थ गाँव के निकट के खेत” ही लिखा है। क्रक महोदय ने एक कहावत मी 





“गगोएरे की खेती छाती का जम ।” अर्थात्‌ गाँव के निकट खेती करना छाती पर सवार यम 
के सहृश बुरा है । 

पैट्रिक कारनेगी की पुस्तक (कचहरी टेकनीकलिटीजु और ए ग्लौसरी आफ टरम्स, रूरल, 
अफीशल एण्ड जनरल इन डेली यूजू इन दी कोट्स ऑफ लौ, इलाहाबाद मिशन प्रेस, द्वितीय 
संस्करण, प्ृ० १२२ व १२१) में भी 'गोइंड” या 'गोहानी” शब्द काअर्थ लिखा है--“गाँव के 
निकट के खादवाले खेत |? कारनेगी महोदय का कथन है कि जो खेत गाँव से निकट होते हैं, उप- 
जाऊ होते हैं और जिनपर लगान अधिक लगता है, वे गोईड' कहाते हैं | गाँव के बहुत दूर अंतिम 
सीमा के खेतों को 'पालो” कहते हैं | “गोइईँड” और पालो! नाम के खेतों के बीच में जो खेत होते 
हैं, वे मझार कहाते हैं । 





१ “गोकुन्न के ग्वेंडे एक स वरो-सो ढोटा माई, 

 आँखिन कें पेंडे पेठि जी के पेंडे परयो है |” 
--सूरदास : सूरसागर, काशी ना० अ्र० सभा, स्कध १०, पद्‌ १४३५७ | 
“निकसि ब्रज के गईं ग्वेंडे हरष भइ सुकुमारि |” --वही, स्कथ १०, पद १४९९ | 
५तौ घर कौ ग्वैंडो भयौ पेंडो कोस हजार ।” --बिहारी-रत्नाकर दों० १४७५ 

२ ८सगनशज्ञयुराण गोसुणडखंणड इव तारकाश्वेत गोधूम-शालिनः नभः क्षेत्रस्थ ।” 
--सुबन्धु : वासवरद॑त्ता, जीवानन्द विद्यासागर सस्क०, ४० ६१३ । 

: 3 डा० वासुद्ेवशरण अग्रवाल, ए यूनिक टैराकोटे प्छाक फ्राम राजधाद शीषक लेख, 

बुंलंटिन न० २, प्रकाशक प्रिस आफ वेल्स म्यूजियम बौम्बे, सन्‌ १९०३, छू० ८४ । 


, 


गाँव से अधिक दूरी पर जो खेत होते हैं, उनके नाम स्थिति के अनुसार कई तरह के हैं । 
बरहयो, हार, सिमाना, चुरका और मूढ़ा नामों के खेत बहुत प्रसिद्ध हैं। ये खेत जंगल में 
गाँव से काफ़ी दूर होते है। इनके और गोंड़ों के बीच में जो खेत होते हैं, वे मंझ्का (सं० मध्यक > 
प्रज्मश्न >मज्का > मंझमा) कहाते हैं | कहावत है--सहें घर अनसहें बरल्यी [! " क्‍ 
बरहे (सं० बहिर्‌) के खेत बहुत दूर होते हैं| 'हार' शब्द वास्तव में खेतों केएकचक के लिए 
प्रयुक्त होता है। प्राय; गाँव के खेत मुख्य चार हारों में बँटे रहते हैं, जो दिशाओं पर आधारित होते हैं--.- 
(१) पुवायों हार >पूरब की ओर का चक | 
(२) पछायाँ हार पश्चिम दिशा का चक |. 
(३) गँगायाँ हार - गंगा नदी की ओर का अर्थात्‌ उत्तर का चक्र | 
'... (४) जमुनायाँ हार > यमुना नदी की ओर का अर्थात्‌ दक्षिण दिशा का चक |. 
गाय के हार में चरने के विषय में एक लोकोक्ति भी प्रचलित है-- 
“गआवत में मई साँक अबार | चरिबे गई दूरि के हार ॥”?३ 
तुलसीदास जी ने भी कवितावली में “हार! शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है ।* 
जहाँ दो गाँवों के खेतों की सीमाएँ मिलती हैं, वहाँ एक पत्थर गड़ा रहता है। उस पत्थर 
को सिमाना (सं० सीमानः) कहते हैं। सिमाने के पास के खेत सिमानिया भी कहाते हैं। बरहे' 
के खेत, सिमाने के खेत, घुरके और सूढ़े (सं० मूर्धक>मुंढअ > मूढ़ा) नाम के खेत सिमाने 
के आस-पास ही होते हैं | बरहे के सम्बन्ध में एक लोकोक्ति भी प्रचलित है-- 
“प्र की खुंस और जुर की भूख । ल्हौर जमाई बरहे ऊख || 
पतरी खेती बौरौ भइया। घाघ कहें दुख कहाँ समइया ||”?४ 
९१&४--आकार के विचार से खेतों के नाम--कुछ खेतों के नाम बीतों और आकृति 
के आधार पर होंते हैं। सोलह बीघे का खेत सोलूहइयाँ और बाईस बीघे का बाईसा कहाता 
है। इसी प्रकार के चोबीसा, छुब्बीसा मं 
ओर चालीसा नाम के खेत भी पाये पतिकनिदा: ८ 
जाते हैं | 5 
जिस खेत में केवल तीन ही कोने 
होते हैं, उसे तिकीनिहा या तिकोनिहों - जालकः 7. 


सिख 


कहते हैं । दो-तीन बीघे तक के छोटे-छोटे 
खेत कोनियाँ या बोहड़ी (खुजें में)  फरिया" |. | 
'कहे जाते हैं। गोलाईदार-सी मेंड्रोंवाला ीणखखभजज-+-+-++- 
खेत जो ज्ञेत्रफल में एक-दो वर्ग बीचे का के िलल ख़्क््ज-- 
होता है, घेहला कहाता है। तीन-चार न्न्म्न्म्प्प्ण 
बीचे के खेत कोथी कहाते हैं । जिस खेत [रेखा-चित्र २१, २२, २३, २४] 


१ क्रोध या विषम परिस्थिति में दूसरों की कड़ी बात सह छोगे तो घर बना रहेगा और खेत 
की हानि देख न सकोगे तो बरहे की रक्षा होती रहेगी । 

९ गाय के आने में सन्ध्या समय देर हो गईं, क्योंकि वह दूर के हार (जंगल के खेतों) 
में चरने चली गई थी । | 

3 “बानर बिचारो बाँघि आन्यो हटठि हार सं |”! 
--तुत्नसी ग्रन्धावती, दूसरा खंड, काशी ना० अ० सभा, कवितावछी, काणड ७५, छुं० ११ । 

४ घर के मनुष्यों में पारस्परिक वैमनस्थ हो, ज्वर उतर जाने पर पीड़ित करनेवाली भूख 
क़ड़ाके की छग रही हो, जमाई (जमाता) छोटी आयुवाऊा हो, ईख बरहे में बो दी गई हो, खेती 
घहुत कमजोर तथा मामूली हो और भाई बावला हो | ये छः बातें जिसके भाग्य में लिख गईं 
हों, उसका दुःख कहाँ संमा सकता है ! ऐसा घाघ कहते हैं । 





( ६६ ) 
हैः (७ रे नल 5 हा पल ञ् 
की लम्बाई अधिक और चोडाई कम हो लेकिन एक पट्टी की भाँति काफी दूर तक फेला हुआ हो, तो 
उसे पटिया (सं० पह्टिका) कहते हैं। यदि किसी खेत की चौडाई पटिया की चौडाई से कम हो 


लेकिन लम्बाई पटिया के बराबर हो तो वह फॉँस कहाता 
स्प्फ्रेरिया पट 47 है। इसे ही खेर में लार और खुज॑ में धार बोलते हैं । 
यदि फाँस नाम का खेत लम्बाई में एक-दो जगह टेढ़ा 
हो जाता है, तो वह सिपोरिया या सपोरिया 


टेढ़्या  अयय”-" 9 कहाता है। जिस खेत की मेंड़ें छोटी हों और उनमें 


से एक-दो ठेढ़ी भी हो गई हों, उसे टेढ़रा कहते हैं । 


बंन्ओवदा- ठा | जो खेत आकार में कौनियाँ से कुछ बडा होता है, वह 
क्यार (सं० केदार) कहाता है। जिस खेत की सभी 

न्शरि' न मेंडें टेढ़ी-मेट्ी हों, वह बकोदा कहाता है। वह खेत 
जिसका एक भाग दिशा बदलकर पतले रूप में बन 


जाता है, नारि कहाता है। यह छः मेंडों और छः 
[ रेखा-चित्र २५, २६, २७, र८| कोनों का होता है। उपयंक्त खेतों को रेखा-चित्रों द्वारा 
स्पष्ट किया गया है--- 


(१) तिकीनिहा खेत (रेखा-चित्र २१) 
(२) घेहला खेत (रेखा-चित्र २२) 
( र्‌ । पटिया खेत लक २३) 
४) फांस खत रखा-चित्र २४) 
(५) सिपोरिया खेत (रेखा-चित्र २५) 
(६) टेढ़रा खेत (रेखा-चित्र २६) 
(७) बकौंदा खेत (रेखा-चित्र २७) 
(८) नारि खेत (रेखा-चित्र र८) 


हक 


यदि एक किसान के एक जगह कई खेत हों, उनकी मेंडें भी एक दूसरे 
ओर उन खेतों के बीच में किसी दूसरे किसान का 
कोई खेत न हो तो उन खेतों के घमूह को चकता 
या चक कहते हैं। चकते का प्रत्येक खेत भी 
चकता कहाता है। 
जब एक बहुत बड़े खेत में से कई छोटे- 
छोटे खेत बना दिये जाते हैं, तब वे छोटे-छोटे 
खेत डॉडा कहाते हैं । (रेखा-चित्र ३०) में अ ब 
स द से एक बडा खेत व्यक्त किया गया है। उसमें 
संख्या १, २, ३ और ४ के विभाजन के साथ [ रेखा-चित्र २६] 
छोटे-छोटे खेत दिखाये गये हैं | इन चारों में से प्रत्येक खेत का नाम डॉडा है। डाँड़ों को आपस 
में मिलानेवाली मेंडें डॉड कहाती हैं | 
खेत को बाँटकर बीच में मेंड़ लगाना 'डॉडना' 
' कहाता है। घर में भी जब बीच में दीवाल खड़ी करके 
€ उसे बाँटते हैं, तब उस क्रिया को 'डॉड्रना? ही कहते हैं 
(डंडा ८ चार दीवारी) । 
क्ष ्त ९१६६--मिट्ठी में अन्य वस्तुओं की मिला- 
[रेखा-चित्र २)... बट के आधार पर खेतों के नाम--जिस खेत को 


का व हा 


से मिली हुई हों 


चसवकाता रवेंत 





ट्् 





( ७० ) 


मिट्टी में छोटी-छोटी कंकडियाँ और खपरे मिले रहते हैं, उसे किरका, खॉकर (खैर में), यां 
ककरेठा कहते हैं। ककरेठे में अनाज कम पैदा होता है। जिस खेत की मिट्टी में रेह अधिक होता 
है, वह रेहा, उसररा या पटपर कहाता है । छोटे आकार के उसरारे खेत को ऊसरी कहते हैं। 
उसरारे खेत की मिट्टी निसोखिया (पानी न सोखनेवाली) होती है ओर नुनंखरी (लवणजत्ञारिका ८ 
नमक और. खार की) भी | उसरारे में घास तक भी नहीं जमती । 

जिस खेत की मिट्टी में खाद अधिक मिला रहता है, उसे खतैला या खिरावर कहते हैं। 
खिरावर खेत प्रायः बारों के निकट ही होते हैं | जो खेत मरैठों (मरघट ८ श्मशान भूमि) के पास होते 
हैं, वे हड़हेड़ या हड़हेड़ा कहाते हैं । 

११६७--धरातल और पानी के विचार से खेतों के नाम--जिन खेतों का धरातल 
ऊँचा-नीचा और गडढेदार होता है, वे गढ़ा या गढ़ेलिया कहाते हैं | ईंटों के भट्ठे से बनी हुई 
ऊँची धरती पञजञाया कहाती है | जो खेत पजाये, टीले या अन्य किसी ऊँची जगह पर होते हैं, उन्हें 
पजइया, दीलिआ, दूहिआ (हृह > ऊँचा रेतीला टीला), डु'गा (देश० डंगा--दे० ना० मा०) 
या यूठा (सं० प्ृष्ठक>पुट्ठञ्न >पूठा) कहते हैं। ऊँची धरती के अर्थ में सूरदास ने “डोंगर! शब्द का 
उल्लेख किया है।* 

अधिक वर्षा के कारण जब फसल गल जाती है, तो उस क्षति को गरकी कहते हैं। पूठे 
की फसल अधिक वर्षा में गलती नहीं है | लोकोक्ति प्रचलित है-- 

“जो कहूँ ब्यार चले ईसान | ऊँचे पूठा बच्चो किसान ॥* 

जिस खेत का धरातल नीचा होता है और जिसमें पानी मी अधिक समय तक भरा रहता 
है, उस खेत को तराई या डहर (सं० हृुद >दहर >डहर) कहते हैं। डहर नाम के खेंतों में 
गॉाँड़र (खस का पौधा; गाँडर की जड को खस कहते हैं, जिसकी बनी हुईं टट्टियाँ गर्मियों में 
शीतलता प्रदान करती हैं) खूब उगती है। जिस खेत का धरातल ढलवाँ (ढालू) होता है, उसे 
ल्हुड़कद्याँ नाम से पुकारते है । किसी खेत में यदि एक ओर को ही धरातल लगातार नीचा होता 
गया हो, तो वह खेत ढरका या ढरकना कहाता है। पानी की धार का प्रबल वेग रेला कहाता 
है। पानी के रेले ने यदि किसी खेत की मिद्दी को काठकर गड्ढेदार बना दिया हो तो उसे बँधघा 
या खारुआ कहते हैं | जिस खेत में बेसाख़ की फसल के लिए पानी आसानी से पहुँचाया जा 
सके, उसे भत्‌ खेत कहते हैं । द 
कटेलिया सेल 






[ रेखा-चित्र ३१] 
जो खेत वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं, अर्थात्‌ जिनमें कुएँ था बम्बे का पानी नहीं पहुँच सकता, 
वे पंडुआ कहाते है। पडुए खेतों में केबल कातिक की फसल (खरीफ की फसल) ही होती है | पडुआ 
खेत अच्छा नहीं माना जाता । लोकोक्ति है-- 


१ “बन डोंगर दुँढ़त फिरी, घर मारग तजि गाड ।” 
--सूरदास : सूरसागर, काशी ना० ग्र० सभा, १०।११११ 
' १ य्रदि ईशान हवा (उत्तर-पूव दिशा से चलनेवाली हवा) चल रही हो तो किसान को 
अपनी खेती ऊँचे पूठों पर बोनी चाहिए, ताकि वर्षा के कारण गरकी न हो सके । 


( ७१ ) 


“सडुआ नातो पडुआ खेत ।”१ 
नदी की मुख्य धारा में से एक नई धार निकल जाने पर बीच भूमि में जो खत वन जाता है; 
उसे करेलिया कहते हैं | रेखा-चित्र ३१ में इस + धनाव्मक चिह्न से अभिव्यक्त स्थान करेलिया 
खेत है | बिन्दीदार दुहरी रेखाएँ नदी की धाराओं की द्योतक हैं । | क्‍ 
. जिस खेत का धरातल मध्य में ऊँचा उठा हुआ होता है, उसमें अधिक चौड़े बरहे (पानी के 
रास्तें) बनाये जाते हैं, जो डॉगर कहाते हैं| उन डॉगरों द्वारा ही खेत सींचा जाता है | डॉगरवाले 
खेत को डेंगरिआ कहते हैं। (रेला-चित्र ३२) में विन्दुओंवाला स्थान डाँगरों को प्रकट करता है। 
6१६८--जलाशय की निकटता और दूरी के विचार से खेतों के नाम--पानी के 
बड़े-बड़े गडढे पोखर (सं० पुष्कर) या छोइया कहाते हैं | छोटे वालाब की भाँति पानी के एक 
ड्रे-से गड़ढे को, जिसमें गीचे स उंजार॑आा 
बड़े-से गडढे को, जिसमें पानी नीचे से चू भी 8 


आता है चोखरा कहते हैं। उस चोखरे से 

जो नाला बहता है, वह छोइया कहाता है | 9 है है है| 
न 5० 5 कक न 
| + 5 7 ४# | 


जिस खेत या पोखर में गाँव के छोटे-छोटे मृत 
बालक गाड दिये जाते हैं, वह पोखर नरेश । 
कहाती है, क्योंकि मरे हुए बालकों को गाने. 2रेंशे बठला कुक बार्ची रिखुजं द्वाचा विरिवाया पाक ते। 
के लिए नटेरना? क्रिया का प्रयोग होता . [रेखा-चित्र ३२] | 
है। च्चान पोखर (वह पोखर जिसमें पानी चू आता है) में से निकलकर जो बरसाती नाला बहता 
है, उसे भी छोदया कहते हैं | पोखर के पास का खेत पुखरिआ या पोखरवारों कहाता है। नरेरे 
के पास करा खेत भी नरेश ही कहाता है | नाले के किनारे के खेतों को नरेता कहते हैं | नदी, 
नाले या छोइये की चौड़ाई फ्रॉँट कहाती है | जब बरसात के दिनों में छोइ्ये का फाँट बढ़ जाता 
है, तब उसके किनारेवाले खेत गल जाते हैं । अतः छोइये के किनारे पर के खेत रामआसरे के 
नाम से पुकारे जाते हैं | नदी-किनारे के खेत खुदरोयाँ (खुजें में) कहाते हैं । 

यदि कोई खेत किसी नदी के किनारे उच्च धरातल पर स्थित होता है तो वर्षा के दिनों में 
उसकी मिट्टी बहकर नदी में ही आ जाती है । वर्षा द्वारा मिद्ठी का बह जाना धोब कहाता है| अतः 
वह खेत घुबकटा, धोकटठा या पारि (कोल और अत» में) कहाता है । 

९१६६--ज्ञुताई और फसल के आधार पर खेतों के नाम--जिस खेत की जुताई 
असाढ़ से लेकर क्यार तक होती रहती है ओर जिसमें जो-गेहूँ आदि बोये जाते हैं, वह उन्हारी, उन- 
हारी या असाडी कहाता है। पैदाआार के लिए अलीगढ़ क्षेत्र में “होन' शब्द प्रचलित हैं। जिस 
खेत के अन्दर एक वर्ष में दो फसलें करते हैं, वह खेत दुसाई कहाता है। इसी प्रकार तीन फसलोंवाले 
को तिसाई भी कहते हैं | जिस खेत में से कातिक की फसल काट ली जाती है ओर तुरन्त बैसाख की 
फसल बो दी जाती है, उस खेत को नरयो कहते हैं । यदि किसी खेत में से कातिक की फसल काट 
ली गई हो और वह फिर खाली (बिना बोया हुआ) पड़ा रहा हो, वो उसे कुरहला या कुरैला 
कहते हैं। जिस खेत में दो बार गुड़ाई (खोद) करने पर ही अच्छी फसल उग सके, वह खेत 
दुगोड़ा कहाता है। जौ या गेहूँ कटने के बाद जिसकी तीन बार जुताई हो गई -हो- उस खेत को 
उमरा कहते हैं । मा कक 

उर्दे, मूँग और मोठ आदि की फसल को मसीना (सं० माषीण) कहते हैं। जिन खेत 
में लगातार कई वर्ष मसीना किया जाता है, वे मसीनियाँ खेत कहाते हैं।. 







| ॥॥ 8॥ 





3१ साड़ का नाता और पु ए खेत की खेतों कोई सूल्य नहीं रखता | पड ए खेत की पैदावार 

वर्षा पर ही निर्भर है। वर्षा समय पर हो जाती है, तो खेती उग आती है, श्रेन्यथा बीज भरी याँद . 

का चला जाता है । 
१० 


( ७२ ) 


काछी एक जाति है। इस जाति के मनुष्य ही प्रायः साग, तरकारी और बारी आदि की 
खेती करते हैं | जिन खेतों में साग, तरकारी और बारी की फसलें की जाती हैं, वे खेत कछियाने 
कहातें हैं| जिस खेत में से कातिक की फसल काट ली गई हो और तुरन्त पानी देकर जिसे जोत-बो 
दिया हो, उसे परेहुआ-ढुसाई नाम से पुकारतें हैं | खेत में पानी. लगाने के अर्थ में 'परेहना' 
क्रिया प्रचलित है। उसके लिए 'देशीनाममाला' (६।२६) में 'परिहालो शब्द है | 


जिन खेतों में से मक्का, ज्वार, बाजरा आदि कातिक की फसल काट ली गई हो और जिनमें 
उनके दँठ खड़े हों, उन खेतों को सरहेत कहते हैं। सरहेत खेत कातिक के अन्त तक टंठों सहित 
खाली पड़े रहते हैं । . 

जो खेत बंजर घरती में से तोड़कर बनाया गया हो, वह नोतोड़ा कहाता है | जिस खेत की 

फसलें आँधी ओर मेह से नहीं गिरतीं, वह उड़ेल कहाता है। 

१२५००--रऐोग और बुवाई के आधार पर खेतों के नाम--कुछ खेतों की फसलों में 
एक ऐसा रोग लग जाता है, जिसके कारण पत्तियाँ नुची-सी हो जाती हैं। ऐसे खेतों को खुटेना 
(खोट युक्त ८ दोष सहित) कहते हैं | कुछ खेत ऐसे होते हैं कि उनमें बोई हुईं फसल उगकर बड़ी तो 
हो जाती है, लेकिन बाद में रोग-विशेष के कारण सूख जाती है। उन खेतों को चटठका, भड़का 
ओर पका नामों से पुकारते हैं। ऐसे खेत प्रायः बरहे (गाँव के बाहर के खेत) में होते हैं 
बार (गाँव से चिपटे हुए. खेत) में नहीं । 


यदि किसी खेत में प्रथम बार ईंख बोई गई हो तो दुबारा मिन्न फसल के बोने के समय वह 
मुड ढा कहाता है। जिस खेत के अन्दर या जिसकी मेड़ों पर बॉसी (बाँस के पेड़ों का समूह) 
खड़ी हो, वह बँसारी कहाता है। 

१२५०१--विशेष घटना, वस्तु ओर व्यक्ति के विचार से खेतों के नाम-- 
कुछ खेतों में स्व॒तः ही मारबेरियाँ (बेरों की छोटी-छोटी माड़ियाँ) बहुत उग आती हैं। उन्हें 
किसान जला देते हैं, फिर जोतकर उनमें बीज बोते हैं। उन खेतों को जरैलिया या जरेला 

हते है | 

कुछ खेत जो पहले मुसलमानों की ज़मींदारी में थे, मिलिक (अ० मिल्क) कहाते हैं | जिन 

खेतों में मुसलमानों की कब्र मिलती हैं, उन्हें गोरिहा (फ़ा० गोर>-कत्र) कहते हैं। 


पथवारी और चामड़ नाम की ग्राम-देवियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं | इनके थान जिन खेतों में पाये 
जाते हैं, वे पथचरिया (पथवारीवाला) और चामडिया (चामड़वाला) कहाते हैं | यदि किसी 
खेत में केवल एक ही बड़ा पेड़ खडा होता है, तो उसे इककाबारों कहते हैं। इसी प्रकार मटग 
जिसमें लगा हो, उस खेत को भदोौोओआ और पीपल का पेड जिसमें हो, उसे पीपरिया अथवा 
पीपरावाणो कहते हैं । 


छिया, भाएडाबारो, मोहनिआ (मोहनवाला) आदि खेतों के नाम व्यक्तियों पर ही 
आंधृत हैं। जिन खेतों के पास आम के बाग हैं ओर जिनकी धरती पर आम के पेड़ों की डालियाँ 
लोटती हैं, उन खेतों को लोटना नाम से पुकारते हैं । किसान अपनी खेती की भूमि का मालिक कई 
रूप में होता था। कानूनी पदयेदार, जैली, द्रजैली, नम्बरदार, पद्दीदार, मुहालदार, 
मोरूसीदार, सीरदार, जिमीदार, माफीदार ओर पुन्नदखलिया आदि नाम किसननों के 
ही हैं, जो धरती के अंधिकारी के रूप में हैं. उनके आधार पर ही जैलिया, जिमीदारा, नंबर- 
दारा, कानूनिया, मुहाला और दुहला नाम के खेत भी पाये जाते हैं । 


_ छई ) 


हि लोमड़ी (एक जंगली जीव) को जनपदीय बोली में लोखठी या लुखटिया कहते हैं। जिस 
खेत में लोमडियों की भाद (रहने के स्थान) अधिक पायी जाती हैं, वे लुखटिहा कहाते हैं। नीम 
के पेड़ोंबाले खेत को निबोरा ओर टीलेबाले खेत को मठीलिआ कहते हैं। जिस खेत में स्वतः 
ही बड़ी बड़ी घास उग आती है, वह रूँदैरा कहाता है | भूत और चुड़ेलों का वास जिन खेतों में 
माना जाता है, वे भूतेला ओर चुरैलिहा कहाते हैं| भूतैेला खेत की सता जोइन (सं० योगिनी > 
जोइणि > जौइन) किसान के मन में हौलो (डर) उठा देती है। इसलिए. भूतैला खेत की बुवाई के 
समय किसान के घर में स्याने (भूत-प्रेत के गंडे-ताबीज करनेवाले व्यक्ति) कुछ टंट-घंद (अनिष्ट 
दूर करने के साधन) किया करते हैं । 


अन्याय २ 


$२०२--तहसील कोल में स्थित शेखूपुर गाँव के १०० (सो) खेतों के नाम-- 
'((अकारादि क्रम से) 


१, आअँधोआ कुहार २१, गड़हेला ४१, भझावर 

२, अकोलिया २२. गढ़रा ४२ टेंटीवारौ 
३, अन्निया २३. गधेलिया '. ४३. ठेढ़रा 

४. अलखवार या अलखिया २४. गुहेरिया ४४... ठेर्रा 

५ आगरतरा २५. गोलावारी ४४५ डरेला 
६. उसरैला २६. घाँवरों गंजा ४६. डाँडा 

७. केकरउआा २७ चचेडिहा या चँचेड़ेवारा ४७. दाकिया 
८, ककरखुदा रण चमरौला ४ दौकटा या धौकटा 
६. कियार २६. चुरहैला ४६. तखता 
१०. कंडागिर ३०. चूहरेला ५०,  तलइया 
११, कुहेला ३१. चौकड़िया हार ५१, तरइया 
१२. खजुरिहा ३२, चौखुंटा ५२, तिकोनिहाँ 
१३, खटीकरा २३ छिंकोनिहाँ ५३. तीसा 

१४७, खतैरा ३४ छोौंकरिहा ५४. तेरहियाँ 
१५, खदरिआओा ३५, जरगना ५५. दुबेला 
१६, खरारो ३६. जुझुओा ५६. दुसाई 
१७, खारुआ या खारबागै ३७. जोरावारौ ५७. घुरिहा 
१०, खिडायो ३८, मभगरेला धत्य. धोबिया पाट 
१६, खुदेना ३६, मभम्मनवारौ ५६. नटेरा 
२०, खेर ४०. भालिवारो ६०, नाखवारौ 


६१. ' 
६२. 
६३. 
६४. 
६४, 
६६. 
६ छ' 


द्प्य 


६६. 


७१, 


७२ 


रे, 
७४, 


नालीवारो 
निधोलिहा 


. नीबरिया 


नौतोड 

नौ बीघा 
पथवरिया 
परपरैला - 
पीपरा 
पीरखनानो 
पुलियावारों 
बंजर 
बघरौलिया 
बमन्हियाँ 
बहराई 


9४, 
७६, 


33, 


( ७४ ) 


बादल्ली 
बारहियाँ या बारइयाँ 
बारा 

बि बरख॑ दा 
बुरमिया 
भगीरता 
भरुआ 
सुसमुसिया 
भूड़रा 
भूतेला 
मांढ़िहा 
मिलिक 
मुडकटी 
मुरकनियाँ 


व्€, 


६०, 


७९८ 
0० 
€ ३. 
४ 

€ ३६ 
६.६. 
€७, 
श्व्य 
€६€, 


९००, 


मेंमड़ीवारो 
म्होंम॒द्या 
रपडा 
रमकसा 
रशह॒वार 


' रैनियाँ 


शैनीकोना 


: रूँदेरा 


सतीवारो 
सौंदेला 
हिन्नमूता 
हींसिया 


प्रकरण ४ 


खेती और पशुओं को हानि पहुँचानेवाले 
जंगली पशु, जीव-जन्‍्तु, कीड़े-मकोड़े तथा रोग 


अध्याय १ 
जंगली पशु और जीवजंतु 


6२०३--सूखट (वर्षा न होने से खेती का सूख जाना) ओर गरकी (अति दृष्टि से खेती 
का गल जाना) किसान की खेती का पदयरा (पूर्णतः: विनाश) कर देती हैं | इनके अतिरिक्त कुछ 
जंगली पश॒ और जीवजन्तु हैं, जिनसे खेत बचाने के लिए किसान को दिन-रात 'हो-हो?, लागे- 

गे! और “मारियो-मारियो! कहनी पड़ती है। किसान का महनतिया (नोकर) जो खेत 

रखाता है, वह हेहरिया या खेत-रखइया कहाता है | कातिकिया खेती को सखाने के लिए लकड़ियों 
का एक मचान-सा बनाना पड़ता है, जिसे महरा, म्हैरा (कोल में) या डॉड (इग० में) कहते है । 
तहसील खुरजे में 'म्हैरा! शब्द पटेले के अर्थ में बोला जाता है। पटेलें से जुती हुईं धरती इकसार 
की जाती है | इसे मेरठ और सहारनपुर में मैड़। कहते हैं । 

6५०४--जंगली पशुओं में साधारणतया कभी-कभी भिड़िआ (भेड़िया), मोकड़ा, बघर्यो 
(स> व्यात्र), लकड़भग्गा, लीलगाय, चरख, पहाड़ी ओर हिरन खेती क काफी बरबाद कर 
देते हैं। इंख और मक्का के पीधों को तोड़कर वरब्राद कप्तेव्राला एक जंगज्ञी जानवर गिद्रा 
(गीदड़) है । इसे सिरकटा, घोदुआ, लोखदा या स्यार (सं० शूगाल >प्रा० सिश्राल >सझार > 
स्पार) भी कहते हैं | गोदड़ के सम्बन्ध में एक लोकोक्ति पचलित है -- 

“गिद्रा की जब मौति आवबत्ये तो गाम मार माजत्वे |?" 

लोमड़ी को जनपदीय बोली में लुखटिया या फ्याडरी भी कहते हैं। यह मवका का झुदधिया, 
खरबूजों और तरबूजों को खा जाती है। गीदड़ और लोमड़ियाँ जंगल में अयनी भाटों (सं० आष्ट) में 
रहते हैं | बड़े-बड़े सूयाखनुमा गड्ढे धरती के अन्दर किये जाते हैं, जितमें गीदड, लोमड़ी आदि जानवर 
रहते हैं | उन गडढों को भाट कहते हैं | प्रत्येक भाद के अन्दर इतनी जगह होती हे कि उसके अन्दर 
रहनेवाला जानवर सो सकता है। बिज्ज और मुसक बिलाव नाम के जानवर भी भाटों में ही 
रहते हैं | बिल्ली के आकार से मिलते-हुशते एक जानवर को बिज्ज़्‌ कहते हैं। इसकी आँखें मशाल 
या बिजली की भाँति चमकती हैं | यह बिज्जु अर्थात्‌ विद्युत्‌ (७ बिजली) की भाँति आँखों में चमक 
रखनेवाला जानवर है; संभवतः इसीलिए इसका अन्वर्थ नाम बिज्ज या बीज पड़ गया है। भेडिये 
से मिलता-जुलता एक जंगली पशु लिरिया कहाता है| खेती को बर्बाद करनेवाला एक भयंकर पशु 
जंगली सूअर है जिसे बरहेलू सूअर (सं० बहिर्‌ +सं० शूकर) कहते हैं | यदि मक्का के खेत में 
यह घुस जाय तो उसका रौहँद (पूर्णतः विनाश) कर डालता है । 

जंगली पश और जीवजन्तु तीन प्रकार की जगहों में रहते हैं--(१) खोह--वह जगह 
जिसमें चीता, भेड़िया आदि रहते हैं। (२) भाट--त्रह जगह जिसमें गीदड, लोमड़ी जैसे जानवर 
रहते हैं | (३) भिलल (सं० विल) * वह सूराख जिसमें स्यथॉप (साँप) और सूसे (सं० मूषक) आदि 
रहते हैं | 


१ गीदड़ की जब मौत आती है, तब वह गाँव की ओर भागता है, ताकि बह गाँव के 
आदंमियों ओर कुत्तों द्वारा मार डाछा जाय । 

२ “ऊतमध्यविल विलोक्यते धत्तगर्भीर खना खनी छिम 
“--शभ्री हे, नेषथ २।१७ द 


( छएछथ ) 


जंगली पशु और जीव-जन्तुओं से जो खेती का विनाश होता है, उसे उज्ञाड़ (सं० उज्जट) 

कहते हैं | यदि पूरा खेत नष्ट हो जाय तो वह च॒ति चोरा (सं० चचर » चउर > चौर>चौरा) 
कहाती है | सूरदास ने “चौरः शब्द का प्रयोग उजाड के अर्थ में किया है।" 

६२५०४--सरकनेवाले जीव-जन्तुओ्रों में चूहे और गिलहरियाँ खेती के लिए इतनी हानिग्रद 
कि बेचारे किसान की जान भाभई (पूरी आफत या परेशानी) में आ जाती है। वे आखरी-सी 
लेते हैं, अर्थात्‌ बडा उपद्रव तथा ऊषम मचाते हैं | 

बीजू के लगभग बराबर ही सेह (सेहों या लाही) होती है । इसको देह पर काँटों का जाल- 
सा बिछा रहता है | लोगों का विश्वास है कि सेह का काँडा जिस घर में डाल दिया जायगा, उसमें 
बदिको (अवश्य ही) लडाई हो जायगी | खरहा (खरगोश) खेत की नई फसल के कुछले। (अंकुरों) 
को खा जाता है। न्‍्यौरा (सं० नकुल ८ नेवला) की जाति का एक जन्ठु कौर कहता है। झौर 
मक्‍का की हरी फसल को दाँतों से काट डालती है । 


सि 


१ 
उठ 


अध्याय २ 
कीड़े-मकोड़े और रोग 


३२०६--ओरा--(सं० उपलक > ओला) और पारा (पाला) किसान की खेती का 
सत्यानास (सं० सत्तानाश) कर डालते हैं। चैंटी (चींटी) की तरह का एक छोटा-सा कीड़ा जिसका 
मेँह कुछ-कुछ घुंडीदार होता है, दीम' या दीमक कहाता है | यह जिस खेत में लग जाती है, उसके 
पौधे बर्बाद हो जाते हैं | अकफुटटे की माँति का एक उड़ना (उड़नेवाला) कीड़ा जो आनन- 
फानन (ऋण मात्र) में पेड़-पौधों की पत्तियों का सोहड़ (सर्वनाश) कर डालता है, टीड़ी या टिड्डी 
कहाता है । यह करोड़ों की संख्या में दल बाँधकर उड़ती है| टीड़ी-दुल” एक मुहावरा भी है, जो 
बहुत बड़ी संख्या के अर्थ में प्रयुक्त होता है। वेदिक साहित्य में 'भठ्ची? (छान्दोग्य १।१०।१) शब्द 
टिड्डी के लिए प्रयुक्त हुआ है | एक बार समग्र कुद जनपद की फसल को टिड्डियों ने खा डाला.था।* 

३२०७--कातिकिया फसल में लगनेवाले कीड़े ओर रोग--मक्‍का की जब गाँठ 
फूटती है, तमी कभी-कमी पुरवाई (सं० पुरोवात) चलने पर उसमें जीमनी गिड़ार (रेंगनेवाला 
एक लम्बा कीड़ा) पड़ जाती है और मक्का के पौधे की पत्तियाँ पीली पंड जाती हैं। मक्का की गड़ेली 
(छुंछ) में बधिया नाम का एक रोग लग जाता है, जिसके कारण मबक्के में दाने नहीं पड़ते | 
परकना नाम के रोग से मक्का की फसल सूख जाती है। शुड़! रोग ज्वार-बाजरे के कोथ होहूँ, 


३६०7० ७४०. ४७ 


१ “कीन्हो मधुबन चोर चहूँदिशि माछी जाइ पुकारयों ।” 
->सूरसागर, काशी ना०प्र० सभा, ९।१०३ 

२ “सट्चीहतेषु कुरुत”-छान्दोग्य, १| १० १ 
'पटची' शब्द का अथ टिडडी ही अधिक संभव है (देखिए, बलदेव उपाध्याय : वैदिक आया का 
आर्थिक जीवन शीषक लेख, ना० प्र० पत्रिका, वर्ष ५८, अंक ३, एू० रपथ 


( «६ ) 


जी आदि के पौधे को वह नली जिसमें से बाल निकलती है) को बहुत हानि पहुँचावा है | टीड़ी 
की-सी आकृति का एक उड़नेवाला कीडा जो प्रायः आक (सं० अके «८ एक पौधा) --की पत्तियों पर 
रहता है, अकफुद्ाा या अश्षफुट्टा कहाता है। इसकी उछलन या उदुड्ठी को फुद्दी कहते हैं। 
अकफुड्े की उछुलन (सं० उच्छुलन)" टिड॒डी की हाई (तरह, समान) होती है। | 

6२०८--कुछ-कुछ लाल और सफेद रंग की गिडार, जो मक्का और ज्वार के तने में लग 
जाती है, गिड़रा कहाती है। जिस फसल सें गिडरा नाम का कीडा लग जाता है, उस फसल को 
गिडरियाई कहते हैं। .जब बन अर्थात्‌ बाड़ी का अंकुर हुपता (--दो पत्तोंबाला) होता है, तब 
कभी-कभी उसके पत्तों को एक (उडनेवाला कीडा खा जाता है, जिसे दुरकी कहते हैं | एक गुलाबी 
रंग की गिडार, जो कपास को कानी (खराब) कर देती है, पुरबा कहाती है| एक कीडा लाल और 
काले रंग का होता है, जो बन का गूला और पत्तियाँ खा जाता है; उस कीड़े को तेली कहते हैं | 
यदि वर्षा न हुई हो तो जोड़री (ज्वार) के नये मुट्टों को गभरा नाम की गिडार खा जाती है । 
एक छोटी-सी गिडार को सरइया कहते हैं। यह ज्वार के फेरे (तना) ओर गन्‍ने की पेंगोली 
(पोई) को कानी कर देती है। कट॒ठा या कट्ठा नाम का फुदकना कीडा (उछुलनेवाला कीडा) बन 
और चरी (हरी ज्वार) की पत्तियों को चाट जाता है। सफेदा नाम का एक कीडा ईख की 
किलसियों (सं० किसलय -- नई कोमल पत्तियाँ) में छेद करके उन्हें छुलनी बना देता है। लहर 
(बाजरा) की बाल में जब कंडुआ नाम का रोग लग जाता है, तब बाल मारी जाती है और उसमें 
से एक भिन्न प्रकार की छितरी हुईं बाल निकलती है, जिसे बरू कहते हैं। बरू में बाजरे के दाने 
का नाम- निशान भी नहीं होता । मक्का की पत्तियों में कमी-कमी कुंलसा नाम का रोग लग जाता 
है, जिसके कारण सारी पत्तियों पर पीले-पीले धब्बे पड जाते हैं । 

6२०६--बैसखिया फसल में लगनेवाले कीड़े ओर रोग--किसी ऋठ तथा मौसम 
की ब्यार (हवा), घाम (सं० घम >प्रा० घम्म >वाम -धघूप) और तीत (नमी) आदि ही.फसलों 
में बहुत से रोगों को पैदा कर देती है| काँकरी (ककड़ी) के फल में एक गिडार पड जाती है, जो 
बीजों को खाकर अन्दर से फल को पोला कर देती है; उसे कीरा कहते हैं। पोला करने के लिए 
पुलारना? क्रिया प्रचलित है। कॉँकरी और कीश के संबंध में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 

कके बवावै काँकरी, सिंह अबोई भाय। 
घाघ कहै सुनि घाधिनी, कीरा बदिके खाय |” * द 

अरहर दो तरह की होती है--(१) कातिकिया--यह कातिक में काटी जाती है। (२) बैस- 
खिया--यह बैसाख में काटी जाती है। पुरवाई (पूरब की हवा) चलने से कभी-कभी कातिकिया 
अरहर में एक प्रकार का कीडा लग जाता है, जिसे कल्लरिया कहते हैं | चनों में गंधेला और 
सरसों में मारऊँ नाम का रोग लगता है। प्रसिद्ध है-- 

“तीत चना में जाइ समाइ। ताके जान गधषेला खाइ ४??? 


4६ न ्य “ 
“चले माह में जौ पुरबाई। तौ सरसोंऐ मार्के खाई ॥”४: 
१ “॑श्ञरच्छेदु प्रोच्छुरच्छोणितोक्षितै : ।ट--माधः शिक्षुपाकबंध, २। ६६ , - 


२ जौज्ञाई, के महीने में कक राशि के समय जो ककड़ी बोता है श्रौर सिंद राशि अर्थात 
भ्रगस्त का महीना बिना बुवाई के ही रहता हैं, तो ककड़ी में कीड़ा अवश्य छगता है । ऐसा घाव 
अपनी खत्री से कहते हैं । 

3 नमी के खेत (नम खेत) में यदि चना खड़ा रहे तो उसमें गधेला रोग छुग जाता है। 

8४ माह में पुरवा हवा चसने से सरसों में मा रोग लग जाता है | 

११ 





| लो आ 


मटर, चनां, सरसों, जो और गेहूँ में चमका, गिड़ारी और डमसी नाम के रोग लग 
जाते हैं| चमका रोग से फसल का फूल मारा जाता है। गिड़ारी रोग के कारण पत्तियाँ छेद्दार 
हो जाती हैं | चने पर जत्र तक घेघणा (चने की गोल फली) नहीं आता, तब कभी-कभी उससें 
उम्रसी रोग लग जाता है। माह-पूस का पाला भी बैसखिया खेती को हानि पहुँचाता है। 
लोकोक्ति है-- 

“सावन-भादों कौल जो आवबै। माह-पूस में पारी लावे ॥?" 

मसूड़ के खेत में यदि पानी न लगे और माहौद (सं० माधघदृष्टि >माहोर  जाड़ों की 
वर्षा) भी न हो तो मसूड़ (सं० मसर) की पत्तियों को खुडी नाम की गिड़ार खा जातो है। गेहूँ के 
पौधों की पत्तिपों और बालों में गिरुई, रतुआ और लाख! नाम के रोग लग जाते हैं। चरका 
रोग धान की खेती को बरबाद कर देता है | लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं--- 

“घोहूँ रतुझ्आ चरका धान । बिना अन्न के मर॒यौ किसान |” ३ 
दे मह श्र 
“फागुन मास चले पुरबाई। तो गेहुँन में गिरुई घाई॥? 3 

कवार मासे (क्यार मास में बोये हुए) गेहुँशं में प्रायः गिरई रोग लग जाने का डबका 
(सन्देह या डर) बना रहता है । े 

6२१०--गन्ने के मुख्य भेद ये हैं--(१) चिन (२) ऊूभा (३) पांड़ा (७) सरेथा (५) 
मंचुआ (६) कन्हिया (७) कोमबद्धरिया (८) पुड़िया | 

गन्नों में कई तरह के रोग लग जाते हैं। उनके कारण गन्ने का तना पतला पड जाता है, 
या काना हो जाता है। कभी-कभी पोई के अन्दर सफेदू-सफेद कपास-सी हो जाती है। गन्ने के रोगों 
के नाम इस प्रकार है-- 

(१) कंसुआ--इस रोग के कारण गग्ने का पीधा छोटा ओर पतला पड जाता है। (२) 
कपसा, (३) गन्धी, (४) चित्ती, (५) चेंपा--यह काला-सा कीडा होता है | इससे जो रोग होता 
है, उसे चैंथा ही कहते हैं। (६) परिलला, (७9) पैका--इस रोग के कुप्रभाव से गन्ने के ऊपरी भाग 
का गूदा सड॒ जाता है। (८) फडा, (8) फूला, (१०) भारी, (११) रांथा, (१२) लखा, 
(१३) सराई | 

0२५११--मूँगफलियों में एक विशेष प्रकार का रोग लग जाता है, जिससे उसकी पत्तियों पर 
अनेक काले धब्बे पड जाते हैं और धब्बों के चारों ओर पीलाई छा जाती है। उस रोग को चितद्रा 
या हल्वद्ई कहते हैं | जाड़ों को गला देनेवाले एक रोग का नाम जरगला भी है। धानों में एक 
उफर नाम का रोग लग जाता है, जिसके कारण धानों की पत्तियाँ पीली पड जाती हैं । 

२१२--कुछ सामान्य रोगों के नाम--लौकी, तोरई, कासीफल और खीरा आदि की 
बारियों में लटकी, बुकनी और विरसा नाम के रोग लग जाते हैं। इनके कारण पत्ते पहले पीले 


१ थदि सावन-भादों के महीने में कोल (कुहरा) अधिक पड़े तो! माह-पूस के महीने में पालछा 
अधिक पड़ता है । 
,. * गेहुँओों में सुआ और धान में चरका रोय छग जाने पर किसान बिना अन्‍्म के मरा 
हुआ हो जाता है । द 
३ फागुन के महीने में यदि छगातार पुरवाई (सं० पुरोवात > पूरब की हवा) चले तो गेहओं 
सें गिरुई नाम का रोग दौड़कर रूगता है। 


६ छह .) 


पडते हैं, क्िर सुख जाते हैं। रेज़ की बरसा (बहुत वर्षा) के वाद यदि हालेंहाल (तुरन्त) घमसा 
(सं० धर्मोष्मा--घर्म + उष्मा या घर्म + ऊष्मा ७ धूप की गर्मी) पडने लगे, तो गाजरों में एक रोग लग 
जाता है, जिसे गणाव कहते हैं | इसके कारण गाजरों में गाँठें पड जाती हैं और वे अन्दर से पोली 
हो जाती हैं। जो, गेहूँ आदि की खेती में ऐठा, बँधा और सकोरा नाम के रोग पत्तियों को ऐंठ- 
कर उन्हें बत्ती के रूप में परिणत कर देते हैं। एुठा और फँफूदी नाम के रोग जौ-गेहुँओं के लिए 
हानिग्रद हैं। जौ-गेहुँओं की बालों में दाना पड़ते समय यदि पछुयाँ (पछवा हवा) फिक्कारने 
लगे श्र्थात्‌ ज्ञोर से चलने लगे तो बाल में बैहरा रोग हो जाता है। जब हवा मोंकों के साथ चलती 
है, तब उसके लिए. 'फिक्कारना! क्रिया का प्रयोग किया जाता है। गेहूँ में जब सेहँ नाम का 
रोग लग जाता है, तब उसके दाने काले से पड जाते हैं । 
सूट पड़ने पर बन में चटका रोग लग जाता है, जिससे बन की पुरी (फूल) रूड जाती 
है। जब उखटा रोग पौधों और पेड़ों के तनों में लग जाता है, तब उनके तने और पत्ते सूखने 
लगते हैं | उखठे का मारा हुआ पेड उखटिआ कहाता है। जायसी ने “उकठी? शब्द का प्रयोग 
इसी अर्थ में किया है।" 


लखा रोग से पीला पडा हुआ गेहूँ पीरोदा कहाता है| बाजरे पर जब भुद्धा आया ही हो, 
तभी यदि मुसकधार (सुशक की धार के समान) पानी बरसने लगे तो फूल मारा जाता है | उस 
समय उसके मुद्टों में एक रोग हो जाता है, जिसे फुलधोबा कहते हैं। पुरबाई चलने से कभी-कभी 
धान में तड़ा रोग भी लग जाता है। एक रोग कोढ़ (सं० कुष्ठ) कहाता है, जिसके कारण मक्का, 
बन, जौ, गेहूँ और चना आदि का पत्ता पीला पड़ जाता है | 
6२५१३--कुछ अन्य कीड़े-मकोड़ों के नाम--(१) रेंगनेवाक्षे कीड़े, (२) उडने 
वाले कीड़े | द ह 

रेंगनेवाले कीड़ों के नाम इस प्रकार हैं- 

(१) कलीली--यह लाली लिये हुए. काले रद्ध का कीडा है जो गाय, भेंस और बैलों की 
देह से चिपटा रहता है ओर उनका खून पीता है | यह आकार में खय्मल से छोटा होता है । 

(२) कॉँतर---लगभग एक बालिश्त लम्बा पीले रज्ञ का कीडा होता है, जिसके पेट के नीचे 
सैकड़ों टाँगें होती हैं। कहा जाता है कि काँतर जब देह में चिपट जाती है, तो फिर मुश्किल से 
छुट्ती है । 

(३) कानसराई--सूत की तरह का लाल-से रज्ञ का एक कीडा होता है, जिसकी लम्बाई 
लगभग दो-तीन अंगुल होती है। यह पशु या आदमी के कान में घुसकर बड़ा कष्ट पहुँचाता है । 

(3) कुकर कलीला---यह कीडा आकार में कलीली से बडा होता है | प्रायः कुत्तों की 
गदनों से चिपटा रहता है | ै 

(५) गिजाई--यह लाल रंग का लगमग डेढ़-दो अंगुल लम्बा बरसाती कीडा है । गिजा- 
इयाँ हजारों की संख्या में घर और जंगल में सावन-मभादों के महीनों में दिखाई पडती हैं । यह जोढ़ें 
में भी रहती हैं | प्रायः एक गिजाई दूसरी पर सवार रहती है। 

(६) गिड़ोया--इसे केचुआ नाम से भी पुकारते हैं। प्रायः बरसात के दिनों में ये खेतों 


१ +फूछ भरे सूखी फुलवारी । दिस्ट परीं उकठी सब मारी ॥” 
--ड़ा० माताप्रसाद गुप्त (संपादक) : जायसी ग्रन्थावछी, पद्मावत, दोहा क्रमाक १९९४ 


६. कर) 


के अन्दर सैकड़ों की संख्या में पाये जाते हैं। यह कीडा मठमैले रंग का एक बालिश्त लम्बा होता है, 
जो मिट्टी खाता है| 


(9) गिरगिद या करकेटा--इसकी देह का रंग जल्दी-जल्दी बदलता है। यह आइति 
में छिपकली से मिलता' है । इसका मुँह कुछ लाल-सा होता है। मुसलमान इसे अनिष्टकारी या 
अशुभ मानते हैं, ऐसा सुना जाता है। जिस प्रकार अल्प प्रयत्न के सम्बन्ध में 'मुल्ला की दौड मसजिद्‌ 
तक लोकोक्ति प्रचलित है, ठीक उसी प्रकार करकेंटे से सम्बन्धित भी लोकोक्ति है कि “करकेटा की 
दौड़ बियोरा पे ।” 

(८) गिलहरी--यह पेड़ों पर जल्दी से सरकती हुईं देखी जा सकती है। यह एक बालिश्त 
लम्बी होती है | पीठ पर धारियाँ होती हैं | जिसके लिए साधारण वस्तु ही बहुत प्रिय और मूल्यवान्‌ 
हो, तब उसके लिए! यह लोकोक्ति कही जाती है कि--“गिलहरिया कूँ यूलर ही मेवा हैं |” 

(६) गुबरीला--यह काले-से रंग का कीडा है जो गेहनर में रहता है । कहावत प्रचलित 
है कि “गुबरीला तो गोबर में ही राजी रहत्वै”” अर्थात्‌ गोबर का कीडा गोबर में ही प्रसन्न रहता है । 

(१०) गोह---(सं ० गोघ)--यह आकृति में नेवला या बिसखपरिया से मिलती-जुलती होती 
है। इसकी एक किस्म चन्दन गोह कहलाती है, जिसे प्रायः चोर रखते हैं; क्योंकि इसकी और 
रस्सी की सहायता से चोर आसानी से मकान की छुतों पर चढ़ जाते हैं। 

(११) चैंटा और चैंटी (चींगा और चींटी)--ये कीड़े घरों और जंगलों में बहुत पाये 
जाते हैं | इनकी नाक की शक्ति बड़ी तेज होती है । 

(१२) छुपकिया--यह विषेला जन्तु है। इसे छिपकली या छुपकली भी कहते हैं । 

(१३) मिल्ली--एक विशेष कीडा जो चौमासों की रातों में बहुत बोलता है । इसके बोलने 
को ऋनकारना कहते हैं । 


(१४) भींगुर---अँपेरे स्थान में जहाँ नमी-सी रहती है, वहाँ यह कीडा अधिक रहता है | 
यह उछुट्ठी मारकर चलता है। 

(१५) तेलिया कीरा--यह कीडा लगभग तीन अंगुल लम्बा और एक अंगुल चौडा होता 
है | रंग में काला, पीला और सफेद देखा गया है | 

(१६) बामनी--एक बालिश्त लम्बी होती है; देह पर पीली-सी धारियाँ होती हैं | आकृति 
में पतले सँपोले (सं० सर्प + पोतलक > साँप का बच्चा) की माँति होती है । 

(१७) बिच्छु या बीछू--(सं० इश्चिक)--इसका डंक बडा तेज होता है| प्रसिद्ध है-- 

“स्याँप की काठौ सोवै । बीछू कौ काठौ रोबै ॥* 
(१८) बिसखपरिया--यह आइति में छिपकली से मिलती है, परन्तु: बड़ी बिसियर 

(विषली) होती है। इसके सम्बन्ध में लोगों का कहना है कि बिसखपरिया काटने के बाद तुर्त अपने 


पेशाब में नहा लेती है। बिसखपरिया का काटा हुआ मनुष्य यदि उससे पहले नहा ले तो वह बच 
जाता हैं । 


(१६) मजीरा--यह बरसात के दिनों में सन्ध्या समय से बोलना आरम्म कर देता है| 
इसकी आकृति टिड्डी या अकफुट्टे से मिलती है | यह रंग में कुछ काला या मट्मैला-सा होता है । 


) जिस मनुष्य को साँप काट लेता है वह तो उसके विष के कारण सोता है लेकिन बिच्छू 
का काट हुआ द॒दू से दिन भर रोता रहता है। । 


( करें ) 


(२०) राम की गुड़िया--इसका एक नाम बीरबहूटी?' (सं० बीरबधूटी) भी है। यह 
गोल-सा मखमली देह का कीडा है, जो बरसात में दिखाई देता है। 

(२१) साँप और नाग--नाग काला और फनिहाँ (फनवाला) होता है। इसमें बडा 
विष होता है। लेकिन साँप बिना फन का कीड़ा है। साँप के बच्चे को खँपोरा (सं० सपप + 
पोवलक) कहते हैं। अँग० “कोबरा” के लिए जनपदीय शब्द “नाग? प्रचलित है और अँग० स्नैकः 
के लिए. साँप! या स्याँप । 

उडनेवाले कीड़ों के नाम इस प्रकार हैं--- 

(१) घिरोली या घिरगुली--यह मिट्टी का घर बनाकर रहती है | रंग में काली और 
देह में बर से छोटी होती है । 

(२) डॉस--(सं० दंश प्रा० डंस >डाँस) यह काटने में मच्छुर से बढ़कर है। आकार में 
मच्छुर से बडा होता है, लेकिन आकृति बहुत कुछ मच्छुर से मिलती-जुलती होती है । 

(३) ततइया--लाल रंग की बर को ततइया कहते हैं | इसका डंक बडा तेज होता है। 

(७) तीतुरी--सफेद या मग्मैले रंग का एक पतंगा जो जुतते हुए खेत में अधिक पाया 
जाता है | चिन्तित और निराश हो जाने के श्रर्थ में 'तीतुरी उड़ जाना? एक मुहावरा भी 
प्रचलित है । ु 

(५) पतंगा-यह बरसात के दिनों में प्रायः दीपक पर आकर जल जाता है। इसका 
एक साहित्यिक नाम 'शलभ' भी है । 

(६) बरे बरइया या बरइया--रंग सोने का-सा होता है और इसकी कमर बड़ी पतली 
होती है | | 

(७) भिन्ुगा--यह मच्छुर से भी बहुत छोटा कीडा है, जो प्रायः गूलर के फलों के अन्दर 
अधिक संख्या में पाया जाता है। 


(८) भोरा--यह रंग का काला होता है और छः टाँगें होती हैं। इसलिए इसे संस्कृत में 
प्रटषद भी कहते हैं.। 

(&) भौँरुआ या जल-भौरा--यह प्रायः पानी के ऊपर रहता है | पानी के धरातल पर 
सरपट मारते हुए. इसे देखा जा सकता है। यह आकार में चींटे के शरीर का चौथाई होता है । 

९२१४--साँपों के नाम, आकार ओर रूप-रह्त--साँपों की मुख्य नस्‍्लें कुलियाँ 
कडती हैं | बरुआ (साँपों का खेल करने वाले) का कहना है कि साँपों की आठ कुलियाँ और 
ग्रसठं जातियाँ हैं। साँप का सूराख में घुसना बरना कहाता है| साँप का विष उतारनेवाला व्यक्ति 
ब/इगी कहाता है। लोकोक्ति है--“कुठौर काटी ससुर बाइगी”* अर्थात्‌ बड़ी दुविधा में. पड जाना । 
साँगों के नाम यहाँ अकारादि क्रम से लिखे जाते हैं । 


(१) अजगर--(सं० अजगर) इसे अजुदहा भी कहते हैं। इसकी देह का रंग उन्नाव 
(काला + लाल) होता है | पीठ पर ताँबे के रंग की धूनियाँ (गोल रेखाएं जो बृत्त की तरह बनी हुई 


अति 





) #₹ंगि चंछीं जस बीरबहूटी ।” . 

--रामचन्द्र शुक्ल (संपादक) : जायसी ग्रथावली, पद्मावत, काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा, ३०।०।३ 
ह २ पुन्नवधू को साँप ने गुप्ताज्ञ में काट जिया लेकिन बाइगी ससुर ही है। ऐसी दशा में 
विष उतरवाने का कार्ण छज्ञा के कारण कैसे हो ? बड़ी दुविधा में जान है । 


( दंड ) 


होती हैं) होती हैं | अजगर के माथे पर सफेद खड़ी रेखा भी होती है, जिसे ठीका कहते हैं| अज गर 
के फन नहीं होता | यह बकरी को निगल जाता है। 

(२) अफई--अफई (अ० अफ़ई -- नाग जाति का एक साँप) का रंग सफ़ेद होता है। यह 
बहुत बिसियर (विपधारी) और फुर्तीला होता है। इसकी पीठ पर अण्डाकार सफ़ेद चित्तें भी होते 
हैं, जो मकखी कहाते हैं । 

(३) अलगर्रा-यह पनिहाँ साँपो (पानी में रहनेवाले साँप) की एक जाति में से है । 

(४) ऐल्हाद--इसका सारा शरीर काला होता है। इसका फन आदमी के पंजे से भी 
अधिक चोडा होता है| बर्ओं का कहना है कि ऐह्हाद की फुसकार से दूब (एक घास) भी.जल 
जाती है । यह बडा ज़हरीला होता है। इसे श्ुजंग भी कहते हैं। इसके शरीर की लम्बाई आदमी 
के बराबर अर्थात्‌ साढ़े तीन हाथ होती है। यह अपनी पँछ का सहारा (आश्रय) लेकर सीधा खडा 
हो जाता है। ः 

(५) कदठआ--(सं० काद्रवेय)--यह बहुत मोटा और मारी साँप होता है, जो फन उठाकर 
हाथ-डेढ़ हाथ ऊँचा खडा भी हो' जाता है। 

(६) कागाबंसी--यह मुँह की ओर आधा घौरा (सं० धवल > सफ़ेद) और पूँछ की ओर 
आधा काला होता है | इसके शरीर की लम्बाई लगभग ठाई हाथ होती है। 

(9) कालगण्डेस--इस साँप की देह काली होती है, लेकिन पीठ पर गणड़ेे (डोरी से बँघे 
हुए. निशानों की तरह की रेखाएँ) होते हैं | कालगण्डेंस के फन नहीं होता | | 

(८) कालगनेस--सुब्नकाला (बिलकुल काला) और फनिहाँ (फतवाला) होता है।. फन 
अधिक लम्बा और कुछ नीचे को क्रुका हुआ होता है। इसका फन लगते ही आदमी मर जाता है| 

(ऋ) कडआ डोम--यह काले और हरे रंग का फनिहाँ साँप है। सिर पर खडाऊँ का-सा 
निशान बना होता है; लम्बाई लगभग दो हाथ होती है। इसके समान लम्बे निम्नांकित साँप और 
बताये जाते हँ--करकतान, चीपटकाँचली, थोलक, निगिदगिद्दी, पॉगड़, भूँगमोरी, 
मुरुक, सुनैरी, सुम, हरियल इत्यादि । 

(१०) गिल्हनफोर--इसका रंग हरा और पूँछ पतली होती है। लम्बाई लगभग ह३ हाथ 
होती है और फन नहीं होता | | 


(११) गिहुऑँना--इस साँप की देह का रंग गेहूँ से मिलता-जुलता होता है | लम्बाई 
लगभग दो हाथ होती है | यह बहुत ज्हरी होता है । इसे गोहाना या गोहबन भी कहते हैं । 
.. (१२) गुनकौ-इस साँप का फन चौड़ा होता है और कुछ-कुछ गाय के मुँह से मिलता- 
जुलता हूता है।....ः 
.. (१३) गुहेनियाँ--नेवले की शक्ल का एक कीडा जो छिपकली से भी मिलता-जुलता है, 
गोह कहाता है। गुहेनियाँ साँप का रूप-रंग बहुत कुछ गोह से मिलता है । 
(१४) घोड़ापछाड़--यह साँप दौड़ने में घोड़े को भी मात दे देता है। रह्ञ में हर और 
देह का पतला तथा छुरैरा (फुर्तीला) होता है। पूछ पर मक्खियाँ होती हैं । घोड़ापछाड का मुँह 
बिना फन का ही होता है लेकिन गर्दन पतली होती है | इसे गर्रा भी कहते हैं । 


(१४) घूंगला--रंग में गेरआ और लम्बाई. में सवा हाथ का होता है। इसके नीचे का 
हिस्सा ऊचा-नीचा होता है; इसलिए, इसका पूरा. पेंद. धरती से नहीं लगता । 


( ८२ ) 


(१६) चीती या चित्ती--यह मोटा, भारी और लगभग आठ हाथ लम्बा कीड़ा होत 


अं 


है | चीती का रंग हरा ओर पीठ पर शुल्न (सफेद चित्तें) होते हैं। मोटाई आदमी की पिंडलियों के 
बराबर होती है । | ह 

(१७) जलेबिया नाग--यह हर समय गुडमुड़ी मारे हुए, जलेवी की तरह पडा रहता है। 
काटतें समय भी देह का तीन चौथाई माग गुडमुड़ी (कंडली) की हालत में ही रहता है । यह रंग में 
मदिआ (मिट्टी जैसा) होता है और लम्बाई ढाई हाथ होती है। 

(१८) देड़/ड़ी--इसे लटाधारी भी कहते हैं। इसकी पीठ पर छोटे-छोटे बाल और मुँह 
पर डाड़ी-मूँछे होती हैं । ि 

(१६) डेंड्ू--(सं० डडभ) इसे पनिहाँ (पानी में रहनेवाला) भी कहते हैं, क्योंकि इस 
जाति के साँप प्रायः पोखर, नदी, तालाव आदि जलाशयों में पाये जाते हैं| डेंड) की लम्बाई लगभग 
इड़-दो हाथ होती है। 

(२०) ललखा (सं० तिलित्स)--यह मोटे और चौड़े फन का एक बड़ा साँप है, जो 
लम्बाई में लगभग ढाई-तीन हाथ से कम नहीं होता | 

(२१) ताकला--यह देह का पतला और रंग का गुलाबी होता है। लगभग सवा हाथ 
लम्बा होता है, लेकिन फन नहीं होता । ह 

... (२२) तागासर--यह बिना फन का साँप है। इसका रंग सोने के समान होता है | 
कन्नी (सं० कनिष्ठिका) उँगली की मोटाई के बराबर तागासर की देह मोटी होती है । इसका मुँह 
बहुत छोटा ओर बिना फन का होता है। 

(२३) तामेखुरी--इसकी देह ताँबे के रंग के समान होती है | फन लम्बा और देह पर 
काली मक्खियाँ बनी होती हैं | 'तामड[ए नाम का साँप भी तामेसुरी से मिलता जुलता होता है, 
लेकिन रंग में तामेसुरी अधिक लाल होता है । 

(२४) ढुमहीं या कचलेंड--यह सुस्त और सीधा कीडा है। सँपेरों का कहना है कि 
दुमहीं ६-६ महीने दोनों ओर चलती है । अ्रतः दोनों ओर मुंह होने के कारण इसे छुमुंही या 
दुमहीं कहते है । 

(२५) घामन--धामन बड़ी जहरीली साँपिन होती है। प्रायः रंग काला और सिर बडा 
होता है | पीठ पर काले दाग होते हैं | किसी-किसी घामन की मोठाई आदमी के पहुँचे के बराबर 
होती है । 

(२६) धारसा--यह बिना फन का सफेद साँप है। लम्बाई लगभग सवा हाथ होती है। 
देह का पतला और रंग में बिलकुल सफ़ेद होता है । 


(२७) पद्मनाश (सं० पदूमनाग)--इसका फन छोटा और देह काली होती है। यह 
लगमग एक हाथ लम्बा होता है । इसके फन पर गाय के खुर का सा सफेद निशान बना रहता है । 
यह बड़ी उत्तम जाति का साँप माना जाता है। यह काठते समय उछुलकर फन मारता है। 

(२८) पीरिया या पीरोंदा--यह जहरी नहीं होता । सारी देह पीले रंग की होती है । 
यदि पीलाई में कुछ लाल रंग भी रहता है, तो उसे रकत पीरिया कहते हैं। काले मुंह और पीले 
रंग के साँप को करमुंहा-पीरिया कहा जाता है | 

(२६) पौनियाँ--पौनियाँ नागदेव जाति का सर्प माना जाता है। यह भाड्ट की सींक 
जैसा होता है | इसकी देह का रंग सोने की भाँति पीला होता है और लम्बाई लगभग पौन हाथ 


( ८६ ) 
होती है । फन के आगे का हिस्सा कुछ लाल होता है | यह बहुत ज्यादा जुहरीला बताया जाता है। 
वरुओं का कहनां है कि इसको फुसकार से आदमी की देह की गाँस-गाँस (हड्डियों के जोड़) 
खुल जाती है | पीनियाँ नाग के समुहों (सं० समक्ष) किसो को खडा नहीं होने दिया जाता । बरु्आा 
सबको परमेश्वर की सोह' (सं० शपथ > अय० सबब > सठइ > सौंह) दिवाऋर अलग रखता है । 

(३०) फूलफर्गार--पह फनिहाँ (फतवाला) साँप है | इसकी पीठ पर काली ओर सफ़ेद 
छोटी मक्खियाँ होती हैं, जो फुलकण्गा कहाती हैं। काली मक्खी से चिपटी हुईं सफेद मक्खी और 
सफेद मक्खी से चित्रटी हुई काली बनी रहती है | इसी भाँति सारी पींठ मक्खियों से भरी रहती है | 
इसे फूलबग्गा भी कहते हैं । 

(३१) बंसमार--यह हरा होता है, ओर लम्बाई लगमग दो हाथ होती है । 

(३२) भूगर--मूँगरएः नाम के साँप कई रंगों के होते हैं। प्रायः हरे, पीले या काले रंग के 
देखें गये हैं | भूंगर की पींठ पर धारियाँ भी होती हैं | यह डेड़ हाथ लम्बा होता है । 

(३३) सैंसाडोम--यह चमकीला और काला होता है। ऐसा रह्ञ तेलिया खुन्न कहाता 
हे | मेंसा डोम के फन पर गाय का खुर बना रहता है। यह लगभग ढाई हाथ लम्बा और शरीर में 
भारी होता है | सुस्त और आलसी होता है; अतः इसे मणियल मी कह देते हैं । 

(३४) मनधारी (सं० मणिधारी)--बरुओं का कहना है कि इसके माथे पर दीपक का-सा 
प्रकाश करनेवाली मणि रहती है। मणि के प्रकाश में ही यह रात को घूमता है। इसकी फुकार 
(सन्‌-सन्‌ नाद करती हुई फुसकार) बड़ी दूर तक सुनी जाती है । | 

(३५) मलियागर--रज्ञ में पीला और पीठ पर दागदगीला होता है | इसकी लम्बाई सात 
हाथ की होती है । । 

(३६) मल्होना (सं० मालुधान)--यह रछ्ञ का काला होता है और पीठ पर बड़े-बड़े गुल 
(सफेद चित्तें) होते हैं | बहुत बिसियर (विपधर) होता है | रे 

(३७) रकतबंसी--पह फनिहाँ होता है। देह ताँबे की तरह लाल और पीठ पर सफेद 
मक्खियाँ होती हैं | इस कुली के साँप प्रायः मकानों में चूहे के सिल्‍लों (सं० विल - सराख्ध) में 
रहते हैं । 

(३८) खज्जली (सं० राजिल)--मोटाई और सीधेपन में कचलेंड (दुमहीं) से मिलता-जुलता 
होता है | है 5 

(३६) रोड़फाड़--यह डेड हाथ का हल्दी जैसा पीला होता है। ््ि 

(४०) लखोरसा--इसका रज्ञ लाख की भाँति लाल-पीला होता है। फन नहीं होता । 
ल॑म्बाई लगभग ३ हाथ होती है। ३ गा 5 

(४१) लुहरस(-गुलाबी रह्ञ का लगभग डेड़ हाथ लम्बा होता है। इसके फन 
नहीं होता।...' क्‍ 2 मी कक की आ क्‍ 
(४२) लोहरुआ--लाल रज्ञ का यह साँप लगभग तीन हाथ लम्बा होता है। इसके फन 
नहीं होता | कि मा 8 हु 
(४३) संखचूर (सं ० शंलचूड)--संखचूर के सिर पर एक लम्बा-सा सफेद दाग होता हे 
जो गऊचरन कहाता है | यह फनिहाँ (फनवाला) नाग है । इसकी दो जातियाँ अधिक पाई जाती 
है-- (१) करुआ संखचूर, (२) जलेजबिया संखचूर | संखचूर की जीम में तीन या चार फंकियाँ 
होती हैं, जिन्हें तार कहते हैं। तीन तारबाला संखचूर तितारा और चार ताराला चौतारा 
कहाता है. । बरओं का कहना है कि फुसकार के समय संखचूर के मुँह से फुलमड़ियाँ-सी भड़ती हैं । 


( 5७ ! 


इसका काटा हुआ आदमी बचता नहीं, तुरत मर जाता है। जलेबिया संखचूर चलने के समय तो 
सीधा (सतर और लम्बा) रहता है, लेकिन शेष दशाओओं में जलेबी के छत्ते की माँतिं ही गुड़ीमुड़ी 
(गुंजल्क) मारकर बैठता ओर सोता है। इसके गैलेफू (गाल का अन्दर का भाग) के अन्दर की पोली 
गोली, जिसमें ज़हर रहता है, बिसपुदरिया (विप की पोटली) कहाती है | 

(3७) सँपोरा (सं० सपंपोतलक) -साँप के छोटे बच्चे को सँपोरा या सँपोला कहते हैं | 
नाग का बच्चा नगोला (सं० नाग +पोतलक > नाग का बच्चा) कहाता है। 

(3४) सरगनपनी--यह रह्छ में स्थाह काला ओर लम्बाई में सवा हाथ का होता है । 

(४६) सूरजबंसी--शरीर में लाल और मेह पर काला होता है । लेकिन माथे पर गोल- 
गोल सफेद दाग भी होते हैं । पींठ पर काली मक्खियाँ भी होती हैं | इसके फन नहीं होता । 

(39) सोतल--यह गुलाबी रह्ञ का लगभग ढाई हाथ लम्बा होता है। इसके फन 
नहीं होता । 

(४८) सौनपरी--यह बिलकुल सफेद होता है और उछदठी मारता है। लम्बाई एक 
बिलाइद (बालिश्त) से अधिक नहीं होती | यह बिसियर (विषवाला) नाग माना गया है। 

(3६) हरियल--यह हरे रज्ञ का ढाई हाथ लंबा साँप होता है । 


१२ 


अकरण ५ 


बादल, हवाएँ ओर मौसम 


अध्याय १ 
बादल और वर्षों 


१२१४--जब आकाश में समुद्र का पानी भाप बनकर छा जाता है, तब उसे बाद्र (सं० 
बादल > बादल >बादर) कहते हैं | यदि आकाश के थोड़े से घेरे में छोटा-सा बादल ठहरा हुआ 
हो, तो वह बद्रिया या बदरी (बदली) कहाता है। आकाश के थोड़े-से बीच में किसी एक दिशा 
से उठता हुआ बादल धरवा कहाता है | काले रंग का धरवा उठकर यदि सारे आकाश में छा 
जाय, तो उस रूप को घटा या कारी घटा कहते हैं। घटा के सम्बन्ध में लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 


“कारी घटा डरपावनी, सेत भरैगी खेत ||”? 


यदि काली घटा अधिक समय तक आकाश में छाई रहे, तो उसे ज़मन या जमनि कहते 
हैं। यदि दो काले धरवों के बीच में एक सफेद बद्रिया आ जाय तो वह थेगरी कहाती है। उठे 
हुए सफेद धरवे को रूगाली बोलते हैं | यदि बादल घिरा हुआ हो, पानी बरसता न हो और हवा 
भी बन्द-सी हो; तो उस वातावरण को घुम्ड़न या घुटन कहते हैं। आकाश के तारों के समूह 
को तारई (सं० तारागण >ताराइन > तारई) कहते हैं। यदि आकाश में बादलों के साथ तारई 
भी छिठक रही हों तो वह बादल खीलिया या तारइयाँ कहाता है। 

अलीगढ़-च्षेत्र की जनपदीय बोली में बादल प्रायः चार तरह के प्रसिद्ध हैं--(१) भद्कैला-- 
जिसमें पानी कम हो । कहीं काला और कहीं कुछ-कुछ सफेद हो । (२) जमैला--जिसमें पानी 
अधिक हो और रंग में सारा काला हो | (३) उनइयाँ--जिसमें माप घनीभूत होकर समाविष्ट हो 
श्रौर काफी नीचे भी आ गया हो | (४) बरसोंहा--ये बादल काले, घने और बरसाऊ होते हैं । 
इन्हें देखकर किसान को घ्रुव विश्वास हो जाता है कि घहघड्ड का मेह (बड़े जोर की वर्षा) 
पड़ेगा | बरसौंहा बादल एक बढ़े बिचकटला (्तित्र या मैदान) में पानी ही पानी कर देता है । 

९२१६--कुछ बीच में काले बादल हों और कुछ बीच में सफेद; लेकिन दोनों प्रकार के 
बादल एक दूसरे से मिले हुए हों तो उस वातावरण को धूपछाहीं कहते हैं। यदि आकाश में 
थोड़ी-थोड़ी देर में बादल छा जायेँ और धूप भी निकल आवे तो वह घमछाहीं कहाती है। 
लोकोक्ति है--- 

“रात-दिना घमछाहीं | अब बरखा कछु नाहीं ॥”* 

जिन बादलों का रंग तीतर के पंखों के रंग से मिलता हो, अर्थात्‌ जो बहुत काले न हों, वे 

तीतरबस्ने (सं० तित्तिस्वर्णंक) कहाते हैं। तीतरबन्नी बद्रिया अवश्य मेह बरसाती है--- 
“तीतरबन्नी बादरी, विधवा काजर-रेख | 
वह बरसे यह घर करे, जामें मीन न मेंख |” * 





१ काली घटा बरसती नहीं, बल्कि डरपाती है और सफेद खेत भरती है। 

२ आकाश में दिन-रात घमदाहीं रहे तो वर्षा नहीं होगी । 

३ जिस बदलती का रंग तीतर के पंखों का-सा होगा, वह अवश्य मेह बरसाएगी | जो 
विधवा सत्री आँखों में बारीक काजक छगायेगी, वह अवश्य ही किसी पुरुष के साथ भाग जाएगी । 
इन दोनों बातों के होने में कोई सन्देहं नहीं है । 


( ६० ) 


कबीर ने “'तीतरबानी बाद्री” का उल्लेख किया है ओर उससे मेह का बरसना बताया है।* 

जब पूरे दिन आकाश में बादल छाये हुए रहें, नाम को भी धूप के दर्शन न हों, मौसम 
कुछ ठंड का हो; लेकिन वर्षा न हुई हो, तो उस वातावरण को उनमनि कहते हैं। यदि मोहासों 
(जाड़ों के दिन) में ऐसी उनमनि एक अठवारे (सं० अष्टवारक > आठ दिन की अवधि) तक रहे 
तो खेती पीली पड जाती है, और उस समय बेचारे किसान के गोड़ हट जाते हैं। निराश एवं 
हतोत्साह के [ञ्रर्थ में 'गोड़-टूटना? मुहावरा प्रचलित है। यदि निरंतर एक दिन और एक रात 
(२४ घण्टे तक) आकाश में बादल छाये हुए रहें और रिमश्िम-रिमशिंम म ह भी बरखता 
रहे अर्थात्‌ थोड़ी-थोड़ी बूँदें भी इस तरह पड़ती रहें कि गिरारों (गलिहारों) में कीच-कॉद (सं० 
कदम > काँद) भी हो जाय, तो वह वातावरण गोहच कहाता है | कीचड़ की बहुत बुरी बदबू 
बुकक्‍्काइईंद ओर सड़ने की बदबू सड़ाईंद कहाती है। आकाश में बादल चलता हो 
तो उसे बद्रचल' (खुजं में) कहते हैं। छोटे-छोटे ओलों को कंकरी कहते हैं । छोटे ओले कुछ 
ही समय पड़कर फिर तुरन्त बन्द हो जायूँ तो उस तरह ओलों का बअरसना छाल कहाता है। ब़े- 
बढ़े ओलों का: गिरना खिसलना? कहाता है | 


6२१७--बादल की आवाजों के लिए जनपदीय बोली में गड़गड़, दूं कन, तडुकन, 
गरजन ओर लरजन शब्द खूब चलते हैं | बिजली चमकने के अथ में लहकना, चमकना और 
कोंधना धातुएँ प्रचलित हैं | यदि बिजली बहुत पतली रेखा के रूप में चमकती है तो उसे 'लह- 
कना? कहते हैं ओर यदि अधिक प्रकाश और बहुत बड़े रूप के साथ चमकती है, तो उस समय 
'कौंधना? धातु का प्रयोग होता है, जैसै--बीजुरी कोध रही है या कोंचा मार रही है । 
अचानक कहीं पर बिजली का गिर जाना गिटई पड़ना” कहाता है। पुरवाई (सं० पुरोवात) चल 
रही हो और बादल चमकता हुआ पश्चिम दिशा से उठे, तो उसे उल्टा धरवा कहते हैं। पुरवा 
हवा चलते समय यदि पूरब दिशा से ही बादल उठे तो उसे सीधा घरवा कहते हैं। उलटे धरवे 
पर एक लोकोक्ति भी प्रचलित है-- क्‍ 
“उलठोौ धरवा जौ चढ़े, शॉड़ मूँड़ ते न्हाइ । 
घाघ कहे सुन धाधिनी, वह बरसे यह जाई ॥”' 
मे ' 3 देह 
पतर पवन्ती ह्होल पइ, बदर पढछॉहे जाय॑ेँ। 
उतते आइके बरसिहें, जलु-जंगल करिजायें ॥* 
पश्चिम दिशा से चलनेवाली हवा पछुइयाँ, पछुहियाँ या पछादिया (अरत० में) कहाती 
है | पश्चिम दिशा को 'पछोाँह' कहते हैं। यदि पछैयाँ चल - रहा हो ओर पछाँह से ही बादल उठें 
तो उन्हें पछाँये बादर कहते हैं। इनसे वर्षा की आशा बहुत कम होती है | प्रसिद्ध है-- 





) “कबीर गुण की बादूरी, तीतरबानी छॉहि। 
बाहिर रहे ते ऊबरे, भीगे मंदिर माँहि ॥---क० ग्र ०, माया को अंग, दो० १३ 

२ यदि उलटा घरवा चढ़े अर्थात्‌ पुरवा हवा. चलते समय बादुरू पश्चिम से प्रब को जायेँ 
तो वर्षो अवश्य होगी । यदि रॉड्‌ (सं० रण्डा ८ विधवा) स्री सिर खोलकर न्हावे तो यह निशचय 
है कि वह किसी के साथ अंवश्य भाग जायगी । ऐसा घाव अपनी स्त्री से कहते हैं । 

3 कई किसान अपनी परनी से कहता है--हे पतली रंटी बनानेंवारली ! अब. तू ब्होल 
(मोटा रोट) बना क्योंकि .बादश पश्चिम दिशा को जा रहे हैं। उधर से आकर बरसेंगे ओर सारे 
जंगढ में जल ही जदा कर देंगे, और अन्न खूब होगा। 


“पछाँगौ बादर।| लवार कौ आदर |”' 

0२१८- अलीगढ़ क्षेत्र की जनपदीय बोली में वर्षा के भी अनेक नाम हैं। यदि ऐसी घन- 
घोर वर्षा हो कि मिट्टी के बड़े-बड़े ढेर ओर मामूली-सी छोटी दीवालें तक रेला (पानी का प्रबल वेग) 
के प्रभाव से बह जायें तो उसे पनिर्याढार मेह कहते हैं। उससे कुछ हलकी वर्षा सूसलाधार 
ओर मूसलाधार से हलकी मुसकधार (फा० मशक पानी के लिए काम आनेवाला बकरी की खाल 
का एक थेला) कहाती है। वर्षा के सम्बन्ध में एक लोक-गीत भी प्रचलित है-- 

मेघमालनु ते क्ल्यो ललकारि | 
ब्रज पै. बरसे पनियाँदार || 
उमड़ि घुमड़ि ब्रज घेरिकें, उठीं घटा घनघोर। 
चम-चम चमके बीजुरी, चौंके ब्रज के मोर || 
मुसकधार जलु रेला के सँग सुरपति बरसायो। 
धरि नख पै गिर्राज नामु गिरधारी है पायो ||” 
“-(त० हाथरस से प्राप्त एक लोक-गीत) 
मेंह् यदि एमदम बरसकर फिर तुरन्त ही बन्द हो जाय तो उसे कला या झलूकरा कहते 
हैं। दो-चार बँदों का थोड़ी-थोड़ी देर में पड़ना बंदर किनकना कहाता है। कुछ समय के लिए जब 
हवा के साथ लहराती हुईं नन्‍्हीं-नन्‍्हीं बँद बरसुती हैं, तब उन्हें लहरूण कहते हैं | हवा के मोंकों के 
साथ कुछ भारी बँदों का पड़ना पीछार या बौछार कहाता है। छोटी-छोटी बारीक बँदें कुछ देर 
बरसती रहें तो उस वर्षा को ऋत्ना (करना) कहते हैं | यदि बहुत समय तक भन्ना मरता रहे तो वर्षा 
का वह रूप रिमक्औिम, मेहासिन या मिनमिन कहाता है। सबेरे से साँक तक अथवा निरन्तर 
दो-तीन दिन तक थोझ्ा-थोड़ा मेह बरसता रहे तो उसे ऋर लगना कहते हैं| कर बन्द हो जाने के 
बाद भी आकाश में यदि बादल छाये हुए रहें तो उस वातावरण को 'भर! कहते हैं। धूप निकल 
रही हो और वर्षा भी हो रही हो तो उसे कोढिया मेह कहते हैं । 
९२५१६७---एक साथ यदि ऐसा मेह पड़े कि किसानों के खेत भर जाये तो उसे भन्न कहते 
हैं। उस भन्न से चार-छः जिलों म॑ एक-सी ही वर्षा हुई हो तो वह जगभनन्न कहाती है। बड़ी-बड़ी 
बूँदें कुछ देर तक ही पड़ें तो उन्हें बुँदाकड़े (खुर्जे में) या सरभरे कहते हैं। कालिदास ने वुदाकड़ों 
के लिए 4र्षाग्रबिन्दु” शब्द का प्रयोग किया है।* 
वर्षा की मात्रा के अनुसार किसानू बोली में मेह के कई नाम हैं। कड़ भरउआ, किरिया 
भरडआ, पिछौरिया निचोर, मेंडतोर और तालतोड़ आदि वर्षा के जनपदीय नाम हैं । 
यदि मेह किसी एक जगह पड़ जाय लेकिन ४-६ कोस की दूरी पर न बरसे तो उसे बंदाबादी 
कहते हैं| असाढ़, सावन, भादों और क्वार के महीने चौमासे (चतुर्मास) कहाते हैं | चौमासे के 
आरम्भ में मेह का एकदम बरसना दोगरा कहाता है। दौंगरे का मेह काफी देर तक भल्ले 
के साथ बरसता है, फिर बन्द हो जाता है। जायसी ने इसी के लिए, पदमावत में “दवंगरा! शब्द का 
प्रयोग किया है | 


अमन अमकतन-+++»क 
४एएएए, मन अपअ मल आज अनाज जीव अनबन असल 


१ पछुवा हवा के समय पश्चिम दिशा से उठा हुआ बादल लवार (फूठा) व्यक्ति के आदर 
की भाँति व्यथ है । 
२ “वबेश्यास्व्वत्तो नखपदसुखान्‌ प्राप्यवर्षाग्रबिन्दूनू । 


“-डा० वासुदेवशरण अग्मवान्न : मेबदूत एक अध्ययन, पूर्व मेघ, रलोक र५। 
२ ८ दीठि दवेगरा मेरवहु एका । 
“रामचन्द्र झुक्छ (संपादक) जायसी-ग्रन्थावली, पदुमावत, काशी वा० श्र० सभा, ३०१४७ 


( 0) 


यदि इतनी घनघोर वर्षा हो कि खेती पानी से गलने लगे तो उसे गश्किया मेह कहते हैं | 
गैल (रास्ता) और गिरारों (गलिहारा> गली का रास्ता) में जब वर्षा का पानी भर जाता है, तब 
मन॒ष्य और पशु आदि के चलने से जो ध्वनि होती है, पानी की उस ध्वनि को छुपर-छुपर कहते हैं । 

आकाश में बादल निरन्तर दो-तीन दिन तक ऐसे छाये रहें कि सूर्य के दर्शन तक न हों और 
वर्षा भी होती रहे; फिर एक दिन आकाश स्वच्छु हो जाय और सूर्य का प्रकाश भी दिखाई देने लगे, 
तब उस वातावरण को ऊभनो या उचार कहते हैं। उधार! से नाम धातु डघरना? प्रचलित है। 
उघार देखकर किसान कह उठता है कि--“अब तो बादरू उघरि गयो” अथवा “अब तौ 
ऊभानी है गयो | तेज़ हवा क्लाय कहाती है| यदि राय के साथ-साथ वर्षा भी होने लगे तो उसे 
झाओदट (हिं०काय + सं० बृष्टि) कहते हैं | कराओट से फसल खेत में कभी-कभी बिछ-सी जाती है। 


कली जननी पनानन-न«म मम 


अध्याय २ 


हवाए 
३२२०--रेत के बवंडर के साथ चलनेवाली तेज हवा आँधी कहाती है | हवा तेज न हो 
लेकिन आकाश में घूल पूरी तरह छा गई हो तो उसे अन्ध कहते हैं। यदि आँधी के साथ-साथ 
उक्र' (गंगा नदी) 


गदिक्क सचक 





दाश्िया (ससुत्ता नदी) 


[ रेखा-चित्र ३३] 
मेह भी पड़ने लगे तो वह अरबाउ' कहाता है। वर्ष भर में जितनी हवाएँ चलती हैं, उनके नाम 
अलीगढ़-तेत्र की बोली में अलग-अलग इस अध्याय में लिखे जायँगे । 
जेठ के महीने में जो तेज मोंकेदार गम हवा चलती है, वह झकॉँक या भाय कहाती है। 
भाँक लू (आग की लपट) के साथ चला करती हैं | अथर्ववेद (१२१५१) में मातरिश्वा" वायु 


) “यस्यां वातों मातरिश्वेयते रजांसि कृण्वंश्च्यावयंश्च वक्षान्‌। वातस्य पअ्वासुप वाम- 
नुवात्याचि ॥” अथव ० १२। १॥ ५१ 
अर्थात्‌ जिस पृथ्वी पर धूल के बँधने (बवंडर) उठाता हुआ और बड़े-बड़े व॒क्षों को 
गिराता हुआ मातरिश्वा पवन बड़े वेग से बहता है और जिसके साथ आग की छपदे अर्थात्‌ 
लए भी चला करती हैं । 


का वर्णन आया है | डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने अपनी पुस्तक श्रूथिवी पु (धु० २१ ४) में 
प्रातरिश्वा! को भारतीय मानसून या मौसमी हवा के लिए. प्राचीन शब्द माना है। अलीगढ़ क्षेत्र 
की जनपदीय बोली में “मातरिश्वाः के लिए हम “माँक! कह सकते हैं | जेठ के अन्तिम दिनों की 
भझाँकें तपा कहाती हैं। जब चिलचिलाती धूप की गर्मी के साथ जेठ की इन दस तपाओं 
श्र्थात्‌ दस दिनों (आर्दरां नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र तक) में निरन्तर माँक्ें चलती रहें, तो वह तपा 
तपना कहाता है | यदि किसी कारण उक्त दस दिनों में किसी दिन दस-पाँच बँदें पड़ जायें, तो 
उसे तपातूना या तपा तुशजाना कहते हैं| तपाओं के दस दिनों में यदि किसी दिन बादल 
हो जाते हैं, तो वह तपा बिगड़ना कहाता है| तपा तुइजाना या तपा बिगड़ना अच्छा नहीं माना 
जाता, क्‍योंकि इससे संबत्‌ बिगड़ता ही है। लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं--- 


“तपा जेठ में जौ तुइ जाय | तौ बरखा हेठी परि जाय |[?" 
“जेठ उजारे पाख में, अद्रा संग दस रिच्छु | 
बरसे तो सूल्रा परे, तपै ती संमत अच्छ [९ 
जायसी ने भी दस तपाओं” का उल्लेख किया है |३ 


$२२२--एक दखिन पछाएहों ब्यार (दक्षिण-पश्चिम की दिशा से चलनेवाली हवा) 
हड़होड़ा कहाती है | अवध के गाँवों में इसे ही हडँहरा या होंहरा (सं० हविधारक--हवि + 
धारक; हवि “ आँच, लू , लपट) कहते हैं | जोनपुर आदि अन्य पूर्वी जिलों में यही हचहरा, 
हड॒हरा या हड़हवा के नाम से भी प्रसिद्ध है | हड़होड़ा हवा बहुत गम होती है। इसके प्रबल 
भोंके वृक्तों को ककम्ोर डालते हैं। इसे चलता हुआ देखकर किसान वर्षा की ओर से निराश हो 
जाता है ओर समझ लेता है कि अब हल के जूए का नरा या नारा (चमड़े की एक मोटी पवार 
जिससे हसे में जुआ बाँधा जाता है) खोलकर रख देना चाहिए और हल चलाना छोड़कर अन्य 
कोई कार्य करना चाहिए.। इसीलिए हड़होड़ा हवा को नरशाटॉगनी या नारेटाँगनी भी कहते हैं । 
हड़होडा के सम्बन्ध में लोकोक्ति प्रचलित है-- 


“कै हडहोड़ा हाड़ बखेरे | के घोंदुन तक पानी फेरे ||? * 
हड़होड़ा हवा को हाड़ा (अत० में), हड्डा (डे में), नेरती (इग० में; सं० नैऋतिका > 


५ स्गशिर नक्षत्र व्यतीत हो जाने पर ज्येष्ठ में दस तपाओं में से यदि एक तुइजाय तो 
निशचय ही चौमासों में वर्षा अच्छी नहीं होती । 

२ उ्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में आद।!, पुनवसु, पुष्प, इलेबा, मधा, पूवा-फाद्ुनी, उत्तरा- 
फादणुनी, हस्त, चित्रा और स्वाति नक्षत्र बरस जायँ तो चौमासों में सूखा पड़ेगी और यदि ये उक्त 
दस नक्षत्र निरंतर तपते रहें तो वष अच्छा रहेगा । 

3 “काह भएउ तन दस दिन डहा । जो बरखा सिर ऊपर अहा ॥” 

डा० माताप्रसाद गुप्त (सं०) : जायसी-अ्र थावलछो, पदू्मावत, ४२८। ५ 
“दिन द्स जल सूखा का नंसा। पुनि सोइ सरवर सोई हंसा ॥“--वहीं, ३४३।७ 

४ डा० वासुदेवशरण अग्रवाज : एथिवी-पुत्र, ए० १७३। | ४ ु 

९ हड़होड़ा हवा चलेगी तो वह दो में से एक प्रभाव अवश्य दिखाएगी । या तो सूकदट 
डालेगी जिससे बेचारे किसान को मौत-सी हो जायगी ओर शरीर की हडिडयाँ-सी बिखर जायगी। 
यदि ऐसा नहीं करेगी तो फिर इतनी वर्षा छायेगी कि खेतों और गलिहारों में घुटनों तक पानी- 
ही-पानी दीखेगा । 


ट्ि 


| 
नेरती) या टेढ़रिया (सादा० में) कहते हैं | हड़होड़ा कुछ रुक-रककर तो चलती है, लेकिनः उसके 
मोंके जोंहर (फा० ज़ोर) के होते हैं । लोकोक्ति है-- 
“पुरब पछट्याँ पूरी-पूरी। हड़होड़ा की बान अधूरी ॥”' 
6२२२--फागुन के दिनों में एक शीतकारक, तेज, फ्ॉंकेदार तथा हड़कपी हवा 
चलती है, जिसे फरगुन ब्यार कहते हैं | जोनपुर के जिले में यही फ्गुनहदा के नाम से पुकारी 
जाती है | संभवतः इसके लिए ही जायसी ने 'रकोरा पवन! लिखा है ।* 


6२५२३--उत्तर-पश्चिम (वायव्य) दिशा से एक हवा चलती है, जिसे सूअरा, सूअरी या 
सूरा (माँट में) कहते हैं। यही चंडोसा३ (संभवतः सं० चण्डवर्षक > चंडौसा | खैर, खुजे में) 
उत्तराखंडी (हाथ० में) या हरद्वारी (अत० में) कहाती है | सूझरी ब्यार (शुकरी वायु) के सम्बन्ध 
कई लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं-- 
“४व्यार चलेगी सूअरा। नाजु न खाँगे कूकुरा ॥”8 


गा 222 दा 


४) 


५१ 


“सावन में सुअरा चले, भादों में पुरवाइ। 
क्वारपछुइ्याँ जौ चले, कातिक साख सवाइ |”"+ 
का ना मे 
“चली सूअरा ब्यार खुड़ी में पानी प्यावे [??६ 
इस लोकोक्ति की व्याख्या के सम्बन्ध में एक लघु लोक-कथा प्रसिद्ध है, जो इंस प्रकार है-- 
४धएक पोत* असाढ़ लगतई एक सूझरिया ने आठ बच्चा डारे और अपनी खुड़ी (८ सूझरों 
के रहने का स्थान जो छोटी-सी कोठरी की भाँति होता हैं) में परी रही। ब्याइबे के बाद ग्वाइ* ब 
जौंहर (>> ज़ोर) की प्यास लगी और सूझर ते बोली--नेंक मेरेलें पनी ले आओ्री, प्यास के मारें 
मेरी जान निकर रही ऐ. |! सूझर नें जा घड़ी सूझ्ररिया की बात सुनी, ताई घड़ी गशु गँगाईं लँग* 





» पुरवा हवा और पछुआ हवा तो एक गति से पूरे समय तक चछती है, किन्तु हड़होड़ा 
आधी चाल के साथ चलती है । उसकी बान (आदत) ही अधूरी गति से चलने की है । 
२ “फागुन पवन फकोरा बहा । चौगुन सीउ जाइ नहिं सहा ॥” 


--शमचन्द्र शुक्त (संपादक): जायसी श्र थावरं, पद्मावत, काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा, ३०। १२। १ 


3 “चण्डोस”' नाम का एक गाँव भी है जो खेर से उत्तर-पश्चिम दिशा में है। (सं० 
चंडवास > चंडौस) 

४ यदि सूअरा हवा चलेगी तो घोर वर्षा के कारण इतना अनाज पेदा होगा कि रोटियाँ 
खाते-खाते कुत्ते भी ऊब जायेंगे। भाव यह है कि संवत्‌ बहुत अच्छा होगा | 

१ यदि श्रावण मास में सूअरा हवा, भाद्गपद में पुरवाई और आश्विन में पछुवा हदा चले 
त्री कातिक की फसल सवाई होती है। 

* है सूअरिया ! अब सूअरा हवा चलने लगी है, अतः वह स्वयं आकर तेरी खुड़ी में ही 

तुमे पानी पिछायेगी । द 
| ७ >» बार। 

< - उसे। 

< >ओर, तरफ । 


( ६४ ) 


(गंगा नदी की ओर अर्थात्‌ उत्तर दिशा में) आगासऐ.' देखन लग्बी | गँगाई लग की सीरी-सीरी 
सूअरा (सूअरिया) ब्यार चलति भई देखिकें सूअरु सूअरिया ते कहन लगौ--नेंक देर की बात ऐ, 
धीरजु धरि; अन्र सूझरा ब्यार चलन लगीएऐ; सो तू निसाखातर रहि (निश्चिन्त रह) | ईसुर ने चाही 
तो एक लहमा (लमहा > ज्षण,मात्र) में ही ऐसौ मेहु मारैगौ कै तेरी खुड़ी पानी ते तलातल* भर 
जाइगी । तब तू खूब मिक्‍्कें (तृत्ति के साथ) पानी पी लइयो (पी लेना) ।” 
“(अलीगढ़ क्षेत्र की तहसील कोल में सुनी हुई) 
“जो चण्डौसा चमकैगौ | तौ रेलमपेला बस्सैगौ ||” 
--(त०» खैर से प्राप्त) ३ 
भा मै भः 
“जौ चण्डौसा रमकेगौ | दिन राति दनादन बरसैगो |??४ 
--(त० खुज॑ से प्राप्त) 
0२२४--पूरब दिशा से चलनेवाली हया पुरवाई (सं० पुरोवात) कहाती है। प्रभाव और 
गुण के विचार से यह चार प्रकार की होती है--(१) राँड़ पुरवाई, (२) सुहागिल पुरवाई, (३) 
भझब्बरा, (४) आमम्ूरनी । 
रॉड़ पुरबाई में गर्मी की लटक तो होती है लेकिन मेह नहीं बरसाती। खुहागिल 
पुरचाई में ठएडक (शीतलता) होती है , और निरन्‍्तर चलने पर तीसरे दिन मेह बरसा देती है । 
लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं-- 
“जौ जेठ चले पुरवाई | तौ सावन सूलौ जाई ||?५ 
के मै गे 
“पुरवाई सीरी चले, विधवा पान चबाइ। 
वह ले आवे मेह केँ, यह काहू करिंजाइ |[?६ 
ने न ने 
“सावन मास चले पुरवइया | बद्ध बेचिके ले ले गइया [[?* 
जो पुरवाई रुक-रुककर भोकों के साथ चलती है, उसे भब्बश कहते हैं। जेठ मास में 
भब्बरा पुरवाई यदि अधिक दिनों तक चलती रहे तो सूखा पड़ती है, अर्थात्‌ संबत्‌ बिगड़ जाता है | 
प्रसिद्ध है-- 


१ ज॑|आाकाश को | 
२ > पूणातया, छबारूब । 
3 इसका अथ्थ आगे लोकोक्तियों (अ9 ० २४५२१) में लिखा है । 
४ यदि चण्डोसा हवा धीरे-धीरे चलेगी, तो दिन-रात दवादन (बड़े ज़ोर का) पानी बरसेगा । 
५ यदि जेठ मास में पुरवाई चलंगी तो सावन में सूखा पड़ेगी | 
६ यदि पुरवा हवा ठंडी-ठंडी चले तो मेह अवश्य पड़ेगा और यदि रॉड ख्री पान खाने लगें, 
तो समभझ लेना चाहिए कि वह अवश्य किसी पुरुष को करके भाग जायगी । 
। विशेष--विधवा ख्री जब किसी की पत्नी बनना चाहती है, तब करना! धातु का प्रयोग 
'. होता है। 
; ७ यदि सावन में पुरवाई चत्ने लगे तो बैलों को बेचकर एक गाय ले लो, क्योंकि वर्षा न 
... होने से खेती मारी जायगी; अतः अन्न और भुस नहीं होगा । 
। १३ 


६ हा. 
४ दिन में बदर रात निबदर | पुरवाई चले भब्बर-भब्बर || 
घाष कहै कछु हौनी होई | खेती जरामूड ते खोई [7१ 
बौर आ जाने के उपरान्त आम के पेड पर जब छोटी-छोटी गोलियों की भाँति अमियाँ 
लगती हैं, तब उस दशा को आम के पेड़ का अभिया ज्ञाना कहते हैं। जब आम का लस (एक 
द्रव) पत्तियों पर बह जाता है, और पत्तियाँ चमकने लगती हैं, तब उसे आम का लसिया जाना 
कहते हैं। लसिया जाने पर आम गर्भ धारण नहीं करता । ऋब्बरा से भी तेज चलनेवाली एक पुरवाई 
आमभूरनी कहाती है। इसके कुप्रभाव से आम अमियाना बन्द कर देते हैं। आमों के सैकड़ों 
पेड़ों की पत्तियाँ फूड जाती हैं और वे नंगे-से दिखाई देने लगते हैं। लेकिन वर्षा के सम्बन्ध में 
आमभूरनी पुरवाई बड़ी अच्छी है। प्रतिद्ध है-- 
“ख्रामफूरनी । साध पूरनी 77 
सावनी पुरवाई (सं० श्रावशीय पुरोवात) और भद्इयाँ पछइयाँ (भादों की पछवा हवा) 
किसान की खेती के लिए आधि-व्याधि हैं | लोकोक्ति है-- 
“सावन पुरवाई चले, भादों में पछियाइ। 
कन्थ ! डंगरनु बेचिके, लरिका लेठ जिवाइ |? 
भादों में मेह बरसना खेती के लिए. सर्वाधिक लाभकारी है। यदि पुरवाई भादों में चलकर 
मेह न बरसाये तो खेती में जान नहीं आती । वह पतली और हलकी ही रहती है। प्रसिद्ध है 
“बेन भादों के बरसे | बिना माइ के परसे ||?! ४ 
भादों के पछुइ्याँ के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है-- 
“जै दिन भादों पछिया ब्यार | बे दिन माह में परै ठुखार [7५ 
इसी प्रकार जेठ की पुरवाई का प्रभाव पडता है--- 
“जै दिन जेठ चले पुरवाई | ते दिन सावन सूखों जाई ||?६ 
6२२४--सावन-मभादों में बड़े जोर से चलनेवाली एक हवा का नाम बेहरा है। बैहरा ढंग 
और प्रभाव में फरगुन ब्यार का ही सगा भाई है। यह इकलत्त (लगातार) एक अठवारे तक (आठ 
दिन तक) चलता रहता है | बैहरे की रेत्-पेल (दरेरे के साथ लगाया हुआ धक्का) ज्वार, बाजरा, 
मक्का और बन के पौधों को केवल क्रुकाती ही नहीं है, बल्कि हरी खेती का बिछोना-सा बिछा देती 
है, जिसे देखकर किसान के दिल में घूँसा-सा बैठ जाता है | प्रारम्म में चलते समय बेहरा कुछ गम 





१ यदि दिन में बादल रहें, रात को आकाश साफ रहे ओर ऋब्बरा पुरवाई ऋबर-ऋबर 
चलने छऊगें तो घाघ कहते हैं कि कुछ होनी (सवतव्यता) होगी । इन लक्षणों से ऐसा ग्रतीत होता 
है कि खेती जड़मूड़ से (पुरी तरह) मारी जायगी । 

२ आझ्रनी पुरवाई सबके लिए साधपूरनी (सं० श्रद्धाप्रणी - इच्छा पूर्ण करनेबाली) है। 

3 सावन में यदि पुरवा हवा चले और भादों में पछुवा, यो हे काम्त ! पशुओं को बेचकर 
जैसे-तैसे अपने बारू-बच्चों को जीवित रक्खो, क्योंकि सूखा के कारण अकार पड़ेगा। 

४ भादों की वर्षा के बिना किसान का और माता द्वारा दिये भोजन के बिना पुत्र का पेट 
नहीं भरता है। 

७५ भादों सें जितने दिन पछुवा हवा चलती है, माह में उतने ही दिन पाला पड़ता है। 

६ जेठ में जितने दिन पुरवाई चञती है, सावन के उतने ही दिन सूखे रह जाते हैं, ऋथांत्‌ 
दंषों नहीं होती । 


( ६७ ) 


होता है और फिर प्रबल शीत-कारक हो जाता है | बैहरे को चलता हुआ देखकर चिन्तित किसान 
बेठे हुए. दिल से कहने लगता है कि-- 
“जौंहर पै है बेहरा | मक्का बचै न बाजरा ||!" 

.पूस और माह के महीनों में चारों ओर से लपेटा-सा मारती हुईं एक बहुत ठंडी हवा चलती 
है, जिसे चौवाई (सं० चतुरवात >चउबाय>चउवाई > चौवाई) कहते हैं । यह तेज होती है और 
थोड़ी-थोड़ी देर बाद अपनी दिशा बदल देती है। चौवाई से गेहूँ-जी आदि की बाल का दाना 
पिच्ची हो जाता है। अवध के गाँवों में ऐसी ही एक हवा “मोला? नाम की प्रचलित है, जिसका उल्लेख 
जायसी ने नागमती की वियोग-गाथा के वर्णन में किया है [* 

चौवाई के कुप्रभाव से जब खेत में वालों के दाने पिंचककर पतले पड़ जातें हैं, तव उस दशा 
को खेत की ब्यार निकलना कहते हैं। चोवाई खैर और इगलास में चमरबाबरी” के नाम से 
भी पुकारी जाती है | 

४२२६ --जब रेत उड़ाती हुईं गोले रूप में हवा चलती है, तो उसे बगोला (सं> वातगोल) 
कहते हैं | इसमें हवा का गोला-सा उठता है। बैसाख-जेठ की काली-पीली तेज आँधियाँ अंधडा भी 
कहाती है। कभी-कमी हवा के तेंज क्ोंके प्रायः जेठ में उठते हैं | उनके मँवरों में पड़ी हुईं धूल चकर 
काठती है और ऊपर काफी ऊँचाई तक उठ जाती है । उसे भूतरा, भभूड़ा या भभूका कहते हैं । 

४२२७--पश्चिम दिशा से चलनेवाली हवा पछुटयाँ कहाती है | यह खुश्क होती है। इसके 
दो-एक दिन चलने से पानी से खूब-तर दिखाई देनेवाले खेत फरैरे (मामूली-सी नमी जिनमें हो) हो 
जाते हैं। यदि निरन्तर १०-१२ दिन पछुश्याँ चलता रहे तो खेती सूल्ली-सी दृष्टिगोचर होने लगती है, 
किन्तु मौहासों (जाड़ों) में कभी-कमी पछुडयाँ से ही घहघडड़ की (बड़ी घनघोर) वर्षा होती है। 
माह-पूस में पछुइ्याँ को रमकता छुआ (मन्द-मन्द चलता हुआ) देखकर किसान हृदय में हुलसता 
हुआ कह उठता है-- 


“पुरवाई लावै थोर-थोर | पछहइयाँ बरसे घोर-घोर ||”? 3 

सामान्यतः पछुवा हवा खेती को सुखाती ही है, क्योंकि यह खुश्क होती है । पछुइयाँ ब्यार 

कै ] न के कप पल हक 8. 
वास्तव में पतसोखा (सं० पत्रशोषक) है। इसके प्रमाव से खेती की बालें सूखी और ढेंनियाई 
(जिसकी गदन नीचे को लटक गई हो) हो जाती हैं। कालिदास ने “पत्राणामिव शोषणन मखस्ता' 
(शाकं० ३७) लिखकर संभवतः पतसोखा पछु्याँ हवा की ओर ही संकेत किया है ।* निम्नांकित 
लोकोक्तियाँ पछुइयाँ हवा के प्रमाव को ठीक तरह से व्यक्त करती हैं-- 

“जब परिजाइ पछुटयाँ बेड़ो । देखो मती मेह को पेंडो [॥??५ 


9 
ने 7 दै 


१ बैहरा हवा अब जोरों से चलने छगी है, अतः अब न मक्‍का बचेगी और न बाजरा । 
+ “विरह पवन होइ मारै फोला” 
--शरामचन्द्र शुक्ल (संपा०) : जायसी-ग्रन्थावली, पद्सावत, का० ना० अ्र० सभा, ३०११११६ 
3 पुरवाई थोड़ा-थोड़ा! पानी बरसाती है; किस्तु पछुददयाँ हवा घनधोर वर्षा करती है । 
४ «५पृत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पुष्टा ऊता साधवी ।” 
-- कालिदास : अभि० शाकुंतछ, अंक ३॥ इलोक ७ 
५ जब पछुआ हवा निरन्तर बहुत दिन तक चलती है, तब उसके प्रभाव से मेंह की आशा 
नहीं रहती । 


( धिप ) 


“पुरवाई बादरु करे, पछिया करे उप्रार |?१ 
चौमासे की अति वर्षा से आँती' (तंग, परेशान) किसान पछुयाँ की रमक (मन्दर्गाते) देख- 
कर मन में हुलसता है और कह उठता है--- 
“चल्यो पछैयाँ । मन-हरखेयाँ |! 
भें थे भेह 
“चलि गई ब्यार पछैयाँ। पंछी लेत बलैयाँ ॥” 5 
९५२८--अलीगढ़ क्षेत्र के उत्तर में गंगा नदी और दक्षिण में यमुना नदी है। अतः उत्तर 
दिशा से चलनेवाली हवा गँगतीरा या गँगार (अनू० में) कहाती है | दक्षिण दिशा से चलनेवाली 
हवा को जमुनाई कहते हैं। द्खिनपुवाई (दक्खिन-पूरवन दिशा से चलनेवाली) हवा का नाम 
जमराजी (- यमराज से सम्बन्धित) है | किसानों का विश्वास है कि जमराजी के चलने से 
सूछ्षा पडती है-- 
“जपमराजी जब चले समीरा | पड़े काल दुख सहै सरीरा ॥??* 
दक्षिण दिशा से चलनेवाली हवा दक्खिन ब्यार भी कहाती है। लोकोक्ति है-- 
“जो हरि हुंगे बरसनहार | कहा करेगी दक्खिन ब्यार ॥”* 
यदि यही दक्खिन ब्यार माह के महीने में चलती है, तो खूब वर्षा करती है-- 
“पाह मास में दक्खिन चले | भर भादों के लब्छिन करे |?!४ 
223 मं मेंई 
“दक्खिनी कुलक्खिनी। माह-पूस सुलक्खिनी |? 

उत्तर दिशा से चलनेवाली एक हवा उच्तरा कहाती है। गँगतीरा (गंगा नदी की ओर से 

चलनेवाली हवा) और उत्तरा के सम्बन्ध में लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं-- 

१ पुरवा हवा से आकाश में बादल छा जाते हैं और पछुइयाँ हवा से आकाश में छाये हुए 
बादल हठउ जाते हैं, अर्थात्‌ उघार हो जाता है । 

डबार--देखिए, अनुच्छेद, २१९ । 

२ मन को हप प्रदान करनेवाता पछटटयाँ चलने लगा । 

3 पछ्ुइयाँ हवा चलने लगी; अतः पश्षचिगण आनंद से अपने बच्चों को बलेयाँ लेने लगे। 

४ श्री हव ने दक्षिण वायु के लिए कारूकलन्नदिग्भवः पवन: (नैबध २।५७) लिखा है। 
बाण ने भी रत पुणडरोक के लिए विज्ञाप करनेवाल कर्पिजल के मुख से कहलाया है---“दक्षिणा- 
निञ्न हतक ! पूण(स्ते मनोरथाः ।” कादम्बरी पूर्व भाग, महाश्वेतायाः अभिसार, सिद्धान्तविद्यालय, 
कलकत्ता, द्वितीय संस्करण, ए० ६१५९ । 

+ लब जमराजी हवा चतने लगती है, तब अकाऊ पड़ता है और शरीर दुःख 
उशता है । 

$ यदि इंश्वर को मेह बरसाना स्वीकार होगा तो दक्खिन ब्यार चलकर क्या कर लेगी | 

3 यदि दक्षिण की हवा माह के महीने में चछती है, तो भादों को वर्षा की भाँति ही 
पानी बरसाती है । 


5 दक्षिण की हवा वैसे तो कुलक्षणा है, लेकिन माह-पूस में चले तो सुरक्षणा बन जाती है; 
क्योंकि वषा करती है | 


( ६६ ) 


“जो ब्यार बहै गँगतीरा | ती निर्मल होइ सरीश ॥”* 
गे है 7] 
“ब्यार चलैगी उत्तरा। माँड न पींगे कुत्तरा ॥”* 
6२२६---उत्तर-पूरब (ईशान) के कोने से चलनेवाली हवा ईसान कहाती है.] जेठ में जब 
यह हवा चलती है, तो किसान समझ लेता है कि असाढ़-सावन में खूब वर्षा होगी | इसके सम्बन्ध 
म॑ लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं-- 
“जौ कहूँ ब्यार चले ईसान | ऊँचे पूठा बच्चों किसान ||”* 
ने डः रह 
“सावन पछिया भादों पुर्वा, क्वार चले ईसान। 
कातिक कन्था ! कुठला भरिगये, ऊले फिरे किसान ||” 
क्वार में चलनेवाली एक तेज़ हवा हिरनबाइ कहाती है, जो मनुष्य बहुत शीत्रता से उधर- 
इधर घूमता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि--बह तो हिंरनबाइ हो रहा है। 


अध्याय ३ 


मोसम 
९२३०--चैत से लेकर फागुन तक के महीने तीन मौसमों (अ० मौसिम) में बँटे हुए हैं-- 
(१) ज्ञैठ मास अर्थात्‌ गर्मी, (२) चौमासा (सं० चतुर्मासक) श्र्थात्‌ बरसात, (३) मोहासे अर्थात्‌ 
जाड़ों के दिन | गर्मी के दिन, जिनमें गर्मी खूब पड़ती है और लू भी चलती है, भायदे या भाइटे 
कहाते हैं । जाड़ों के दिनों में होनेवाली वर्षा माहौद (सं० माघदृष्टि) कहाती है। “माहौठ! के 





१ यदि गँततीरा नाम को ठंडी हवा चलती है, तो शरीर शीतल ओर स्वच्छ हो 
जाता है । 

२ यदि उत्तरा हवा चलने लगेगी तो वर्षा के कारण इतना धान होगा कि माँड को कुत्ते 
भी न पीयेंगे; अर्थात्‌ इतनी अधिक मात्रा में माँड होगा कि फिंका-फिंका फिरेगा । 

3 यदि ईशान हवा चले तो हे किसानों ! ऊँचे पूठो (>टीलों की भाँति ऊँचे घरातल के 
ठालू खेत, सं० प्रष्ठक>पुठ्ठअ >पूठा) पर बीज बोओ क्योंकि नीचे धरात तवाले खेत वर्षा के कारण 
गल जायेंगे । 

४ थदि सावन में पछुआ, भादों में पुरवाई और क्वार में इंसान चलेगी तो हे कान्त ! 
कातिक में किसान अनाज से अपने कुठले (मिट्टी से बनाया हुआ एक ऊँचा कुआँ-सा) भर लेये और 
प्रसन्न हुए झमेंगे। । 


( १०० ) 
लिए ही जायसी ने 'महवट” शब्द लिखा है।” अगहन की व॑र्षा जो, गेहूँ, चना आदि के लिए 
अच्छी नहीं होती । लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 
“ग्रगहन बरसे बूढ़ी ब्याइ । ऐसी देस रसातल जाय ॥?*९ 
$२३१--जेठ की कड़ी धूप में वायु के चलने से जो कुछ काँपता हुआ-सा दिखाई पड़ता है, 
उसे बिलइया-लोटन, बिलइया-नाच या राईन कहते है। चिलचिलाती कड़ी धूप में सफेद पटपरी 
का रेत दूर से जब्र पानी-सा दिखाई देता है, तो उसे औचक या पंडवारी कहते हैं। ये दोनों 
शब्द सं० स्िगमरीजिका' के लिए प्रयुक्त होते हैं | जेठ में यदि जाडा पड़े तो खेती की हानि होगी, 
यह किसान का विश्वास है | इसके विषय में लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है-- 
“गाह में गर्मी जेठ में जाद | घाघ कहें अब होइ उजाड |”? 
गर्मियों के दिनों में यदि आकाश में बादल छाये हुए हों, लेकिन धूप भी हो, तो उस धूप 
को बदरोटी घाम (बादलोंवाली धूप) कहते हैं । यह धूप दो-एक घण्टे में ही किसान को परेशान 
कर देती है | उसके पौहों (पशु) को भी बड़ी ओऔकली (आकुलता) हो जाती है । कहावत है--. 
“काँटी बुरा करील को, ओऔ बदरौटी घाम। 
सौत बुरी है चून की, अरु सामे को काम ॥”४ 
बदरौटी घाम निकल रही हो लेकिन हवा बन्द हो, तो उस वातावरण को उम्रस (सं० उचष्मा 
ऊष्मा) कहते हैं| उमस के बाद मेह पडता है-- 
“उम्स और बादर को घमसा । कहे भड़डरी पानी बरसा |?५ 
जेठ की कडाके की धूप में दोपहर का समय ठीकादीक घोपरी या चील-अंडिया 
दुपहरी कहाता है। कडाके की धूप की तेज़ी बताने के लिए. कहा जाता है कि--इतनी तेज धूप है 
कि चील अंडा छोड़ रही है। 
0२३२--यदि कडाके की धूप चटक रही हो, लेकिन हवा बिलकुल बन्द हो, तो उस गर्मी 
के वातावरण को घमसा या घमका (अनू० में) कहते हैं। धूप के समय बादलों की यदि साया 
कुछ समय के लिए हो जाय, तो उसको छुोह और पेड़ों की साया को सीरक कहते हैं । माइटों . 
(गर्मी) और चौमासों के सम्बन्ध में लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं-- 
“भाइदेनु में तीन दुखारी | मोर पपशया उपासवारी ||”? 


!2 ५१८ +९/. 
दा दर यह 





: 3 : चैन चुवहिं जस महचद नीरू।” [सं० माधबृष्टि > माहवद्धि >महवरट] 
--रामचन्द्र शुक्ल (सम्पादक) : जायसी-ग्रन्थावली, पद्मावत, काशो ना०» प्र० सभा, 
| ३०।३१॥५ 
२ यदि अगहन में वो हो और बुडढी स्त्री के सन्‍्तान होती हो, तो वह देश रसातल को 
चुला जायगा। द 
3 थदि माह में गर्मी पड़े और जेठ में जाड़ा पड़े तों उजाड़ होगा, श्र्थात्‌ वर्षा न होगी; 
ऐसा घाघ कहते हैं । क्‍ 
४ बदरौटी घाम (बादलवाली धूप) और करीछ (टंटी नाम की काड़ी) का काटा बहुत बुरे 
होते हैं | साम्ले का काम भी ' अच्छा नहीं होता और सोत (सपरनी) आठे की 'भी दुःखदायिनी 
होती है । ु | 
५ यदि बादल की धर्मंस के साथ-साथ उमस (गर्मी) भी खूब हों, तो मेह अवश्य बरसता 
है; ऐसा भडडरी कहते हैं।... । 
६ मोर, पपीहा और उपचास (त़्त) रखनेवाली ख्थियाँ गर्मियों के दिनों में दुःखी रहती हैं। 


( १०१ ) 


“चोमासेनु में तीन दुखारी | ऊँट बकरिया वालकबारी ||” 
गर्मी के दिनों में जेठ मास की लूओं से भरी हुरी झाँकों की लपट लाहन कहाती हैं । तेज्ञ 
माँकों का चलना लाहन मारना कहाता है| बातों ही वातों में कट जानेवाला समब बातक कहाता 
है । कातिक के दिन इतने छोटे होते हैं कि बातों ही बातों में व्यतीत हो जाते हैं | कातिक, पूस और 
माह के सम्बन्ध में कुछ लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं--- 
“कातिक कारो। माह सिस्‍्यारों [[?* 
ही £ ५ 
“पूस. चेंकना | माह बेंकना ॥?३ 
“ग्रायो. माह। राह्यो दाह ॥* 
पूस के महीने में किसी एक दिन तेल में पकवान (सं० पक्यान्न) सेंकते हैं; उसे पूस चेंकाना 
कहते हैं | आग दहकना बैंकना? कहाता है| स्लियों का विश्वास है कि पूस चँँकाने से महमान 
घर में अधिक नहीं आते, नहीं तो आने-जानेवालों का तांता (सिलसिला) ही लगा रहता है। माह 
के शीत में लोग “सी-सी? करते हैं, इसीलिए उसे खिस्यारा माह कहते है । 
जाड़ों के अंतिम दिनों में जब ठंड कम हो जाती है, तब वे निवाये (सं० निवात > निवाय) 
जाड़े कहाते हैं | पाणिनि ने अष्टाध्यायी में निवात-अवात' शब्दों का उल्लेख किया है।* मानियर 
विलियम्स ने अपने संस्कृत अँगरजी कोश में “निवात' का एक अर्थ शान्त भी लिखा है । 
“आये माह निवाये | फूहरियन मैल छुडाये ||” * | 
शीत के कारण जब हाथ काम नहीं करते तब वे सुन्न (सं० शूत्य) कहाते हैं| जाड़े से 
शरीर या हाथों का सुन्न पडके सिकुड जाना 'ठिद्धरना! कहाता है। निवाये जाड़ों को गुलाबी 
ज़ाड़े भी कहते हैं | फागुन का महीना गुलाबी जाड़ों का ही होता है ।" कुछ स्रियाँ कार्तिक मास में 
प्रातः चार बजे नहाती हैं | लोकोक्ति है-- । 
“कार्तिक न्हाओ चाहें नहाश्रों माहु। 
बिना रुपइयनु होइ न ब्याहु ॥!” 
“कार्तिक प्यारी तोरई अधैन में भटा । 
माह प्यारी गूदरी बेसाख में मठा ॥”* 


अवअनपननन नस साननाया४ नरम. 


> 


१ चौमासों चतुर्मांसक) में तीन बहुत ढुःखी रहते हैं--ऊट , बकरी और छोटे बालकवाली स्त्री । 
२ क्वार-कातिक की धूप मनुष्यों तथा हिरनों को काल रंग का कर दता हैं। माह का 
महीना शीत के कारण सी-सी करा देता है। वि । 

३ पूस चूल्हे पर चेकाया जाता है (तेल के पूंड, पूड़ी, म्गींडे आंदे बनाना, पूस चेंकाना 
कहाता है ।) माह में अल्ाव (अगिहाना) में आग दहकाई जाती है। कि 

४ साह आने पर चूल्हे के राहे (चूल्हे के मध्य का तञ् भाग) में आग दहकाई जाती है। 
राहे में सदा आग दहकती रहती है, अतः माह को राह दहकानेवाला कहा गया है । 

७५ “'निवातेवबातत्राणे -.अ्रष्टा० ६।२।८ क्‍ 

“निर्वाणो बवाते ---श्रष्टा ० 4२।५० न 

६ माह मास में निवाये दिन (कम ठंड के दिय) आ जाने पर फूहड़ियों (गन्दी और मैली- 
कुचैली रहनेवालीं स्त्रियाँ) ने भी अपने शरोरों पर से मैल छुड्डाना आरस्म कर दया, अथात्‌ अब 
पानी सबको सद्य हो गया । 5 शक है 

9 कार्तिक नहाओ चाहे माघ नहाओ; बिना रुपयों के विवाह न होगा । | ु 

८ कातिक में तोरई अगहन में बेंगन माह में गुदड़ी और बेसाख में लद॒ठा (डा) का सेवन 
करना चाहिए । । शक 3 





जन मन जज जज अब मगर ं॑ं३३३३७७७७७७७७७७७७७/७ए"ए#ाआभशशआ 


2 


ध्ल 


( १०२ ) 
अध्याय ४ 
लोकोक्तियाँ 


२३३--गर्मी और जाड़े से सम्बन्धित लोकोक्तियाँ :-- 
( श्र ) 
अग्रेन माहोट राम की, जो मिलि जाय पहले पाख ।।१|| 
अर्थ--यदि अगहन के कृष्ण-पक्त में माहोट (जाड़े की वर्षा) हो जाय तो खेती पूरी तरह से 
फूलती-फलती है ॥१॥ 
क्‌ 
काँटो बुरी करील को, और बदरोटी घाम | 
सोति बुरी है चून की, ओ सामे कौ काम ॥२॥ 
अ्र्थ--करील (टेंटी का पेड) का काँगा और बादलवाली धूप बड़ी कष्टप्रद होती है। सौत 
(सपत्नी) आटे की भी बुरी है ओर उसी प्रकार सामेदारी का काम भी बुरा है |॥२|| 
( थे ) 
धन के पन्द्रह मकर पचीस । चिल्ला जाड़े दिन चालीस ||३॥|| 
अर्थ--धनराशि के पन्द्रह दिन और मकर के पब्चीस दिन मिलाकर जो चालीस दिन होते 
हैं, उतने दिन चिल्ला जाड़े पडते हैं ॥३॥ 
( मे ) 
माह चिलाचिल जाड़े | फाशुन में रसिया ठाड़े ||४॥| 
अर्थ--माह के महीने में बड़े जोर का जाडा पडता है और फाशुन में आनन्द का गुलाबी 
जाडा पड़ता है। उन दिनों रसिया गानेवाले रसिया गाते हैं ||४॥ 
माह, दाह ॥५।| 
अर्थ--माघ मास में आग जलाकर के ही शरीर की रक्षा की जाती है ॥५॥ 
माह मास जो परे न सीत । मेँहगी नाजु जानियो मीत |६॥ 
अर्थ--यदि माघ मास में शीत नहीं पड़ा, तो हे मित्र ! समझ लो कि अनाज बहुत तेज 
बिकेगा, अर्थात्‌ जौ, गेहूँ, चना आदि कम होंगे ॥६॥ 
९२३४--हवा सम्बन्धी लोकोक्तियाँ :-- 
( अर 
असाढ में पूनी की साँक । ब्यारि देखियो अंबर माँक || 
उत्तर ते जल बँदनि परे | मूसे स्पाँपन के ओऔतरै" ।॥|७॥ 
र्थ--असाढ़ की पूर्णिमा के सन्ध्या समय आकाश में हवा की पहचान करनी चाहिए | 
उस समय यदि उत्तर की ओर से हवा चल रही होगी, तो वर्षा बूँदा-बाँदी के रूप में बहुत मामूली 
सी होगी । इसके अतिरिक्त चूहे और साँप भी खेतों में अधिक पैदा हो जायेंगे ॥७॥ 


) किसान आषाद शुकक्‍्छा १४ के दिन एक ध्वजा गाड़कर हवा की जाँच करते हैं, और उससे 
संवत्‌ के अच्छे-बुरे का अनुमान छगाते हैं। असाढ़ सुदी १४ को धजारोपनी या ब्यारपरखनी 
चोद्स कहते हैं । वह ध्वजा एक सप्ताह तक गड़ी रहती है। 


( है०३ ) 
( के ) 
आर 2 ७५ 
कुश्या मावस मूल की, और चले चोवाइ। 
ओंद बाँघियों छानि के, बरखा होइ सवाइ ॥८॥ 
अर्थ--पौष मास की अमावस्था को मूल नक्षत्र हो और चौवाई (चतुर्‌ + वात - चारों 
ओर की हवा) चले तो अपनी छान के छुपरों के औंद (मुड़ेल के छेद में होकर छुप्पर में पड़नेबाली 
मोटी रस्सी) बाँध लो, क्योंकि वर्षा अन्य वर्षों से सवाई होगी ॥|८॥ 
( म ) 
माह उजेरी पंचिमी, चले उत्तरा बाय। 
घाघ कहे सुनि घाधिनी, भादों कोरी जाय |६। 
अर्थ--माघ शुक्ला पंचमी को यदि उत्तर की हवा चले, तो भादों में वर्षा नहीं होगी | ऐसा 
धार अपनी स्त्री से कहते हैं |६|| 
6२३५४--वर्षो सम्बन्धी लोकोक्तियाँ 


( ) 
आठें लगत अपैन कूँ, बादरू बिजुरी जोय | 
सावन में बरखा घनी, साख सवाई होय ॥१०॥| 
अर्थ--अगहन बदी अष्टमी को यदि बादलों में बिजली चमके तो सावन में खूब वर्षा होती 
है, और फसल सवाई (पिछली सालों से सवा गुनी बढ़कर) होती है |॥१०॥ 
( ड़ 
उत्तर घन गरजे नहीं, गरजें तो. मेह परे | 
सत्त पुरिल् बोले नहीं, बोल तो फूल मरे ॥११॥ 
अर्थ--उत्तर दिशा से उठनेवाले बादल गरजते हैं। नहीं यदि गरजते हैं, तो अवश्य जल 
बरसाते हैं | सत्य पुरुष बहुत कम बोलते हैं; लेकिन जब बोलते हैं, तो मुख से फूल भड़ते हैं ॥११॥ 
विशेष--उक्त लोकोक्ति निम्नांकित शब्दावली में भी प्रचलित है-- 
उत्तर घन गरजें नहीं, गरजें तो भरियाँ । 
धीर पुरस. बोलें नहीं, बोलें तो करियाँ ॥१२॥ 
अर्थ--उत्तर दिशा के बादल गरजते हैं, तो खेतों को भर देते हैं | धीर पुरुष जो कहते हैं, 
उसे करते भी हैं ॥१२॥ 
उतरत कातिक द्वादसी, जो मेघा दरसाहि। . 
सोई आई असादू में, गरजें औ बरसाहि ॥१३ 
ः अर्थ--कार्तिक शुक्ला द्वादशी को जो बादल दिखाई दे जाते हैं, वे ही आगामी असाढ़ में 
आकर गरंजते हैं और बरसते हैं | अर्थात्‌ यदि कार्तिक में शुक्ल पक्त की.दादशी को आकाश में 
बादल घिर आयें तो असाढ़ में अच्छी वर्षा का लक्षण माना जाता है ॥१३॥ 
उलडी गिरगिट और सरपिनी चढ़ें बिरछु की ओर । 
बरखा होय' संम्भतु फलै, बोलें दादुर मोर ||१४ 
अर्थ--यदि गिरगिट (करकेंटा) और सर्पिणी पेड पर उलंटी चढ़ती हुई दिखाई दे जाये, तो 
वर्धा अच्छी होगी, संवत्‌ फलेगा और मेंढक तथां मीर आनन्द से बोलेंगे ॥१४॥ 
१४ 


( १०४ ) 
,. (क) 
कलसा में पानी भरी, न्हाइ चिरश्या डूबि | 
चींटी लै अंडा चले, बरखा होइ भरपूर ॥१०॥ 
अर्थ--कलसे के पानी में यदि चिड़िया ड्रबकर नहावे और चींटियाँ मुँह में अंडे लेकर चलती 
हुई दिखाई दें, तो वर्षा खूब होगी ॥१५॥ 
कातिक उनजरि इकास्सी, बादर बिजुरी जोय | 
सगुनी कहें. असाढ़ में, बरखा चोखी होय |॥१६॥ 
अर्थ--कार्तिक शुक्ला एकादशी को यदि बादल हों और बिजली चमके तो आगामी आसाढ़ 
में खूब वर्षा होगी, ऐसा सगुन विचारनेवाले कहते हैं |१६॥ 
(च) 
चंदा पै बैठी जलहली । मेहा बरसे, खेती फली ॥१७॥| 
अर्थ--यदि चंद्रमा के चारों ओर जलहली (सफेद घेरा) हो, तो असाढ़ मास में वर्षा होती 
है, और खेती फलती है ॥१७॥ 
चढ़ि ढेला पै चील जौ बोले। 
गली-गलीनु.. में पानी डोले॥श्वया। 
अर्थ--ढेले पर बैठकर यदि चील बोलती हुईं दिखाई दे, तो इतनी वर्षा होगी कि गलियों में 
पानी भर जायगा [१८ ' 
(ज) 
जेठ उतरते बोलें दादुर । कहें भडडुरी बरसे बादर ॥१६|| 
अर्थ--ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष के अन्तिम दिनों में यदि मेंढक बोलने लगें, तो आगे के महीने 
में वर्षा अच्छी होगी ॥१६॥ 
जेठ मास जो तपै निरासा। तौ जानों बरसा की आसा ||२०॥ 
अर्थ--जेठ के महीने में यदि गर्मी ओर धूप पूरी तरह से पड़ती रहे तो असाढ़ में वर्षा अवश्य 
होती है |२०॥ 
जो चंडोसा चमकेगो | तो रेलमपेला बरसैगौ ॥२१॥ 
--(त० खैर की लोकोक्ति) 
अर्थ--यदि चंडौस की दिशा (चंडौस खैर से वायव्य दिशा में है) में बादल चमके तो वर्षों 
बड़े जोर की होगी ॥२१॥ 
जौ बरसेंगी स्वाति | चरखा चले न ताँति ॥२१५॥ 
अर्थ--यदि स्वाति. नक्षत्र (क्वार मास) के दिनों में बरसा हो जाय, तो कपोंस को हानि 
पहुँचती है; क्योंकि उन दिनों बन के पौधे पर पुरी (फूल) आती है। वह वर्षा से गिर जाती है और 
कपास नहीं आती । अ्रतः घरों में न चरखे चलते हैं और न धुने की ताँति चलती है ॥२२॥ 
जौ बरसैगी पूस। आधो गेहूँ आधो भूस ॥२३॥ 
अर्थ---पूस की वर्षा से गेहूँ और भुस में कमी पड़ जाती है ॥२३॥ 
(१) 
परिबा तपै दौज गर्राइ । बासी रोटी न कुत्ता खाई ॥२५॥ 


( १०५ ) 


अर्थ--ज्येष्ठ पूरा तप ले तथा असाढ़ की ऋृष्णपत्कीय प्रतिा भी तपे और दूसरे दिन 
द्वितीया को बादल गरजें, तो संवत्‌ अच्छा होगा। कुत्ते तक ताजी रोटी खायेंगे, बासी को छूयेंगे 
तक नहीं [२४॥ 


पुरवा पूनौ गाजे | तौ दिना बहत्तर बाजे ॥२श)। 


अर्थ--पूर्णमासी के दिन यदि पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र हो और बादल गरजें, तो बहत्तर दिन 
पर्यात वर्षा होगी ॥रुण। 


पूरब बादर पछाँह भान | घाघ कहें बरसा नियरान ॥२६।| 
अर्थ--पूर्व दिशा में बादल हों, लेकिन पश्चिम में सूर्य भी चमक रहा हो, तो वर्षा जल्दी 
होगी, ऐसा घाघ कहते हैं ||२६॥ 
पूसः उजेरी सत्तमी, आठें-नौमी गाज। 
सम्मत साख भली बनें, बनि जायेँ बिगरे काज [२७ 


अर्थ--यदि पौष मास की शुक्लपक्षीया सप्मी, अष्टमी और नवमी के दिन बादल गरजे, 
तो वर्षा अच्छी होगी ओर बिगड़े हुए कार्य भी बन जायेंगे [[२७॥| 


(बे) 
बरसे मरा | भ्रम्मि अपा ॥रव। 
अ्र्थ-भादों में मघ्रा नक्षत्र के दिनों में मेह पड़ जाता है, तो एथ्वी जल से तृप्त हो 
जाती है ॥२८॥ 
बानक बिंगरी जान दे, बिगरी न चहिये मूल | 
दसौ तपा जौ तपि लईं, तो उपजें सब वूर ॥२६। 
अर्थ--किसी काम का बानक (शैली) बिगड़ता है, तो कोई बात नहीं; लेकिन मूल नक्षत्र 
नहीं बिगड़ना चाहिए. | जेठ में यदि दस तपाएँ (जेठ में आर्द्रों, पुनर्वसु, पृष्य, अश्लेषा, मधा, पूर्वा- 
फाल्गुनी, उत्तराफाल्मुनी, हस्त, चित्रा और स्वाति नाम के दस न्तत्रों के दिन) तप लीं, तो सब 
फसलें ठीक तरह से उपजेगी ॥२६॥ 
बादर बगुली आवें सेत | बरखा-जल ते भरि जायेँ खेत [[३०॥ 
अर्थ--आकाश में बादल हों और सफेद बगुलियाँ उड़ती हुईं दिखाई दे तो वर्षा के पानी. 
से खेत भर जायेंगे ॥३०। 
बिन भादों के बरसे | बिना माइ के परसे ॥३१॥ 
अर्थ--भादों मास की वर्षा के बिना किसान का, और माता के परोसे बिना पुत्र का, पेट 
नहीं भरता |॥३१॥ 
(म) 
मेहा तो बरसे भले, राम करे सो होय ॥३२॥ | 
श्र्थ--बादलों का तो बरसना ही अच्छा होता है। जो भगवान्‌ चाहते हैं, वही 
होता है ॥३२॥ 
(२) 
रोहिनि बरसे मग तपै, ककछु अद्रा हू जाय। 
धाघ कहै सुन धाघिनी, कूंकुर भाव न खाय ॥३३॥ 


६. अल 


अर्थ--रोहिणी नक्षत्र बरसे, मृगशिरा नक्षत्र तपे और आर्द्रों नक्षत्र भी कुछ-कुछ बरस जाय 
तो ऐसी अच्छी पैदावार होगी कि कुत्ते भी भात खातें-खाते ऊब जायेंगे ऐसा कथन घाघ का घाधिनी 
के प्रति है |[३३|| ु 
(स॒) । 
सब बादर है गये लाल | अब मेह परिंगे हाल ॥३४॥ 
अर्थ--आकाश में सारे बादल लाल हो गये हैं| इस लक्षुण से स्पष्ट है कि मेह जल्दी 
बरसेगा ॥३२४| 
सबेरे को मेहु, साँक तक परे | 
साँक को महमानु, टारें ते न टरै ॥३२४॥ 
अर्थ--प्रातःकाल में बादलों से यदि मेह पड़ना आरम्म हो जाय, तो सन्ध्या तक पड़ता 
रहेगा | इसी प्रकार संध्या समय का मेहमान घर पर ही रात को रुका रहता है ॥३५॥ 
सर्व तप जौ रोहिनी, सर्व तपै जौ मूर । 
परिबा तपै जौ जेठ की, उपजें सातों वूर |॥३६॥ 
अथ--रोहिणी नक्षत्र पूरा तपै, मूल भी पूरा तपै और जेठ की शुक्लपक्षीय प्रतिपदा भी 
पूरी तपै तो सातों अनाज (गेहूँ, जौ, चना, मटर, अरहर, धान और मसीना) पैदा होते हैं ३६ 
| साँफ़ को धनुस, सबेरे के मोरा। 
जे हैं जर-जंगल के बोरा [३७ 
अर्थ--यदि संध्या समय आकाश में धनुष पड़े ओर प्राप्तः में मोर बोलने लगें, तो समर 
लो कि इतनी वर्षा होगी कि पानी से जंगल डूब जायगा ||३७|| 
सातें लगते माह की, घन बिजुरी दमकन्त। 
चार मास पानी परै, सोच करो मति कंथ ||३८॥ 


ग्रथ-- माघ कृष्णा सप्तमी को यदि बिजली चमके तो चार महीने खूब पानी बरसेगा।। हे 
कान्त ! चिन्ता मत करो ॥८।॥ 


. सावन उतरत पंचिमी, जो ठकि ऊचे भान | 
बरसा तब तक होयगी, जब तक देव-उठान ॥३६॥ 
अर्थ--यदि श्रावण शुक्ला पंचमी के दिन सूर्य बादलों में ढका हुआ उदय हो, तो कातिक 
के देवठान तक वर्षा होगी ॥३२६।॥ द ' 
..... सावन परिबा आँधरी, उघत न दीखै भानु। 
चारि मास पानी परै, जाकी है परमानु ॥४०॥ 
अर्थ--आ्रावण कृष्णा प्रतिपदा को यदि सूर्य बादलों के कारण उदित होता हुआ दिखाई न 
दे, तो यह प्रमाण है कि चार महीने वर्षा होगी ४० 


सावन पहली चौथि के, जौं मेघा बरसाहि। 
कंथ जानियो सौ बिसे, सोनों भरि-मरि लाहि |[४१॥ 


अर्थ--यदि सावन बदी चतुर्थी को मेंह पड जाय, तो फसल इतनी अधिक और बढ़िया 
होगी कि हे कान्त | किसान खेतों में से सोना. अवश्य ही भर-मरकर लायेँगे ||४१॥ 


 , 


सुककरवारी बादरी, रहै सनीचर छाय | 
एंतवार की राति कूँ, विन बरसें नहिं जाय |४२५॥ 
अर्थ--शुक्र के दिन बादल आये और शनिवार को भी छाये रहें, तो इतवार की रात्रि को 
झवश्य पानी बरसेगा |[४२॥ 


( है ) 
होइ पछाईं बादल-चमकनि | 
क तौ जानौं बरखा के लच्छुनि ॥४३१॥ 
अर्थ--यदि पश्चिम दिशा में बादल चमके, तो वर्षा का लक्षण समझना चाहिए ॥४३॥ 
हत्ता बरसे तीन की आसा। 
साली सक्‍कर और है मासा ||४४॥ 
अर्थ--हस्त नक्षत्र में वर्षा होगी, तो धान, ईंख और उद्द की फसलें अच्छी होंगी |४४॥ 
१२३६--खूखा से सम्बन्धित लोकोक्तियाँ :-- 
(ए ) 
एक बँद जौ चैत में परै | सहस बँँद सावन की हरे ॥|४५॥। 


थं--यदि चेत्र मास में एक बूँद (थोड़ी-सी) पानी बरस जाय तो सावन की हजार बूँदें 
हरी जाती हैं, अर्थात्‌ सावन में सूखा पड़ जाती है ॥४०॥ 


(क) 
कुइया मावस मूल बिन, बिन रोहिनि अखतीज । 
सावन में सरवन नहीं, कन्था ! काहे बोओ बीज ॥४६॥ 
अथ--पौष मास की अमावस्या को मूल नक्षत्र न हो, अक्षय तृतीया (वेैशाख शुक्ला 
तृतीया) को रोहिणी नक्षत्र न हो, और सावन के महीने में श्रवण नक्षत्र न पड़े, तो है पति | खेंतों 
में बीज बोना व्यथ है, क्योंकि सूखा पड़ेगी ||४६॥ 


( द ) 
दिन के बादर राति के तारे। 
चलौ कंथ ! जहाँ जीवें बारे |[४७॥| 


अर्थ--यदि दिन में बादल हो जायेँ और रात को आकाश में तारे निकल आये, तो सूखा 


पड़ने के लक्षण हैं। हे पति ! ऐसे स्थान पर जाकर रहना चाहिए, जहाँ बाल-बच्चे जीवित रह 
सके ||४७॥ 


के न 


अं | ह 
घुर असाद की अट्टुमी, चन्दरा निर्मल दीख | 
कन्थ जाइके मालुए, माँगत फिरिहौँ भीख ॥॥४८॥ 
अर्थ--यदि आपाढ़ कृणा अष्टमी को चन्रमा बिना बादलों के स्वच्छु दिखाई पड़े, तो सूखा 
पड़ेगी | हे कान्त ! मालवा जाकर भीख माँगते फिरोगे ॥४प। हु 
( प्‌ ) 
परिबरा लगत असाढ़ की, जौ उत्तर गरजन्त [ 
पंडित जन ऐसे कहें, बदिकें काले परन्त ॥४ध।ं 


( शैथ्थे ) 


अर्थ - असाढ़ बदी पड़वा को यदि उत्तर दिशा में बादल गरजने लगें, तो अकाल अवश्य 
पड़ता है ॥॥४६॥। 
पुक्खि पुनरबस भरे न ताल । फेरि भरिंगे अगिली साल ॥॥३०॥ 
अर्थ--यदि असाढ़ के महीने में पुष्य और पुनर्वस नक्ञत्रों के दिनो (सूर्य एक नक्षत्र पर 
लगभग १४ दिन रहता है) में तालाब वर्षा के जल से न भरे तो फिर अगली साल ही भरेंगे।॥३०॥ 
बादर भये पीरे। मेह परिंगे धीरे ॥५१॥ 
. - अ्र्थ--आकाश में बादल पीले रज्ञ के दिखाई दें, तो वर्षा बहुत कम होती है ॥४१॥ 
बोली लोखटी फूले काँस। अब न करो बरखा की आस ॥५२॥ 
अर्थ--लोमड़ी कहने लगी कि अब काँस फूल गये हैं, वर्षा बन्द हो जाने के ही ये लक्षण 
हैं |५२॥ क्‍ 
(मे) 
माह की ऊखम जेठ के जाड़ | बरसि गये तो भरि गये गाढ़ || 
कहें धाघ हम होंयँ बियोगी | कुआ खोदि के धोवे धोनी ॥५३॥ 
अर्थ--माघ्र मास में गर्मी और जेठ में जाड़ा पड़े तो वर्षा नहीं होगी | पहले जो वर्षा हो गई 
सो हो गई, आगे तो गडढ़े सूखे पड़े रहेंगे | धोबी को पानी गड़ढों में नहीं मिलेगा । उसे कुएँ के 
पानी से कपड़े धोने पड़ेंगे ॥२३॥ 
की 
राति निरमला दिन परछाहीं | सहद्दव कहें बरखा नाहीं ५४ 
अ्र्थ--यदि रात्रि बादलों रहित निर्मेल हो, लेकिन दिन में आकाश के बादलों के कारण 
परछाई-सी दिखाई दे, तो वर्षा नहीं होगी [५४ 
(ल) 
लगत जेठ की पंचिमी, गरजे आधी रात ॥ 
तुम जइयौ प्रिय | मालुए, हम जाये गुजरात ॥५२४॥ 
अर्थ--यदि जेठ बदी पंचमी को आधी रात के समय बादल गरजे तो सूखा पड़ेगी, अतः 
फसल मारी जायगी |॥५०॥| 
(स) 
सावन उतरत सत्तमी, जौ ससि निर्मल जाय । 
के जल दीखै कूप में, के कामिनि कलस मराय |॥५६॥ 
अर्थ--श्रावण शुक्ला ससमी को यदि चन्द्रमा बादलों रहित स्वच्छ हो, तो सूखा पड़ेगी | 
उस साल पानी के दशंन या तो कुएँ में होंगे या कामिनी द्वारा भरे हुए फलश में |॥४६॥ 
पदार्थों का सेवन-असेवन 
“सावन हरे भादों चीता। क्वार मास गुड़ खाओ मीठा॥ 
कातिक मूरी अधेन तेलु | पूस में करे दूध ते मेलु ॥ 
माह मास घिउ खीचरि खाइ | कागुन में उठि भोरइ नहाइ || 
चैत मास में नीच बिसहनौ | आइ बैसाख में खाइ जड़हनौ || 
ज़ेढ़ मास-जो दिन में सोबै | ताकी जर असाढ़ में सेपै ॥४७॥” 


( १०६ ) 
न रन च्ल्क छ ३, रे गे 
अर्थ--आगे बताये हुए, महीनों में इन पदार्थों का सेवन लामग्रद है। सावन में हर, भाद 
में चीता (सं० चित्रक » एक औषध), क्वार में गुड़, कातिक में मूली, अगहन में तेल और पूस में दूध । 
माघ के महीने में खीचड़ी में घी डालकर खाना चाहिए.। फामुन में प्रातःकाल स्नान करना लाभग्रद 
है। चेत में नीम की पत्तियाँ खानी चाहिए | बैसाख में धान (चावल) खाना चाहिए.।। जो मनुष्य 
जेठ के महीने में दिन में सोता है। उसके खेतों में अनाज के पौधों की जड़ें गहरी जमती हैं अर्थात्‌ 
वह स्वस्थ रहकर खूब खेती करता है। 
“सावन साग न भादों दही | क्वार करेला कातिक मही || 
अगहन जीरो पूसो धना। माह में मिसरी फाशुन चना ॥था! 
अर्थ--इस महीनों में निम्नांकित चीजें हानिप्रद हैं। सावन में हरी पत्तियों का साग, भादों 


में दही, क्‍्वार में करेला, कातिक में मद्ठा (छाछ), अगहन में जीरा, पूस में धनियाँ, माह में मिसरी 
और फागुन में चने का सेवन हानिप्रद है। 


प्रकरण ६ 
कृषि तथा कृषक से सम्बन्धित पशु 


अध्याय १ 


खेती में काम आनेवाले पशु 
१--बैल 
३७--बैल और उसके अंग--बैल (देश० वइल्‍्ल--दे० ना० मा० ६।६१) को बद्ध 
(कोल में) या बच (खुज में) मी कहते हैं | जिस बैल की जनन-शक्ति पूरी तरह नष्ट कर दी गई हो 
उसे बधिया (देश० बद्धिअ--दे० ना० मा० ७३७) कहते हैं | बैल के पोतों (देश० पोत्तआ--दे ० 
ना० मा० ६।६२) को ऑड़ (सं० अण्ड) कहते हैं | जब बैल के अण्डकोशों की नस को मूसल पर 
रखकर एक लोढ़े से कुचल दिया जाता है, तब बैल की मूँछ के वाल और दाँत हिल जाते हैं | इस 
विधि को बधिया करना या बधिया बनाना कहते हैं | जो बैल वधिया न किया गया हो, उसे 
ऑडुआ कहते हैं | बेलों के समूह को बद्धी कहते हैं | इसी अर्थ में हेमचनद्ध ने 'बणख्धी! (दे० 
ना? मा० ७३८) शब्द लिखा है| गाय, मेंस, बेल और बछुड़ा आदि का समूह जब जंगल में 
चरने के लिए. जाता है, तब उसे पौहार, नरिहाई या हेर कहते हैं | गाय, मेंस और बेल के लिए 
सामान्यतः ढोर (खुर्ज में), डंगर (टप्प० में) या पौहा शब्द का प्रयोग किया जाता है पाणिनि 
ने कुद्दी के अर्थ में “कडड्कूर! शब्द का उल्लेख किया है (अष्टा० ५१६६) उस कडक्कर को खानेवाले 
पशु “'कडड्करीय” कहलाते थे (सं० कडझ्डु रीय > हिं० डंगर) [दि० डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, पाणिनि 
कालीन भारतवर्ष, २०१२ वि०, ० २१५|। छोटे कद की बधिया को नंटिया (नाटा ८ छोटा, 
गट्‌टा) कहते हैं। कोई-कोई नटिया बड़ी कसीली और पानीदार निकलती है-। लोकोक्ति प्रचलित है-- 
“नेंक-सी नटिया | जोत डारी पटिया ॥”* 
गाय के बच्चे को बछुरा या बछुड़ा (सं० वत्स + अप० बच्छु + डा) कहते हैं। किसी जवान 
बछुड़े को दागिल करके (दाग लगाकर) जब जंगल में छुद्दल (स्वतन्त्र रूप से) छोड दिया जाता 
है, तब उसे बिजार या सॉड (सं० षण्ड) कहते हैं | बड़े और पानीदार वेल को कद्दावर कहते हैं | 
वेद्क साहित्य में बड़े और शक्तिमान्‌ बेलों के लिए. 'शाक्वर! (८कर सकने की शक्तिवाला) और 
अनड्वान!९ ( > अनट अर्थात्‌ छुकड़े को खींचनेवाला) शब्द आये हैं।३ कद्दावर को देखकर संस्कृत 
साहित्य में वर्णित शाक््रर, अनड्वान्‌ ओर घुरंघर का स्मरण हो आता है। लोकोक्ति प्रचलित है-- 
“तटिया गरिया बेचिके, चार घुरंघर लेउ । 
अपनों काम निकारके, औरहि मँगनी देउ ||” ४ 
बलों की जोडी को जोद या गोई (सिकं० में) कहते हैं (अप० गोती > हिं० गोई) प्रसिद्ध है--- 
४उत्तम खेती ताकी | मेवतिया गोई जाकी ॥”?+ 





१ छोटी-सी नटिया ने सारी पटिया (कम चौड़ा लेकिन अधिक रूम्बा खेत) जोत डाली | 

९ “अनड वान ब्रह्मचयण ।---अथवे ० ११।५।१८८ 

3 डा० वासुदेवशरण अग्रवाम : गो रूपी शतधार करना शीषक लेख, जनपद” त्रेमासिक, 
खड १, अंक २, एू० २७ १। 

४ जाटे और गरिया (सं० गलि सुस्त बैल) बेछों को बेचकर चार धुरंधर (धुरे को अच्छी 
तरह खींचनेवाले शक्तिमान्‌ बैल) खरीदो; ताकि अपना काम निकालकर ओरों को भी माँगने पर 
दे सको । 

५ सेबात की नस्ल के बेलों की जोड़ी जिसके घर में है, उसकी खेती उत्तम होगी। 

१५ 


( १११५ ) 


१२४८--बेल की खाल (सं० खलल--मो० वि०; देश० खल्‍ला > दे० ना० मा० २।६६) पर 
जो बाल होते हैं, वे पसमी (फा० पश्म > बाल) कहाते हैं। नरम और छोटे बालों को शौंगदा 
कहते हैं। रौंगटे के लिए अथर्ववेद (६।७।१५) में लोम'! शब्द आया है? ओर ऋग्वेद में रोम! 
अर्थात्‌ ऋग्वेद में रोमन! और अथववेद में लोमन्‌ ? । 

रेखा-चित्र ३४ में बेल के विभिन्न अंगों को दिखाया गया है । 


फैल के अंग 


लाठ (३ 
गांस मा छेदा (०) 






(४६2 टेट: फ्सुशटिको हे ( 
ब््लार- न फ का, 72777 ँ/ 7 हे 
((६) कल: मे , 82 87 संद्. ८६) 
कहिया ६:22 
(४2 
5. खुलाना (ऋ॥० 
(पे 
१(/ अत ख़ुरी 





सोपफशिय्ा' (७) 
८९५ 
[ रेखा-चित्र ३४] 

बैल के विशिष्ट अंगो के नाम--(१) कन्धा--गर्दन का वह भाग, जो सिर के पीछे 
होता है, कन्धा कहाता है | 

(२) कोठा-कन्घे से पीछे का भाग । (सं० कोष्ठ > हिं० कोठा) । 

(३) टाठ या टाढठि--कोठे से पीछे का वह भाग, जो पींठ और गर्दन के बीच में ऊपर 
को उठा रहता है, दाठ कहाता है । 

(४) बाँस या रीढ़ा--बैल की पींठ पर जहाँ रीढ़ की हड्डी रहती है, वह भाग बाँख या 
रीढ़ा कहाता है। यह ठाठ से लेकर पछ के उद्गम स्थान तक होता है । 

(५) पुदूठे (सं० पृष्ठक> पुठ्ठ्न > पुद्ध)--पछ के उद्गम स्थान के दोनों ओर तथा रीढ़े के 
पिछले सिरे के दायें-बायें भागों को पंटुठे कहते 

(६) पूँछु--पुँछ के बालों. का समूह भऋब्बा और भब्बे के अन्दर पूँछ का सिरा, जिस पर 
बाल उगे रहते हैं, गिहली कहाता है | 

(७) मोचिया--बेल के पाँव का निचला भाग जो दो भागों में विभक्त रहता है, खुर 
कहाता है। पिछली दोनों टाँगों के खुरों के ऊपर पीछे की ओर एक गड़॒ढा-सा होता है, जिसे 
मोचिया कहते हैं | मोचिये के ऊपर पीछे की ओर दो अँगूठे-से निकले रहते हैं, जो बजनखुरी 
कहाते है | 

(८) ऑड्--घुतान के नीचे का गोल भाग | 

(६) मतान--वह अंग जिसमें से बैल पेशाब करता है | ढिल्‍ल मुतान बेल (लठकते हुए 
मुतान का बेल) अच्छा नहीं होता (सं० मूत्रस्थान>हिं० मुतान) । 


१ “ओषधयों छोमानि नक्षनत्राणि रूपम्‌ (--अथव० ९॥७१८ 
भर्थात्‌ ओषधियाँ उस विराट्‌ रूप महाद्रषभ के रोंगटे हैं । 


( शश३ ) 


(१०) हेडुआ--जाँव (टाँग के ऊपरी भाग में पीछे की ओर) में पीछू की ओर निकली हुई 
हडडी हठुआ कहाती है। यह बगुला और सारस आदि पत्तियों की जाँचों में भी होती है| श्रीह्॒ष 
ने हठुआ'! के लिए 'ऊध्यंग जंघ! शब्द लिखा है |" 

(११) बजनखरी--ये बैल के प्रत्येक पाँव में दो दो होती हैं । 

(१२) पौचिया--मोचिये की भाँति का वह गडढेदार माग जो अगले दोनों पाँवों में होता 
है, पोंचिया कहाता है | 

(१४) खुर (सं० ज्ञुर|--खुर के आगे के भाग का ऊपरी खण्ड जो पौंचिये से आगे की 
ओर होता है, गाचची कहाता है| यह खुर का एक अंग ही है | 
(१४) परिया--ठाँग का मध्य भाग जो कुछ ऊपर उठा हुआ-सा रहता है, परिया (घँँटना) 
कहाता है । 

(१५) पसुरियाँ--बैल के पेट पर धनुष के आकार की हृडिडयाँ होती हैं, जिन्हें पसुरियाँ 
कहते हैं (सं० पशुका, सं० पाशंका > पसुली) । 

(१६) ८ डुआ--मुह के नीचे गले के ऊपरी भाग को टेंटुआ कहते हैं । 

(१७) पंखा--पस॒रियों से आगे का माग पंखा कहाता है | 

(१८) ललरी--गले के नीचे लटकनेवाली खाल को गलथनी या ललरी कहते हैं | यह 
अनू० में 'ऋालर” भी कहाती है । 

खुरों के निशान, जो धरती पर बन जाते हैं, खोज (सं० खोद्य>खोज्ज > खोज) कहाते हैं । 
बैल को जब कोई चुरा ले जाता है, तव किसान या खोजा (खोजनेवाला) बैल के खोज देखकर ही 
उसकी दोह (> पता) मिलाता है| बिजार और बैल के सम्बन्ध में प्रचलित है--/दड़ कत चौंऔ ! 
बिजार हैं | गोबर चौं कर रहे ! गऊ के जाये हैं ।९ 

(२३६--स्थान ओर जाति (नस्ल) के विचार से बैलों के नाम--कोल जनपद में 
जाति और स्थान के विचार से जितनी तरह के बैल पाये जाते हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
(१) खैरीगढ़िया, (२) किनवारिया, (३) पुस्करिया, (४) थापरी, (४) नगौड़िया, 
(६) चम्बला, (७) कोसिया, (८) हरियानी, (६) जमुनियाँ, (१०) पारुआ, (११) सेरठिया, 
(१२) बटेसुरिया, (१३२) पछइदयाँ, (१४) प्रविया, (१५) करोलिया, (१६) नटिया, (१७) 
हिसारी ओर (१८) देसी | 

(१) खैरीगढ़ परगना उत्तर प्रदेश के खेरी जिले में है। खैरीगढ़िये (खेरीगढ़ का बैल) की 
नस्ल वहीं अधिक प्रायी जाती है। ये बैल छोटे और सँकरे (सं० संकीर्ण) मुंह के होते हैं। इनके 
सींग (सं० श्र ग) ऊँचाई में २४ अंगुल से ३६ अंगुल तक होते हैं | इस जाति का बैल चलने में 
अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसके कान लम्बे ओर मतान (सं० मूत्रस्थान) ढीला होता है; अतः उसे 
ढिल्‍्लमुतान (सं० शिथिल-मूत्रस्थान) भी कहते हैं | प्रसिद्ध है-- 

“ढिल्‍ल मुतान, बड़े-बड़े कान । चलें तो चलें, नहिं तजि देईँ प्रान ।”?$ 

खेरीगढ़ियों में भी वेसे ही लच्छिन (सं० लक्षण) मिलते हैं--- 


१ “पक्षतेरधिसध्योध्वेगजड घमढिः प्रणा !---श्रोहषे : नैषध, २।३ 

२ दुड़ कते क्‍यों हो ? सॉड होने के कारण । गोबर क्यों करते हो ? गो-पुत्र हैं अथात्‌ भोले- 
भाल बे हैं। जो व्यक्ति पहले क्षण में हेकड (शक्तिशाली, अकडवाला) बनता है ओर फिर दूसरे 
क्षण में दुबंश या विनम्र बन जाता है, तो उसके लिए यह उत्ति कही जाती है । 

३ ढीले सुतान ओर बड़े कानोंवाला बैक खेती में चल जाय तो चल जाय, नहीं तो मरा 
हुआ-सा होकर धरती पर लेट जाता है। 





( ११४ ) 


“जाके लम्बे-लम्बे कान | जाको ढीलो है मुतान। 
हर के देखे भाजें प्रान | ताझे खैरीगढ़िया जान ॥”* 

(२) किनवारिया (केन ७ एक नदी) बैल को नसल बंदेलखण्ड के बाँदा जिले में केन 
नदी के आस-पास पायी जाती है। यह बैल ऊँचाई में १२-१४ सुद्ठियों का होता है । 

(३) अजमेर के पास पुष्कर एक स्थान है। वहाँ पुस्करिया या पुस्करी (सं० पुष्करिन) 
बैल अधिक होते हैं| ये बहुत ऊँचे और देह में ज़बर (फ़ा० ज़बर 5 बलवाव) होते हैं। ऊँचाई श्८ 
मुट्रियों से कम नहीं होती | पुस्करिया वास्तव में थधुरंघर! (धोरेय धुरीणाः स घुरंधरा;--अमर० 
२।६।६५) है | इस कसीले और पानीदार बैल को देखकर मच्छुकटिककार के शब्दों में यह कहना 
पड़ता है कि बैल का कार्य उसकी आकृति के ही अनुसार होता है ।* 

(४) थापरी (थापरकर स्थान का) बैल की नस्ल कच्छ, जोधपुर और जैसलमेर में पायी 
जाती है | इस नस्ल की गायें दुधार होती हैं, और बैल मी भातबर (अ० मौतबिर-> भरोसा करने 
योग्य) और नामी (नामवाला, बढ़िया) होता है । 

(५) नागौड़ का बैल नगोड़िया कहाता है। इसे पचतसरी भी कहते हैं। पवतसर में 
इनकी पेठ (सं० पण्यस्थ) लगती है। इसका माथा (सं० मस्तक>मत्यश्र>माथा) चपटा; खाल 
पतली; और गलथनी (गले के नीचे लटकती हुई खाल) कम चौड़ी होती है। ललरी को ही संस्कृत 
में 'सास्ता! और गलकम्बल? (अमर० २।६॥६३) कहते हैं | नागौड़िया बड़ा सोहता (शोमित) और 
नामी होता है ओर चाल में तत्ता (सं० तप्त >तेज़) देखा गया है । 

(६) चम्बल नदी के खादर में चम्बला बैल पाया जाता है। इसे खद्रिआ भी कहते हैं | 
यह आकार में बिचोंदा (बीच के-से शरीर का) होता है। 

(७) कोसिया को मेवतिया भी कहते हैं। यह बैल काफी ऊँचा और मेहनती होता है। 
इस नस्ल के बेल भारी-भारी लढ़ियो (लम्बी बैलगाड़ी) और हलों में जोते जाते हैं। इनका रख्न 
धोरा (सं० धवल > सफेद) और माथा कुछ काला होता है। कोसिया बैल अधिकतर अलवर और 
भरतपुर में पाये जाते हैं। कोसिया की पसमी (फा० पश्म) नरम होती है, और माथा उठा हुआ 
होता है | इसके बड़े-बड़े सींग कुछ पीछे की ओर मुड़े रहते हैं-- 

“सींग मुड़े माथी उठौ, म्हों पै होइ जो गोल | 
रूम नरम चंचल करन, सोई बद्ध अ्रममोल |॥”३ 

(८) रोहतक के आस-पास का क्षेत्र हरियाना कहाता है। हरियानी बैल वहीं की नस्ल 
है | यह रज्ञ में घोरा या लीला (सं० नीलक >ग्रा० णीलश्र > लीला) होता है। यह बैल पानीदार 
अर कसदार होता है--- 

“पाटठी भलौं बबूर कौ, ओ हरियानी बेल | 
खेती दीखे चौगुनी, बैठी चोसर खेल |??९ 
2 


१ जिसके कान लम्बे और झुतान ढीला है, तथा जो हल देखते ही प्राण छोड़ देता है; उसे 
खेरीगढ़िया बैल समझ लेना चाहिए | 

२ “नागेषु गोषु तुरंगेषु तथा नरेषु, 

नद्याकृति: सुसदर्श विजहाति वृत्तम्‌ ॥7.. --म्॒च्छुकंटिक, ६।१६ 

3 जिपके सींग झुड्दे हुए हों, माथा कुड्ठ उठा हुआ हो, सुँह गोल हो, रोम (बाल) नस हों 
ओर कान चंचल हों; वही बैल बढ़िया होता है। 

४ बबूल की लकड़ी का यदि पटेला है और हरियाने का बैल है, तो तेरी खेती चौगुनी 
दिखाई देगी । तुके क्या परवाह, बैठा-बैठा चौसर खेलता रहा । 


( ११५ ) 


(६) यमुना नदी के खादर का बैल जमुनियाँ पुकारा जाता है | 
(१०) गंगापार बदायूं के क्षेत्र के बैल पारुआ, मेरठ की नौचन्दी में विकनेवाने मेरठिया 
ओर बटेसुर के मेले से खरीदे हुए बटेसुरिया, दिल्‍ली के आस-पास के पछुयाँ, पूरबी जिलों से 
खरीदे हुए पुरबिया और करौली की पेंठ के करौलिया नाम के बैल कहाते हैं | छोटे बैल नटियाँ 
या भालुई (मालवे के) कहाते हैं | मालवा में इनकी नस्ल मिलती है। नटियाँ चार भी अच्छी नहीं, 
लेकिन हरियानी बैल दो भी अच्छे । लोकोक्ति प्रसिद्ध है--- 
“चार वेचि हे ले ले | हँसि जोत सुहागौ दे ले ॥”?" 
ये बेल प्रायः फिरक (छोटा और हलका एक रहलू जिसमें एक या दो आदमी ही बैठ 
सकते हैं) ओर रब्बे (अ० अराबा, फा० अगबा ८ छुतरीदार रहलू) में जोते जाते हैं। इनका रख्ल 
मट्मैला-सा (ख़ाकी) होता है | गदन कुछ काले रछ्ग की होती है । बुढ़ापे में पसमी का रह्ज घोरा 
(सं० धवल > सफेद) हो जाता है | 
पंजाब के हिसार क्षेत्र का हिसारी ब्रेल हरियानी से अधिक कसीला होता है, ओर देह में 
भी कुछ सिजल (बड़ा) होता है। हिसारी रज्ग में धौरा (सफेद) और पूँछ का पतला होता है। 
पतली पूँछिाले बैल को पठुआ या पतरपंछा कहते हैं | पढ़ुआ खेती में नामबर होता है-- 
“जौ दीखे पटुआ की होर | खोल बासनी के तू छोर ॥??* 
इस यक्ति में सनी” शब्द महत्वपूर्ण है। संस्कृत में 'वस्नः का अर्थ था विक्रवद्धव्य या 
मूल्य | उसे रखने की थेली 'बासनी? (सं० वस्निका) कहलाई । क्‍ 
अलीगढ़ क्षेत्र के आस-पास की गाय (अप० गावी > गाई > गाइ > गाय | फा० “गाव शब्द 
से भी हिं० गाय” शब्द का विकास संभव है) और बिजार से पैदा हुए बैल देसी कहाते हैं | बहुत- 
से देसी बैल बहुत छोटे और पतले रह जाते हैं, जो कि टिरिया कहाते हैं। ये प्रायः बोदे (सं० 
अबोध > हिं० बोदा ८ कमज्ञोर) होते हैं | प्रसिद्ध है कि-- 
“बोदे डछ्गर खेती करि लई, पद्ची लैन गाढ़ कौ जाइ । 
आपु मरे पौहेनु के मारै, ऐसी सीर भार में जाइ ॥?३ 
किसी-किसी देसी बैल का कोई, लोटा या लारा (वह मांसल खाल जो अगली दोनों 
टाँगों के बीच में लटक जाती है, लारा कहाती है) अधिक लटक जाता है। यदि किसी गाय या भैंस 
की इस तरह की खाल अधिक भारी होकर लटक जाती है, तो उसे भेलरा कहते है। 
९२४०--आयु के आधार पर बैलों के नाम--गाय का दूध पीता बच्चा चुखेटा 
कहाता है । दूध पीने के अर्थ में “चोखना? क्रिया प्रचलित है। एक वर्ष से अधिक, दो या ढाई वर्ष 
का गाय का बच्चा लवारा या जेंगरा कहाता है। ढाई वर्ष का हो जाने पर उसे बछुरा (बछड़ा) 
कहने लगते हैं, क्योंकि वह दाँव भी जाता है, अर्थात्‌ उसके दूध के दाँतों की जगह चारे के दाँत उग 
आते हैं | उस समय वह अच्छी तरह न्‍्यार (चारा) खाने लगता है। गाय के बच्चे के मुंह में नीचे- 








। आल + 


१ जार नटियों को बेचकर दो कसदार बैल ले लो ओर फिर आनन्द से खेत जोतो तथों 
पटेला फिराओो । 

२ यदि तुझे पदुए (पतली पूँछवाला बैठ) की सूरत दिखाई दे जाय तो तुरन्त बासनी (एक 
प्रकार की कपड़े की रूम्बी चैली जिसमें किसान रुपये भरकर बैल खरीदने जाते हैं। यह सूत की 
बुनी हुईं भी होती है) के सिरे को खोल दे, ताकि उसे जल्दी खरीदा जा सके। हे 

उ जो गाढ खेत पद्टे पर लेता है, और कमज़ोर बैल रखता है, वह स्वयं मरता है ओर 

हि ३ खेती है 
पशुओं को भी मारता है । ऐसी खेती व्यथ है । 


११६ ) 


के जबड़े में ८ दाँत जन्म से ही होते हैं, जो दूध के दाँत कहाते हैं । जब तक इन आठों दाँतों में से 
कोई नहीं गिरता और चारे का दाँत नहीं उगता, तब तक उसे अद्ब्त या औन (सं०्श्रदत्‌, अदन्त 
+ सं ०अदन्त >अउन > औन) कहते हैं | दूध के दाँत दो-दो के हिंसाब से ही गिरते हैं और उनकी 
जगह चारे के दाँ दो-दो करके ही उगते हैं | चारे के दाँत निकलने के अर्थ में दॉातना” धातु 
प्रयुक होती है। यदि किसी गाय के बछुड़े के दाँत एक-एक करके उगें तो वह बछुड़ा (सं० वत्स + 
आप० प्त्यय डा>बच्छुदा>बछुदा) अखेता (सं असहनीय) माना जाता है। खददर 
(सं० सप्तदन्त ८ सप्तदत्‌ >सदृर >सात दाँतोंवाला बैल) और नद्दर (सं० नवदन्त » नौ दाँतोंवाला 
बैल) असैने माने गये हैं | छुद्टर (सं० पटदंत »छः दाँतोंवाला बैल) भी दोखिल (दोषयुक्त) 
कहा गया है--- | । 
ह ४छुद्र कहै मैं आउँ-जाऊँ | सदर कहै गुसइयें खाऊ। 
नदर कहै में नौ दिसि धाऊँ। घर कुनबा मिन्तुरऐ खां ॥* क्‍ 
जिस बछड़े के मुँह में चारे के दाँत निकलने आरम्म हो जाते हैं, उसे उद॒न्‍त (सं० उद्॒न्त) 
कहते हैं| प्रायः प्रत्येक बछुड़ा लगभग दो बरस में दुदन्‍्ता (सं० द्विंदन्त दो दाँतोंवाला), तीन 
बरस में चौदन्ता (सं० चतुर्दन्त), साढ़े तीन बरस में छुद्दर या छिंदनता (सं० षटदन्त) और चार 
बरस सें अ्रठदनन्‍ता (सं० अ्रष्ददन्‍्त) हो जाता है। दुद॒न्ते बछुड़े के नाथ (सं० न्यस्तक > 
ण॒त्थअ्र>णत्या' >नाथ बैल की नाक में पड़ी हुई रस्सी) डाल दी जाती है; तब वह नसोता 
(सं० नस्पोत 5) कहाता है। करुआ सदर (सं० काल + सप्तदन्‍्त) असगुनी (सं० अशर्कुनीय) 
माना गया है-- 
द “सात दन्‍्त औदन्त को, रंग जौ कारौ होइ | 
भूलि कबहूँ मति लीजियो, दाम चहैँ जो होइ ॥”3 
नाथ पड जाने के उपरान्त चौदन्तै या छिंदन्ते बैल को खेल्टा, खैरा या खैला (सं० 
उत्तर > उक्लयर>खइर>खैरा > खैला) कहते हैं। पाणिनि के सूत्र (वत्सोक्षाश्वर्षमेम्यश्च तनुत्वे 
अष्ट ० ५३६१) के आधार पर विदित होता है कि वत्सतर' और “उन्षुतर' शब्द अपने पारि- 
माषिक रूप में उन बेलों के लिए प्रयुक्त होते थे, जो पूर्ण रूप से जवान न हुए हों । जो बैल बुडढा 
हो जाता है, उसके नीचे के जबड़े में से दाँतों के मसूड़ों का मांस निकल जाता है। इस तरह मांस के 
निकल जाने को 'माँसी देना” कहते हैं| जो बैल माँसी दे जाता है, वह 'मँसिया” कहाता है। 
मेंसिया बैल से न गाड़ो खिचती है और न हल । पाणिनि (अष्टा० ५।३।६१) के “ऋषमतर”* की 
आयु से अलीगढ़ क्षेत्र के में सिया? नामक बैल की आयु का बहुत-कुछ साम्य है। 
किसान बछुड़े के लिए प्यार में 'बछुरू! (सं० वत्सरूप > बच्छुरूव > बछुरूआअ > बछुरू--- 
हिं० श० नि०, ४० १०३) और बाछु? (सं० वत्स + क) शब्दों का भी प्रयोग करता है । 
गाये का चुखेटा चारा नहीं खाता, केवल दूध के सहारे ही रहता है। इसके लिए. प्राचीन 


) छः दाँतोंवाला बैल कहता है कि में तो आने-जानेवाछा हूँ, अर्थात्‌ कहीं ठहरता नहीं हूँ । 
सात दॉतोंवाला कहता है कि मैं तो मालिक को भी खा जाता हूँ। नौ दाँतवाला नौ दिशाओं में 
दौड़ता फिरता है ओर किसान के घर, कुट्ठम्ब और मित्र तक को खा जाता है । 

+ “शत्था णासारब्जू ।? --हेमचन्द्र : देशीनाममाछा, वर्ग ४ छुं० १७। 

3 यदि काले रंगवाला सात दाँत का बैल हो तो उसे भूजकर भी न लो; चाहे कितने ही 
कम दामों में क्यों न सिर रहा हो । ह 

४ “ऋषभो भारस्य बोढा। तस्थ तलनुत्व॑ भारोहहने मन्दशक्तिता, तद्वांस्तु ऋषभतरः” 
“सिद्धान्त कोसुदी, तत्वबोधिनी व्याख्या संवलिता, टिप्पणी, पू० ३१७ । 


( ११७ ) 


वेदिक शब्द 'अतृशाद! (बृह० उ० १॥४।२) था| ढाई बरस का गाय का बच्चा बछुडा या बंछुरां 
कहाता है। इसके लिए बेदिक काल में “दित्यवाह” शब्द था, जिसका उल्लेख पाशिनि ने अपने सूत्र 
(देविका शिशपा-दित्यवाह_ दी सत्र श्रेयलामात्‌ू-अष्टा० ७।३।१) में किय्रा है। दा बन्धने घाठ 
से निर्मित दित्व! शब्द का अर्थ है--बाँधने योग्य अर्थात्‌ 'खटखटा? । ज्ञात होता है कि बछुड़े को 
जब पहले पहल सलाया जाता है (बाहर निकाला जाता है), तब उसके पीछे एक खटखटा (लकड़ी 
का बना हुआ एक प्रकार का चौखटा) बाँधते हैं, जिसे वह खींचता है; वही “दित्य” था | उसे खींचने 
के कारण ही नया खेला (खैडा) “दित्यवाह? कहा जाता था | 


दाँतों और सींगों से बछुड़े की उम्र कुत जाती है (जात हो जाती है) | जैसे-जैसे दाँत निकलते 
आते हैं, वेसे-बेसे ही बछुड़ों के सींग भी बढ़ते जाते हैं। मुट्ठी मर सींग वाले बछुड़े को '“मुण्डाः 
कहते हैं | मुण्डा (मदहो आंगविहीनः--दे० न० मा० ६॥११ २) बछुड़ा जवानों की उठान पर होता 
है| आयु बताने की दृष्टि से बेलों के लिए पाणिनि ने 'जातोक्ष', 'महोत्तः तथा 'बृद्धोक्ष' शब्दों 
का उल्लेख किया है |" 

लगभग ढाई वर्ष के बछुड़े को नाथ कर चार-छः महीने उसे थोड़ा-थोडा हल और गाड़ी 
में चलाकर सलाया जाता है (हिलाया जाता है) खेती के काम में हिलाये जानेवाले बडूड़े 
“हिलावर” या 'सलावर” कहाते हैं। तीन. वर्ष के जवान बछुड़े के लिए. महाभारत (वन पर्व॑० 
२४०|४-६) में त्रिहायन” शब्द आया है ।* हिलावर जब अच्छी तरह से हल, गाड़ी ओर पैर आदि 
में चलने लगता है, वह पूरी तरह बेल” संज्ञा का अधिकारी हो जाता है । इस तरह नाथ पड जाते 
पर बछड़े की तीन अवस्थाएँ हो जाती हैं-- 

(१) बछुड़ा, (२) हिलावर, (३) बेल । 

इन तीनों के लिए प्राचीन संस्कृत साहित्य में तीन शब्द प्रचलित थे--बत्स, दम्य (अमर० 
२।६।६२) और बलिवद । 

हिलावर को थोडा-थोडा हल और गाड़ी में चलाते ही रहते हैं । यदि हिलावर को सलाया 
न जाय तो वह सुस्त और आलसी बन जाता है, जिसे मटुठर या मद॒ठा कहते हैं (देश० मठु--दे० 
ना० मा० ६।११२--हि० मद्ठा) | मद्गर के सम्बन्ध में लोकोक्ति प्रसिद्ध है--- 

“बँधुवा बछुरा है जाय मटुर | ज्वान बंढुआ है जाय ठुन्दर | 

गाय का बछुड़ा स्वभाव से बडा बिर (चंचल) होता है। इससे खेती का काम नहीं लिया 

जा सकता-- 
“बछुरा बेल पतुरिया जोय । ना घर रहै, न खेती होय ॥|”*४ 

अलीगढ़ क्षेत्र की जनपदीय बोली में चुखेटा, लवारा, बछुणा, हिलावर या सलावर 

ओर बद्ध शब्द क्रमशः बेल की आयु के ही द्योतक हैं | 


'भिलयाथक काम, 





१ जातोक्ष महोक्ष बृद्धोक्षो पशुन गोष्ठश्वाः ।7 
--पाणिनि : अष्टा ० ५।४।७७ | 

२ डा० वासुदेवशरण अग्रवा त : गौ रूपी शतघार भरना! शोषक लेख, 'जनपद' अैमासिक, 
अंक १, खंड २, ए० २८ । 

उ छुँटे से बँघधा रहनेवाला बछुडा आहूसी हो जात है, जैसे कि बेठा रहनेवाला जवान , 
आदमी तुंदिर (तोंदवाला) हो जाता है । 

४ जिस पुरुष की पत्नी कुछटा या वेश्या होगी ओर जो बछुडे से बैल की भाँति काम लेगा 
न उसकी पत्नी घर रहेगी और न उसकी खेता ही ठीक होगी । ह 


( श्शथ् ) 

१२४१--आँख, कान और सींग के ब्रिचार से बैलों के नाम : 

(१) जिसकी आँखों में गहरा काजल-सा लगा रहता है, उस बल को कजरा कहते हैं । 
यह पानीदार होता और हल-पैर में प्रायः ऑतरा (फुर्तीला) देखा गया है| किसान आँतरे बेल 
को गहककर (प्रेमोल्लास के साथ) पकड़ता है | प्रेम पूर्वक प्राप्ति की इच्छा करने के अर्थ में गहकना! 
क्रिया प्रचलित है । 

“बद्धु. खरीदी काजरी। रुपया दीजे आगरी॥) 
४६ " देह :7+ 
“कारी आँख काजरा होई । जो माँगे तुम दे देउ सोई ॥”* 

(२) यदि किसी बैल की आँख की पुतली चितवन से खिलाफ दूसरे रुख के कोये में घुस 
जाती हो तो उसे ताकी या ताखी (प्रा० तकऋई - देखता है) कहते हैं । किसान इसे असगशुनियाँ 
(अपशकुनवाला) मानते हैं... 

“गिर्र भेंसा ताखी बैल | नारि चुलबुली छोरा छैल | 
इनते बचतएं चाठुर लोग । राजु छोड़िके साथ जोग |” 3 

(३) जिस बैल के कान लम्बे-लम्बे होते हैं, वह लमकन। (सं० लम्ब कर्ण) कहाता है। यह 
देह का ढीला (सं० शिथिल > सिटिलल >ठिल्‍ल >दीला) होता है। जिस बैल का मुतान (सं० 
मूत्र-स्थान) अधिक लटका हुआ होता है, वह ढिल्‍्लमुतान कहाता है | जहाँ ढीला म्ुुतान देह के 
दिल्‍्लड़पन का सूचक है, वहीं कसा हुआ छोटा मुतान अर्थात्‌ हिरन-सतान कसीलेपन का द्योतक 
है। हिरन के-से छोटे मुतान का बैल हिन्नम तान (सं० हस्खिमूजस्थान > हिरनमुतान > हिन्नमुतान ८ 
हिरनका-सा मुतान) कहाता है। हिन्नसुतान- को किसान बार-बार देखता है और प्यार से पुचकारते 

उत्तकी पीठ पर हाथ फ़ेर्ता है, लेकिन,दिल्ज॒युतान की ओर से वह तुरन्‍त आँखें फेर लेता है-- 
“जाके लम्बे-लम्बे कान | जाकी ढीलौ है मुतान || 
छोड़ि छोड़ि रे किसान | नहीं त्यागिदुंगो प्रान ॥?* 
डेह हः न£ 
“हिन्न मुतान और पतरी पूछ । ताहि कन्य ! लैलेउ बेपूछ ॥”+ 

(४) जिस बैल के कान काले होते हैं, वह कनकरुआ या कनकरछोहा कहाता है। यह 
सगुनी (सं० शकुनीय) और पानीदार होता है--- 

“कनकरछोंहा सगुनी जान | जाइ छाँडि मत लीजे आन ||?६४ 


१ आगरा (पेशगी) रुपया देकर कजरा बैल खरीदो । 

* काली आँख का कजरा बैऊ हो तो बेचनेवाता जितने रुपये माँगता हो, उतने ही रुपये 
देकर खरीद लो । 

उ खेती के काम में घरती पर गिर जानेवाला भेंसा, ताखी बैल, चंचल ख्री ओर छेड 
लड़का--इन चारों से चतुर लोग बचते रहते हैं । वे इनके सज्ञः से बचने के लिए राज्य छोड़कर 
योग भी साधते हैं । हे 

४ हम्बे कान और ढीदे मुतानवाला बैश किसान से कहता है कि सुझे जल्दी छोड़ दे नहीं 
तो सें आण त्याग दूँगा । 

५ जो हिरन का-सा सुतान रखता हो ओर पूँछ जिसकी पतथी हो; हे पति | उसे बिना पूछे 
खरींद थी । 


६ काले कानवाले बेल को सगुन वाला (छझुभ) समझो । इसे छोड़कर दूसरा मत खरीदो । 


( ११६ ) 


$२०७२---(१) बड़े सींगोंबाला 'बढसिंगा! (सं० बृहत्‌ अंगक) ओर मोठे सींगोंवाला मुट- 
सिंगा (सं० मुष्टअंगक) कहाता है। वड़सिंगा वैल खेत में संगा (विधून) डाल देता है और 
मुटसिंगा बेल से किसान की थू-थू होती है-- 


“बड़े सींग बडसिंगा | पड़े खेत में भिगा ||?" 


ब्पै (4 ९१, 
0 ६ है 


“छुटसिंगा के चातरे; कहें, न लीजी कोइ । 
मोहन भोग खबाइए; थू-थू, थू-थू होइ |॥”* 
(२) जिस बैल के सींग हिरन के सींगों की भाँति सीधे और नुकीले होते हैं, उसे 'लरइया 


या 'सरायो” कहते हैं| यह देह का कसीला और जोराबर (फा० ज़ोर ८ ताक़ृत + आवर -- वाला 
न्‍्त्शक्तिमान्‌) होता है। 


(३) किसी-किसी बैल की उम्र तो पूरी होती है, परन्तु निर्मेंियधा आदमी की भाँति उसके 
सींग नहीं उगते | ऐसे बेल को 'मुंडा” कहते हैं। ऐसे बैल के लिए हेमचन्द्र (दे० ना० मा० 
६।११२) ने मद्दो” शब्द लिखा है। पूँछ का पतला और बिना सींग का वैल किसान का पूरा 
पारता है-- 

“बिना सींग को पूछ पतारी | सदा किसान कौ पूरी पारो |” 


(४) जिस बल के सींग माथे के ऊपर कुछ ठेढ़े होकर आगे की ओर क्ुके हुए हों, उसे 
मोगा! कहते हैं | इसके सम्बन्ध में लोकोक्ति है-- 


जाके सींग यों। ताहि वेचे चौं॥* 

(४) जिस बेल का एक सींग सीधा ऊपर आकाश की ओर और दूसरा नीचे प्रथ्वी की ओर 
को हो तो उसे 'सरगपताल्ी” वा कंसासुरी कहते हैं | ठेढ़ी भोहोवाला बैल मोंआदेरा कहाता 
है। ये दोनों ही अशुभ हैं-- 

“सरगपताली भोंझा टेरा | घर के खाइ परोसी हेरा ॥* 


(६) जिस बैल का एक सींग उगकर एक रुख में और दूसरा सींग उससे बदलते रुख में 
बढ़ जाता है, उसे केकचा या केछुला कहते हैं | केचुले बेल का कोई सींग ऊपर को सीधा नहीं 
बढ़ता | 

(७) मुकटे (मकटा बैल) के सींग सिर के ऊपर जाकर आपस में ऐसे मिल जाते हैं 

वे 


उनका मुकुट-सा बन जाता है। यह बैज् बडा शुभ और सुनी माना जाता है। किसान इसे विष्णु 


) बड़े सींगवाला तो खेती में भंगा (विध्न) डाल देता है । 

२ चतुर मनुष्य कहते हैं कि मोटे सींगवाले बेर को कोई न ले; चाहे तुम उसे मोहनभोग 
(बढ़िया बढ़िया चारा) क्यों न खिलाओं, तब भी तुम्हारी बदनामी होगी । 

बिना सींग और पतली पूँछु का बे सदा किसान को खेती में पूरा पारता है, जथांत्‌ 

पूरी तरह से खेती को सुन्दर तथा छाभग्रद्‌ु बनाता है। 

४ जिसके सींग यों (इस तरह के अर्थात्‌ तजनी और मध्यमा डेँगलियों को बीच से आगे 
गे आधा मोडकर जो आकार बनता है, उप्त तरह के संग) हों, उसको कोई क्‍यों बेचे ? 

९ सरगपतालकी और भौंग्राटय घर के आदमियों की नाठि (सं० नब्टि) करके फिर पड़ोसी 
का भी सत्यानास (सं० सत्तानाश) करते हैं । 


१६ 


( एक 


का रूप मानते हैं | यदि किसी बैल के सींग आगे की ओर माथे पर आकर कुछ-कुछ मिल-से गये 
हों, तो उसे म्हौरा कहते हैं| भौंगे के सींगों की अपेक्षा म्हौरे के सींग कुछ अधिक खुड़े हुए होते 
हैं। मुकटा' और 'मोरा' अच्छे बैल होते हैं-- 
“सिर पै मुकटे, माथनु म्होरे। इन्हें देखि, मति भूल्यों रहि रे ॥”?१ 
“पहौरे बद्ध कमेरुआ, राखें सदा उमंग । 
पात जु खड़के पेड़ कौ, उड़े पवन के संग ॥”!*९ 

(८) जिस बैल के सींग पीछे को जाकर फिर कुछ नीचे को ख़म (टेढ़) खा गये हों, वह 
मुराया या मौरिया कहाता है। यदि मुराये के सींगों की मोड़ कुछ-कुछ कुन्नी भेस के सींगों की 
भाँति हो गई हो, तो उस बैल को इंडु रा कहते है, क्योंकि उसके सींगों की बनावट इड्ु री (वै०्सं० 
इण्ड्र > मूँज की रस्सी से बनी हुई इृत्ताकार वस्तु जिसे कहारी सिर पर रखकर फिर ऊपर से घडा रख 
लेती है) की माँति होती है । 

(६) जिसके सींग कानों के ऊपर उगकर सीधे दाँये-बाँयें धरती के समानान्तर चले गये हों 
और क्रमशः आगे की ओर पतले भी होते गये हों, उस बैल को फडडा कहते हैं | यदि फडडे के 
ढंग के सींग कछ पिछमने (कछ पीछे के रुख पर) हों, तो वे सींग छेपरे या छेपड़े कहाते हैं । 
उस बैल को छिपरां कहते हैं । 

(१०) जिस बैल के सींग कानों से नीचें की ओर लटके हुए रहते हैं, उसे मैना कहते हैं । 
यदि मैने के-से सींग बीच में कुछे खम खा जायेँ और उनकी नोंके बेल के गालों में गड़ जाये, तो 
वह बैल शुलिया कहाता है। मैना बढ़िया बेल होता है-- 

“मैना बेल बड़ो बलवान | करे छिनक सें ठाड़े कान ॥” 

(११) जिस बैल का एक सींग नोकदार तीर की तरह आगे को और एक ऊपर आसमान की 
ओर रुखवाला होता है, उसे ढलतरवारो कहते हैं | 

(१२) जिस बैल के सींग मेंदों के सींगों की भाँति मुड़े हुए होते हैं, उसे मेंढ्ञासिगी (सं० 
मे ४ंगी) कहते हैं । 

(१३) जिस बल का एक सींग किसी कारण टूट जाय या गिर जाय, तो उसे “डे ड़ा' कहते 
हैं| यदि जन्म से ही एक सींग न उगा हो, तो वह बेल जनम डूड़ा कहाता है। जनम 
गींग को देखकर माघ द्वारा वर्णित यमराज के भेसे की याद आ जाती है, जिसे रावण ने इकसिंगा 
बना दिया है ।* जनम डे डा सूरत में भी अच्छा नहीं लगता और असगुनियाँ भी होता है| वास्तव ' 
में बेल की शोभा तो सींगों से ही है-- 





१ जिन बैलों के सिर पर सीगों से सुकुट बन गया हो और माथे पर सींग झुड़े हुए हों तो 
उन्हें देखकर भूल में मत रह, तुरन्त खरीद ले। 

२ उहोरे बेल कमेरे (काम करनेवाले) होते हैं और सदा उमंग से भरे रहते हैं । यदि पेड़ के 
पत्ते की खड़कन सुन ले तो वे हवा के साथ उड़ते हैं। 

३ पैना बलवान बे है। वह क्षण भर में कान खड़े कर लेता है। बेल के खड़े हुए कान 
उसकी स्फूर्ति का चिह्न हैं । 

४ “प्रेतभतुंमहिषो5मुना धनुविधातुसुत्वात विषाणमणइल: । 

हते5पि सारे महतस्त्रपाभराहुवाह दुःखेन माशानतं शिरः ॥” 


“-माघ : शिश्ुपालूबध, सगे० १, छुन्द्‌ ५७ | 


( १२१ ) 


“बेल सिंगारी | मद मछारी ॥?१ 


(१४) जिस बेल के सींग माथे ओर आगे मूह पर पूरी तरह चिपटे हुए हों; केवल नोंक ही 
हीं, बल्कि पूरे सींग पूरी तरह चिपटे हुए हों, तो उसे ऑओंधर कपारी या ऑध्य खोपड़ा कहते 

हैं। उसका कपार' (सं० कर्पर > कपर >कपार ८ खोपड़ी) औंबा होता है | 

(१५४) जिस बल के सींग ऊपर सिरों पर चिरे हुए होते हैं, वह चिरय और जिसके सींगों 
पर कुछ-कुछ वाल-से हों, वह गरैला कहाता है। यदि किसी बेल के सींगों में गड़ढे हों तो उसे 
दिवदा कहते हैं; क्योंकि उसके सींगों में दीव> (सं० दीपस्थ>दीवट्ट > दीवट ८ दीवाल में बनी 
हुईं एक जगह जहाँ दीपक रक्‍्खा जाता है) सी बनी हुईं दिखाई देती हैं। जिस बेल के सींगों 
सिरे बिल्कुल सफेद हों, उसे कोढ़िया कहते हैं और वह सफेदी कोढ़ (सं० कुष्ठ) कहाती है। 
इंठे हुए. सींगवाला बेल मेंडुआ कहाता है | 

$२७४३-पेछ, टाँग और खुर के आधार पर बैलों के नाम--(१) जिस बेल की 
पूंछ धरती को छूती हो, उसे घरतीमार कहते हैं और यदि पूँछ इतनी छोटी हो कि पीछे की टाँगों 
के घुटनों के पास तक ही आये, तो वह पुछटेंगा या टँगपुछा कहाता है। कटी पूँछ का अथवा बिना 
बालों की छोटी पँछवाला लट्टूरा (खैर में) और कटी पँछ का बंडा (देश० बड॒ढठणसाल-दे० ना० 

मा० ७|४६ -- जिसकी पँछ कटी हुई हो) कहाता है। जिस बेल की पँछ में काली और सफेद गड़े- 
लियाँ-सी हों, वह गड़ेरियायो या मुसरिहा (खुजे में) कहाता है | यदि पँ छ का झब्बा ऊपर सफेद 
ओर नीचे काला हो तो उसे गंगाजमुनी कहते हैं | यदि कब्बा बिलकुल सफेद हो, तो उसे चौरा 
कहते हैं| यदि पूँछ के बाल जगह-जगह विन्दियों के रूप में काले और सफेद हों, तो वह बेल 
'तिलचामरा” कहाता है | मुसरिहा बेल असगुनियाँ होता है--- 
“बल मुसरिहा जो कोई लेइ | राज भज्ग पल में करि देइ | 
त्िया बाल सब कछु छुटि जाइ | घर-घर भीख माँगि के खाइ ॥” 3 
“छुद्र सदर सों कहै, चलौ मुसर घर जाये । 
घर के धाई में रहें, पहलें परौसिन खायेँ ॥??४ 

(२) यदि किसी बेल की पूँछ के दोनों ओर पुद्धों के ऊपर अलग-अलग दो मौंरियाँ हों, तो 
उसे भोरिआ या भोरिहा कहते हैं | किसी-किसी बल की पूछ के नीचे लंगोटा (सं० लिज्लपट्टक> 
लिज्ञवइ्श्र >लिड्गउट्त्र >लंगोटा > लेंगोटा - गुदा-स्थान से लेकर अण्डकोशों तक बनी हुई एक 
काली धारी) होता है| लँगोटेवाला बेल लंगोटिआ कहाता है | यह बेल अच्छा माना जाता है-- 


“कारौ लूँगोटा, बेंगन-खुरी। कन्थ ! खरीदौं, खुसी-खुसी ॥“ 
९२४४--जिस बेल की टाँगें और छाती घोड़े की सी होती है, उसे असीना (सं० अश्व + 





१ बैल सींगोंवाला थौर मर्द मूँदॉंवाला ही शोभा पाता है । 

२ सृं० कपाल>कपार । यह विकास-क्रम भी संभव है । 

3 जो मुसरिदह्य बेल लेगा, उसका पल मात्र में राज्य भंग हो जायगा। उसके खो-बच्चे 
सब कुछ उससे छुट जायेंगे और वह घर-घर भीख माँगता फिरेंगा। 

४ छः दाँतवाला बेल सतदुन्ते से कहने छगा कि--चलों, हम तुम मुसरिहे के यहाँ चलते 
हैं। तब तीनों पहले पड़ोसियों को मारेंगे फिर घर के आदंभियों को । 

५ जिस बेल का लंगोटा काछा हो और खुरों का रद् बेज्ञन का-सा हो, हे कान्‍त ! तुम उसे 
खुशी से खरीद छो । द 


( १२२ ) 


फ़ा० सीना) कहते हैं। यह काम में बज्ज़ा (खराब) होता है, क्योंकि चलने में ठोकर खा 
जाता है। 

जिसकी देह भारी और टठाँगें छोटी हों, उसे सुअर गोड़ा सं०शूकर + हिं० गोड़) क 
हैं| लम्बी टाँगोंवाला बेल लमटँंगा कहाता है| सुअर गोड़े के सम्बन्ध में प्रसिड, है-- 


“नहैंनी पसमी पतरपँछिया, सूझर गोड़ा पावै । 


0२५४५४--जो बेल चलने के समय धरती पर खुर प्रिसता चले, वह खरधिसा, जिसके खुरों 
की अगाई (अग्रमाग) खुरपे की शक्ल की-सी हो, वह खुश्पोलिया; जिसके खुर गधे-के खुर की 
ति हों, वह खरखरा; जिसके खुरों के बीच में काफी जगह हो, उसे खुरफाद और जिसकी टाँग 
के एक खुर के दोनों भागों में से एक भाग कटा हुआ हो, उसे खरकटा कहते हैं। जिस बेल के 
खुर चलते समय मुंह खोलकर अधिक फैल जाते हैं, वह खुरचला कहाता है। खुरचले के खुर 
धरती पर पाँव रखते ही चोड़ जाते हैं और उठाते ही खुरों के दोनों भाग आपस में मिल जाते हैं । 
ऐसे बैल पोच (फा० फ़्च 5 कमज़ोर) और बज्जे (खरात) माने गये है-- 
“दाँत गिरे और खुर घिसे, पींठ बोझ नहीं लेइ । 
ऐसे बज्जे बेल कूँ, कौन बाँघि मुस देइ ॥”९ 
मुण्ये अर्थात्‌ मोचिये के पास जिसकी टाँगे घूम जाती हों, वह बेल मोचैल; और चलने में 
जिसके खुर से खुर लग जाते हों, वह नेबरा कहाता है | 


(२४७६--रूप ओर रंग के आधार पर बैलों के नाम--बेल की पीठ पर जो लम्बी 
हड्डी होती है, उसे रीढ़ा या बाँस कहते हैं | जिस बेल का बाँस ऊपर को उमरा हुआ होता है, उसे 
बॉसिया कहते हैं। बाँस का ऊपर निकल आना बोदगाई (दुर्बलता) की निशानी है। मांसदार 
पीठ, जिसमें बाँस नीचे दबा रहता है ओर पींठ के बीच में लम्बी हालत में गहराई रहती है, बरारी 
कहाती है | बरारीवाला बेल बरारिया कहाता है। प्रायः प्रत्येक किसान बाँसिया को छोड़कर पेंठ 
में बरारिया को गहककर (उल्लास और प्यार के साथ आगे बढ़कर) पकड़ता है ओर पींठ 
थपथपाता है | सूरदास की राधा की पीठ जो बरारिया बेल की-सी (केले के सीधे पत्ते की भाँति) थी, 
वह वियोग में बाँसिया बेल की-सी (केले के उल्टे पत्ते के समान) हो गई थी । 3 

यदि पीठ का रीढ़ा (बाँस) गुम्मटदार बनकर एक जगह ऊपर को उठ गया हो, तो उस 
बैल को कुबड़ा (देश० कुब्बड > कुबडा) कहते हैं । 

सामान्यतः प्रत्येक बेल के जितनी पसरियाँ (सं० पशंका) होती है, उनमें से यदि किसी बेल 


में एक-दो कम हों तो उसे अनासू या नहसआ कहते हैं | अनासू (सं० ऊनपाशंक) सीरा-धीरा 
(सुस्त) होता है ओर असना (सं० असहनीय) भी माना जाता है । 


) बारीक बालोंवाला और पतली पँछ का सूअर-गोड़ा बेल अच्छा होता है। यदि सूअर- 
गोड़ा बल दीख पड़े तो खरीदनेवालें को चाहिए कि वह म्ंकट न करे, बल्कि मुंह माँगे दाम देकर 
उसे तुरन्त खरीद हे । 

* जिस बेल के दाँत गिर गये हों, खुर ,विस गये हों और जो पीठ पर बोका न ढो सकता 
हो; ऐसे हुबंछ बेल को कोन खँँटे से बाँधेगा और भुस देंगा अर्थात्‌ कोई नहीं | 

१ “कदलीदल-सी पीछि मनोहर, मानौ उल्यदि ठई ।” 

»परसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०।३४०४ 


( १२३ ) 


8२४७४--जिस इल दी पींट का रंग हिरन की पींठ का-सा होता है, वह कुरंगिया कहाता 
है। लाल ओर पीले रंग के बैल को गोरा कहते हैं--- 
“नामी रंग कुरज्ष रक्न, गोरो गमरा जान |?” 
सफेद पसमी (बाल) और नीली खाल का बैल घौरा और सफेद खाल तथा नीली पसमी 
का लीला कहाता है। पीले रंगवाले बैल को पीरोंदा या महुअर (महुए के से रंग का) कहते हैं | 
लीले और धोरे बैल वढ़िया; लेकिन महुअर बैल बहुत घटिया होता है-- 
“हों को मोट रज्ञ में महुअर | ताके लें का कहति बहुअर ।॥ 
चले तो आधे दाम उठाने । नहीं तो मड़ड भये सब जाने ॥”?*९ 
यदि देह पर लाल, काले तथा सफेद रंग के छोटे-छोटे धब्बे और बेँदें हों तो उस बैल को 
छुर्या या छिरकेला कहते हैं | 
काले और सफेद रंग की धारियाँ या धब्वे जिस बैल पर हों, उसे कबरा या चितकबरा 
कहते हैं। जिस बेल का मुंह सफेद हो और शेप शरीर काला हो, तो उसे मँहोबा कहते हैं | 
पाये पर बड़ी और गोल सफेदी हो, तो उसे चँदुला कहते हैं | यदि खाल सफेद और पसमी पीली हो 
तो उसे सनैरिया घोरा कहते हैं | कत्थई रज्ञ का बेल लाखा या खैरा कहाता है। जिसकी देह 
सफेद फूल-से हों, उसे फुलुआ कहते हैं। फुलुआ अच्छा नहीं माना जाता-- 
“जहाँ परे फुलुआ की लार। लेउ खरेरी फारो सार ||?! ६ 
यदि किसी बेल का सारा शरीर बिलकुल सफेद हो, पसमी भी सफेद हो और आँखों की 
पुतलियाँ और बिनूनियाँ (बरौनियाँ) भी सफेद हों, तो उसे “भुर्रा” कहते हैं । यह बज्जा होता है-- 
“बेल बिसाहन जइयौ कन्त | भुर्र के न देखियो दन्त |” ४ 
९२५४८--स्वभाव के आधार पर वेलों के नाम--हल, गाड़ी आदि में गिरकर लेट 
जानेवाला बेल गिर्या और अड जानेवाला कामचोर गरिआ (सं० गलि) कहाता है| गरिआ को 
खरीद कर किसान तो अपना करम ठोकता है; लेकिन गरिआ सार में पड़ा-पड़ा चेन की बंसी बजाता 
है। काव्य-प्रकाश-कार ने “गरिआ' की सुख-नींद को अच्छी तरह पहँचान लिया था।"* 
गिर्स के सम्बन्ध में किसान का कथन है--- 
“सैल जुआ की छुब॒त ही, गिर्रा धरनि गिराय | 
साँट आर की चुभनि पै, टाँग देइ फेलाय |[??६ 
१ हिरन के रंग का बेल नामवर और बेल गँवार (खराब) होता है | 
ए के फूछ की भाँति पीछा, और मुंह का मोटा बेल हो तो उसके लिए हे स्री |! तू क्या 
कहती है ? यदि चल जाय तो आधे दाम उठ आये; नहीं तो सब पैसा भड़ु (व्यथ) हुआ समझो । 


3 सार में जहाँ फुडुए की छार (मुंह का थूक) गिरे, वहाँ से उसे तुरन्त खरैरा (काड़ ) 
लेकर झाड देना चाहिए 
४ यदि बैर खरोदने के लिए जाओ तो हे पति ! मर के तो दाँत मी मत देखना । 
५ “गुणानामेव दोरात्यात्‌ घुरि धुयों नियुज्यते । 
असंजातकिणस्कन्धः सुख स्वपिति गोगलिः ॥” 
--मम्मठ : काव्यग्रकाश, उब्छास १०। इलोक ४८० । 
९ जूए की सेल (एक छोटी सी लकड़ी जो जुए के सिरे पर छेद में पड़ी रहती है) को छूते 
मे जि पृथ्वी पर गिर पड़ता है। उठाने के लिए यदि सॉंटा (चमड़े का तस्मा जो पैने में बंधा 
रिि 


| 
रहता है) और आर (पैने के सिरे पर ठुकी हुईं नोंकदार पतली कील या चोभा) के चुभाने से वह 
अपनी टाँगे और फैला देता है 


मे 


( १२४ ) 


स्वभाव का चंचल और तेज वेल तत्तो, बिर्य, चमकनो और करुओ नाम से पुकारा 
जाता है। 

जो वैल खूब खाता है लेकिन काम नहीं करता, वह मच्चर कहाता है। यह गरिआ का 
ही भाई-वन्द है | मच्चर जैसा एक बेल 'खद्दर' होता है, जो खाता अधिक है, लेकिन ताकत कम 
रखता है | हे क्‍ 

पास में आदमी को देखकर लात फेंकनेवाला बेल लतखना, सींग मारनेवाला मरखना, 
और सिर को आगे करके धक्का देनेवाला औरा कहाता है | सिर से धक्का देकर बेल जब किसी को 
मारता है, तब 'ओऔरना' क्रिया प्रयुक्त होती है । 

मरखना बेल हत्या-खोरी (लड़ाई-कगडा) की जड़ है-- 

“बद्धू मरखनौ चमकनि जोय । ता घर उरहव नित उठि होय ॥?' 

जो बेल धाम (सं० घर्म > घम्म >घाम) में होक जाता है (जोर से साँस का चलना 
“'हैकना! कहाता है) वह तैपल कहाता है | जो बेल अपनी जीम बाहर निकालकर उसे साँप की 
भाँति प्रायः हिलाता रहता है, वह सॉपिया कहाता है और उसकी जीम पर सॉपिन मानी जाती है 
ऊपर-नीचे जीम हिलाना 'लफलफाना? या 'लपलपाना' कहावा है | 

जो बेल खेंटे पर बँधा हुआ हिलता ही रहता है, वह हह्लना कहाता है। हल्लना जिसके 
यहाँ होता है, उसकी अनैठ (सं० अनिष्ट) करता है। एक रोग 'सिन्‍्न! होता है, जिसमें बेल का 
पाँव नहीं उठता बल्कि वह उसे जुमीन पर ही कढ़ेरता (> खचेड़ता) है। सिन्‍न रोग वाले बल को 
सिन्नेला कहते हैं । 

बेल कैसा ही क्‍यों न हो, भेंसे से वह हर हालत में अच्छा ह्वी माना गया है। लोकोक्ति है-- 

नौ को | भेंसा सौ को ॥?* 

छुठ (सं० पष्ठी)) आठ (सं० अष्टमी) और चौदस (सं० चतुर्दशी) को बेल खरीदकर 

घर लाना अशुभ माना गया है-- 
“छुठि आठें चौद्सि चौपायों | बदिके नेंठि करे घर आयो ||” 3 

6२७४६--बैलों के रोगों के नाम--मनुष्य के गले में एक कौड़ी' (सं० कपर्दिका) के समान 
छोटी-सी हड्डी उठी रहती है, उसे टेंठुआ कहते हैं | ठीक इसी तरह बेल, गाय और मैंस आदि पशुशओरों 
के गले में एक हड्डी होती है | उसे केसिया कहते हैं| जब केसिया नाम की हडडी पर सूजन 
ञआ्रा जाती है तो उस रोग को हिलुआ' कहते हैं । 

जब बैल के खुरों के बीच में धाव हो जाते हैं, तब वह रोग पका कहाता है । पका में आया 
हुआ बेल जब चल नहीं सकता, तब वह अपाहज (सं०्श्रराथेय) कहाता है। अपाहज को कजेल या 
कजाहल भी कहते हैं | यदि बैल की टाँगों के जोड़ों में से खूत निकलने लगे, तो उसे “मजे फूटना' 
कहते हैं। बैल की एक टाँग सूज जाय और जमीन पर न रखी जा सके, तो उस रोग को इकटंगा कहते 


१ जिस घर में मरखना बेल है और चटक-मटक की स्त्री है, उसमें सदा उलाहने ही आते 
रहते हैं । 
* बेल नो रुपये का भी अच्छा; ढोकिन सौ रुपयों में खरीदा हुआ बढ़िया भेंसा खेती के 
लिए अच्छा नहीं । 
न्‍ ३ यदि घर में चौपाया षष्ठी, अप्टसी और चतुदंशी को आचे, तो अवश्य ही अनिष्द 
करता है । 


( १२४ 


हैँ | ऐसा ही रोग चारों ढाँगों में हो जाय तो चोरंगा कहाता है। जब बैल की देह म॑ पानी हो 
जाता है और दर्द से वह रँभाने लगता है, तब उसे बेदनी रोग कहते हैं। गले में एक लम्बा फोड़ा- 
सा उठ आता है, जिसे बिलैना कहते हैं। मेंडुकी रोग में गुदा भाग पर एक गटठ्टमरी-सी उठ 
आ्राती है । नरुका या दैना रोग सें बेल की टाँग की कोई नस उतर जाती है। चिरइयाविस रोग 
में बैल के शरीर पर चकते पड़ जाते हैं किसानों का कहना है कि चिरइयाविस बैल के शरीर पर 
एक विशेष प्रकार की चिड़िया के बैठ जाने से होता है | जब किसी पौहे का पेट फूलकर बम्ब-सा 
हो जाता है, तब उसे अफरा' कहते हैं | संभवतः 'छुपका” रोग सें बेल की देह पर चकते पद 
जाते है । बचा रोग में बैल का गोबर और पेशाब बंद हो जाता है | 


व शरीर सें गाँठें हो जाये तो वह रोग गुस्मरि, पूरा शरीर सूज जाय तो छुजैका, गला 
रुँध जानेवाला रोग बिलइया कहाता है। जिस रोग में बेल के मेँह से घर-घर की आवाज निकले, 
तो वह घर आ, देह अकड जाय तो अकड़ा, ओर नाक के नथुओ्रों से पानी-सा कदने लगे तो 

कम्हेडी रोग कहाता है। मकोइ रोग से बेल का एक सींग खोखला होकर गिर जाता है; तत्र 
बह डंडा कहलाने लगता है। अमेंडी रोग में जब बेल की कनपटी और कानों की जड़ें सूज जाती 
हैं, उतका चारा खाना छूट जाता है और उससे पानी भी नहीं पिया ज्ञाता, तब उस रोग को 
आरज!? (फा० आजार) कहते है| किसान बल के न चल्लने पर दो वाक्पों का प्रयोग बहुधा किया 
करता है--(१) अरे तोमें आजार दे दूँ ।? (२) अरे तोइ आरजा सताजे ।! 

आरजा रोग में बेल को ठीक करने के लिए. एक विशेष प्रकार का काढ़ा या मसाला 
गआठ दिन तक दिया जाता है, उस मसाले को अठरोजा “(सं० अष्ट + फ्रा० रोजु आठ दिन) 
कहते हैं| आरजा में बेल ऐसा ही नफसेल (अ० नफ़्स ८ दम | साँस-स्टाइन ०) हो जाता है, जैसा 
के दायेँ में। उक्कठा का मारा जैसे पेड नहीं पनपता; वैसे ही आरजा उ्वा मारा बेल नहीं सँसलता | 
लोकोक्ति है-- 

“४उकठा रुखनु-रेड़ा। और अरजा पौहेनु-पेला ॥” 

अधिक बोभा ढोने से बेलों की गर्दन पर सूजन आ जाती है। उस सूजन को किंधिया- 
जाना? कहते हैं; वह एक रोग ही है | यदि कन्वे पर कौद्‌ (घाव) हो जाव तो वह “कंध-कोद 
कहाता है | कभी-कमी बेल के मुतान में से बीर्य ऋड़ने लगता है; इससे बेल बहुत बोदा (कमजोर) 
हो जाता है। इस रोग को झरीला या भरैेला कहते हैं| एक रोग जहरबाद कहाता है, जिसमें 
बेल की गर्दन सूज जाती है और इधर-उधर मुड़ती नहीं है । 

गंका! नाम का एक रोग होता है, जिसमें बेल का पेट फूलकर ढोल-सा हो जाता है । 
कभी-कभी कब्ज़ी से बेल बहत पतला गोबर करने लगता है ओर वह भी जल्दी-जल्दी; इस रोग को 
ढाँड! कहते हैं | यदि गोबर में आँव आवबे और पेट में दर्द हो, तो उस रोग को मरोरा या ऑँब 
कहते हैं। जब बेल के पेट में सूब्रा दर्द होता है, तो उतते सूल या सूला कहते हैं | सल (शूल) को दूर 
करने के लिए. कित्वान सेमल के पत्तों का बफारा (>हरे पत्तों की भार) देते हैं | जिस रोग में बल 
की जीम पर और गले में काँटे-से हो जाते हैं, उसे रोहार कहते हैं । 


070 ल्‍ ५ ५५. गीर र ४ 5 है 
१ उकठा नाम का रोग पेड़ की रेड़ (नाश) कर देता है और आरजा रोग॑ पशुओं को दुब॒छ 
बना देता है। 


( १२६ ) 


अध्याय २ 
दूध देनेवाले पशु 
(१) गाय 


२४०--गाय ओर उसके अंग--किसान के घर, घेर (वह स्थान जहाँ किसान के 
पशु बँधते हैं, घेर या नोहरा कहाता है) और हार (जंगल के खेत) में गाय की ही माया है | 
इसीलिए गइया मइया है | इसके दूध से किसान पलता है और इसी के बछुड़े किसान को पैसा देते 
हैं | इसी से वे बछुड़े बौहरे कहाते हैं-- 





हु जे ०३ कक 

के ह / ; 22 हा 6 

४ | (०० 

हू | 2 | यरका $ हे आ कक 
हः टी ; 

(४ 4 





थ "५-3 २९० [। 
१३ ) ! ह्टेन हर ' # हि न लजरी 
| /२ हा 7८ । | “० 
| _>>फोरिया यगा आटा 
मियां... | शी || 
गन 77 के ५: हि 0 मे ५ ५:५३) >> उदर 
मा ध्् 


| रेखा-चित्र ३५४ ] 
“ गइया मइया । भेस चमरिया, बरु बौहरो, बिजरा राजा ॥7 

जिस प्रकार उक्त लोकोक्ति में गाय को माता के समान कहा गया है, उसी प्रकार वेद में 
अधन्या! | गाय के अर्थ में अथर्ववेद (एवा ते अधृन्ये मनोडघिवत्से निहन्यताम--अथर्व ० ६॥७०।१) 
ओर निष्रण्ठु (२१११) में आया हुआ “अधघून्या” शब्द सिद्ध करता है कि वैदिक काल में गो अबध्य 
एवं पूज्य मानी जाती थी । 

गाय घेरने ओर चरानेवाले व्यक्ति को ब्वारिया और दूध दुहनेवाले को घार-कढ़्इया 
कहते हैं । दूव दुहने के ञ्र्थ में कोल जनपद में प्रचलित धातुएँ गाय मिलना ( | गाय का दूध 
दुह लेना), धार काढ़ना ओर 'धार निकालना! हैं। दूध थनों से जिस रूप में निकलता है, उस 
रूप को धार कहते हैं | इस 'घार शब्द के मूल में शतपथ का वह वाक्य ही मालूम पड़ता है, 
जिपमें ऋषि ने गाय को सहख धाराओंवाला झरना बताया है ।* 

गाय (अप० गावी? : गाई > गाइ - गाय) की पूछ की जड (पुच्छ-पूल) के दोनों ओर 

) गाय माता है। मैंस चमारी है। बेश बोहरा है और बिजार (साँड) राजा है। 

* “साहलो वा एवं शतधार उत्सों यद्‌ गौः“- (शत० ७।५।२।३४) | 

3 हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में गावी' शब्द गाय के अर्थ में हो लिखा है। (संया० 
डा० आर० पिशल, हेमचन्द्रकृत प्राकृत व्याकरण, सन्‌ १८७७ का संस्करण, पाद्‌ २। सूत्र १७४) । 
पतंजलि ने भी ब्या० महा० में गावी' शब्द अपश्रेश शिखा है | 

“गौरित्यस्थ गावी गोणी गोतागोपोत्लिकेस्येवमादयोअ्पन्नशा: ॥? 

““प्तजलि : पाणिनीय व्याकरण महाभाष्य, निशुयसागर, सन्‌ १९०८, अ० १। पा० $। 
आाहिक १, ए० २७ । 


( १२७ ) 

का भाग पुठी या घुटठे कहाता है। जब गाय ब्यानहार (दो-एक दिन में ब्यानेवाली) होती है, 
तब उसके पुट्ठों में गडढ़े पड जाते हैं ओर कृूल्हे की हडियाँ ऊपर उभरी हुई दिखाई पडने लगती हैं । 
इस रूप को पुठठे-दूटना या पुठे तोड़ लेना कहते हैं। ब्याने से दो-तीन दिन पहले गाय पुठे 
तोड लाती है। पँछ के नीचे गाय के मूत्र-स्थान को जोनि (सं० योनि) ऋहते हैं। जौनि के ठीक 
बीच में गहरी-पतली रेखा सॉकरी कहाती है। व्यानहार गाय की साँकरी कुछ चौोंड जाती है और 
उसमें से सफेद तरल पदार्थ (सूत्र के सफेद धागे के समान और कुछ-कुछ लिव्रलित्रा तार-सा) निकलने 
लगता है; जिसे तोण या तोड़ा कहते हैं | 

पिछली दोनों ठाँगों के बीच में तथा पेट के नीचे दध की एक मँलीली (मांसल) थेली होती 
है, जिसमें चार थन (सं० स्तन) लठके रहते हैं, उस थैली को ऐन या ऐनरी कहते हैं। ऋग्वेद में 

लिए. “ऊघस” शब्द आया है | 

यास्क (निरुक्त, नैगम काण्ड, ६१६) ने मी ऊघ को ऊपर को उठा हुआ। कहा है [* 

ब्याने के समय पर ऐनरी और अधिक उठी हुईं तथा भारी हो जाती है। इसके लिए कहा 
जाता है कि “गाय ऐनरी कर लाई है, अब सॉम-सबेरे में ब्यः पड़ेगी |? ऐजरी कर लाई 
हुई गाय ब्याँतर या ब्यानहार कहाती है | ऐसी गाय के लिए वैदिक संस्कृत साहित्य में प्रवय्या? 
शब्द आया है । पाणिनि के काल में आजकल में ब्यानहार' के लिए एक पारिभापिक शब्द 
अद्यश्वीना! (अष्टा ० ५।२।१३) प्रचलित था | 

बड़ा ओर भारी ऐन 'थलथल ऐन' कहाता है। थलथल ऐनियाई (बड़े-बड़े ऐलनोंवाली) 
गायें दूध अधिक देती हैं| ऐनियाई गायों के लिए वेद में 'घटोश्नी” और 'शतोद्ना” शब्द आये 
हैं| घटोश्नी गाय की ऐनरी घड़े के समान होती थी और शतोदना के दृध में सौ मनुष्यों के लिए 
खीर बन जाती थी। 

गाय की धार खबेरे (सं० सबेला) और साँफ (सं० सन्ध्या) कढ़ती है। प्रातः की धार 
घोताई धार और सन्ध्या समय की संजाधार कहाती हैं | किसी-किसी गाय को मध्याह में दूध देने 
की टेव पड़ जाती है | उस समय के दुहने को चोपरघार कहते हैं (सं० दविपहर >घौंपर) । 

घोताईधार और संजाधार के लिए वैदिक संस्कृत में प्रातदोंह और खायंदो ह (तै० 
सं० ७।५।३। १) शब्द आये हैं । क्‍ 

यदि गाय के दो थन आपस में इस तरह जुड़े हुए. हों कि दोनों थनों के दूध की नसें और 
खाल एक हो गई हों, तो वे प्क्द्या थन कहाते हैँ ऋरर उस गाय को पप्दयाथनी कहते हैँ । तीन 
थन की गाय तिथनी कहाती है। यदि चारों थन एक जगह गुदट-सा मारकर उगें, तो उन 
कुल्हियाये थन कहते हैं और वह गाय कुल्हियाई कहाती है। कुल्हियाये थन ज्ुरंठा थन भी 
कहाते हैं | कभी-कभी थनों में एक रोग हो जाता है, जिससे वे सूज जाते हैं । इस रोग को थनैला 
कहते हैं । जब कोई थन सूख जाता है ओर उसमें से धार नहीं निकलती तो उस थन को चक- 
चेंदरिआ कहते हैं। किसानों का कहना है कि उस थन पर चकचद्र (छुछेंदर) फिर जाती है । 
इसीलिए, वह थन चक्चूदरित्रा कहाता है । 


१ “यों अस्मै प्रंस उत वा य ऊचनि सोम सुनोति भवति थ्रुर्मा अह ।? ---ऋक ० ७।३४।३ 
२ “गोरूघ उद्धततरं भवति, उपोब्रद्धमिति वा--?? यास्‍्क : निरुक्त, नै० काँ०, ६।१९ 
अर्थात्‌ गाय का ऊध समीपवर्ती स्थान को अपेक्षा अधिक उठा हुआ होता है । 
३ ८“अद्यशवीनावष्टब्ये? 
“-पाणिनि : अष्टा० ५२१३ 
५ 


( श्श्य ) 
पोहार या हेर (पशुओ्रों का समूह जो जंगल में चरने जाता है) में से साँफ को घेर या 
नौहरे (हि० नोई +सं० ग्रह) की ओर पँँछ उठाकर जंगल से वापिस आती हुई गाय बछुरे को देख- 
कर मूह से जो एक प्रकार की आवाज करती है, उसे हक, हुकार या रभार कहते हैं | रँभाती हुई 
गायों के लिए महाभारत में रेभमाणा: गाव: शब्दावली आयी है।' सूरदास ने “हूं कना? क्रिया 
का प्रयोग किया है ।* बछुड़े के वियोग में गाय जब बहुत जोर से अधिक देर तक रेभाती है, तब उसे 
डकराना कहते हैं । 


गाय को बुद्ध के दिन मोल लेना शुभ है और सनीचर (सं० शनैश्चर) के दिन खरीदना 
अशुभ है-- 
“मंगल महसी फरहरे, बुद्ध फरहरैे गाय ।”* 
“गाय सनीचर भैंस बुध, घोड़ा मंगलवार | 
जो कोई धनी बिसाइहै, फेर न आवे द्वार |”! ४ 


ब्याते समय गाय की जोनि (सं० योनि) में से पहले एक पानी भरी थैली निकलती है, जिसे 
मुतलडी कहते हैं । फिर रक्त मांस से बनी जाल्ली के अन्दर बच्चा आता है। उस जाली को भेरी 
कहते हैं | फिर ज़ेर निकलता है । 
6$२४१--आखयु, ब्याँत और दूध के विचार से गायों के नाम--गाय के गर्भ से 
पैदा हुआ मादा बच्चा जेंगरी कहाता है। चुखेटी या जेगरी दूध ही पीकर रहती है । जेंगरी से 
बड़ी बछिया होती है। जब बछिया जवान हो जाती है, तो उसे कल्लोर (सं० काल्या) और उससे 
कुछ बड़ी को ओसर या ओसरिया (सं० उपसर्या >ओओसरिया) कहते हैं। यास्क्र (निधरण्ठु कोश, 
२।११) ने गाय के अर्थ में दो पर्यायवाची शब्द डउख्र” ('ऋक० १(६२।४)" ओर “उस्तिया' का 
उल्लेख किया है। पाणिनि ने अपने सूत्र (उपसर्या काल्या प्रजने--अष्टा० ३|१।१०४) में यह स्पष्ट 
किया है कि प्राचीन काल में आयु के दृष्टिकोण से गाय के लिए “उपसर्या' और 'काल्य--ये 
दो नाम प्रचलित थे । जिस गाय का गर्भधारण करने का समय आ गया हो, वह काल्‍या और जो 
गर्माधान के लिए बिजार के पास जाने योग्य हो, यह उपसर्या कहाती थी | गर्भवती ओसरिया को 
धनार ओसर' या 'धनार पठिया? कहते हैं। इसके लिए, संस्कृत में पुराना शब्द 'प्रष्ठोही' 
(अमर० २६७०) था । 
गाय जब बिजार से गर्भ धारण कराने की इच्छा करती है, तब उसके लिए “'डठना? धाठ का 
प्रयोग होता है । बिजार (साँड) से मिलकर जब गर्म धारण करा लेती है, तब छसके लिए हरी 


१ “उच्च पुच्छान्‌ विधुन्चाना रेभभाणा: समन्ततः । 
गाव: प्रतिन्‍्यवतन्त दिदमास्थाय दक्षिणाम ॥” 
“-महाभारत, विराट पव गोहरण पव, सातव॒लेकर संस्क०, अ० ७५३, इलो ० २५ 

२ “ज्ञद समूह बरषतिं दोउ अखियाँ हूं कति लीन्हें नाउँ। 

--सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा १०।४०७० 

3 मंगढ को मैंस और बुद्ध को गाय खरीदी जाय तो फशती-फूलती हैं । 

४ यदि कोई घनी (पुरुष जो पशञ्चु मोह णेता है, अथ।त्‌ पश्चु का स्वामी) शनिवार को 
गाय, बुद्धवार को मेंस और मंगढावार को घोड़ा खरीद॒ता है तो ऐसे पछु फिर उसके द्वार पर नहीं 
आते । 

५ “अधिपेशांसि व॑ते नृतूरिवापोण ते वक्षउस्रेवं बजहम्‌ ।” ऋण ० १॥९२।४ 


( श१श६ ) 


होना', ओहरना', धन चढ़ना', भ्यावन (गामिन) होना, साहना या बिज्ञार मानना 
धातुओं का प्रयोग होता है। बिजार (साँड) से मिलने पर यदि गाय गामिन नहीं रहती, तो उसके 
लिए. पल्टना' क्रिया प्रचलित है | यदि एक वर्ष तक गाय कभी न उठे; यदि उठे तो बिजार के मिलने 
पर गामिन न रहे, तो वह 'लान मारना! या ब्याँत मारना कहाता है | उस साल वह ठल्ल नाम 
से पुकारी जाती है । 'ठहल” धन नहीं चढ़ती । देशी नाममाला (४५) में 'ठल्ल” शब्द का अर्थ 
निधन ही है।" जो ओर ठल्ल (सदा बाँऊ) होती हैं, उनके लिए प्राचीन संस्कृत शब्द “वबशा? 
(अमर० २॥६।६६) था । 

ओसरिया हरी होने के लिए खूँटे पर बँघी-वँधी रॉहद (घूमना, हिलना तथा कूदना) मचाती 
है और रंभाती है, लेकिन कोई-कोई गाय बिलकुल चुप रहती है, उसे असल धेनु कहते हैं। 
महाभारत काल में गाय के लिए “माहेयी” और तीन वषे की गाय के लिए. “त्रिहायणी' शब्द 
प्रचलित थे | * 

कोई-कोई गाय हरी तो हो जाती है; परन्तु कुछु दिन बाद उसका गर्भ-खाब हो जाता है। 
इसके लिए 'तूना” या “तुइना' क्रिया प्रचलित है | व्‌ जानेवाली गाय को तुअनी कहते हैं | संस्कृत 
में इसके लिए. वेहत्‌ (पाणिनि : अष्दा० २१॥६५) और अवतोका (अथवं० ८॥६।६, अमर० 
२।६।६६) शब्द आये हैं । 

ओसरिया धन चढ़ जाने के बाद जब एक बार ब्या लेती है, तब वह पहलोन कहाती है । 
संस्कृत में ऐसी गाय को शष्टि (फृष्ट्यादिम्यश्च--पाखिनि : अष्टा ० ४११३६) कहते हैं । 

९५४५२--जो गाय प्रति वर्ष बच्चा दे, वह बरसोंडी और जो दो बरस में ब्यावे, वह 
ढुबरसी कहाती है। बरखोंड़ी गाय के नीचे सदा बछुडा दूध चोंखता रहता है। इसीलिए ऐसी, 
गाय को वेद (अथव ० ६।४२१) में नित्यवत्सा कहा है। अमर कोशकार ने “निचिकी” गाय को सबसे 
बढ़िया बताया है---(उत्तमा गोषु नैचिकी--अ्रमर० २।६।६७) | ऐसा प्रतीत होता है कि निचिकी' 
शब्द प्राकृत से संस्कृत में पीछे के द्वार से घुस आया है (सं० नैत्यिकी >नैचिकी) । 

पाणिनि (समां समां विजायते! अष्टा० ५४२।१२) के आधार पर कहा जा सकता है कि 
बरसौंड़ी गाय! प्राचीन काल में 'समांसमीना! कहलाती थी। पतंजलि (महामाष्य, ५॥३॥२५) ने 
कहा है कि बछिया से ही सदा ब्यानेवाली बरसौंड़ी गाय बहुत बढ़िया होती है ।* 

जिस गाय को ब्याये हुए ५-६ दिन ही हुए हों, उसे अल्ब्यानी कहते हैं| अलब्यानी का 
दूध औटाते ही फट जाता है। उस फटे दूध को कीला (खैर०, इग० और अत० में), पेबसी (हाथ० 
ओर कोल में) या खीस (खुजें में) कहते हैं | पहली बार के दूध में गाय के थनों के रास्ते में जमी 
हुईं कील (गाँठ) निकलकर आती है | अतः वह दूध कीला (सं० कीलक) कहाता है। पेवसी 
(सं० पीयूषिका) और खीस (फा० ख़ीस कील) शब्द भी उसी अर्थ के द्योतक हैं । 

कुछ गायें बिना बछुड़े के दूध नहीं देतीं। यदि बिना बछुडा चुखाये, उनकी धार कोई कादने 
लगे तो वे दूध चढ़ा जाती हैं | चढ़े हुए दूध को थनों में उतारने के लिए. धारकदइया (दुहनेवाला) 
थनों को ऊपर से नीचे को हल्के हाथ से सूतता रहता है| इस के लिए 'पंखुराना' क्रिया 





१ उल्लों निधनः--हेमचन्द्र : देशी नाममाला, पूना संस्करण ७५ 

२ “स्वंइवेतेव माहेयी बने जाता त्रिह्यायणी”--महाभारत, विराट पं, कोचक बंध, 
सातवलेकर संस्करण, अध्याय १७, इलोक ११। 

3 डा० वासुदेवशरण अग्रवाल; गौ रूपी शतधार करना! शीषक लेख, जनपद त्रेमासिक, 
अंक १, खंड २, ए० १५ । 


( (१३० ) 


प्रचलित है | कुछ गायें पँसुराने पर भी दूध नहीं उतारतीं, तब दुबारा बछुडा चुखाने पर ही उनके 
थनों में दूध आता है। ऐसी गायें चुखेटियाई, बछदुह्दी या लगैन कहाती हैं। सर ने उन्हें 
बच्छुदोहनी' लिखा है ।' 

दूध देनेवाली गाय का यदि बच्चा मर जाता है, तो वह तोड़ कहाती है। यदि लगैन का 
बच्चा मर जाय तो बड़ी हठलैर (कष्ट से परिपूर्ण आयोजन) करनी पड॒ती है| लगैन से दूध लेने के 
लिए उसके मरे हुए बछुड़े की खाल कढ़वाकर उसमें भुतत मरवा दिया जाता है। इस तरह जो 
बनावटी बंछुड़ा बनाया जाता है, उसे कटेल्ा (खैर० खुज में कटेरना भी), सूँड़ा| या खलबच्चा 
(कोल में) कहते हैं | तोड़ या लगन गाय को दुहने से पहले उसके थनों में खलब॒च्चा का मुंह छुवा 
दिया जाता है, तभी वह दूध देती है। संम्भवतः ऐसी गायों के लिए ही शतपथ ब्राह्मण (२।६।१॥६) 
में 'निवान्या! और ऐतरेय (७२) में अमभिवान्यवत्सा' शब्द आये है। 

जिस गाय को दूध देते हुए और ब्याये हुए. काफी दिन (लगभग ६ मास) बीत गये हों, उसे 
बाखरी या बकेनी (सं० बष्कयणी) कहते हैं | बष्कयणी शब्द बहुत प्राचीन है। पाणिनि ने अपने 
सूत्र (अष्टठा० २।१॥६५) में णप्टि, घेनु, वशा, वेहत्‌ शब्दों के साथ ही “बष्कयणी' शब्द का उल्लेख 
किया है ।* 

जब गाय फा गर्भ लगभग पूरे महीनों का हो जाता है, तब 'सुक आना! क्रिया का प्रयोग 
होता है कुकी हुई गाय बहुत होले-होले (घीरे-धीरे) चलती है। ब्याने से २-३ महीने पहले वह 
दूध देना बन्द कर देती है, उसे लात जाना कहते हैं। 

प्रायः गायें सॉक-सकारे (सं० संध्या-सकाल) की छाक (समय) में ही दूध दिया करती हैं, 
किन्तु जो गाय सबेरे दुह जाने के बाद दोपहर को भी दूध दे दे और फिर साँक्न को भी उतना ही दे, 
जितना कि हर साँफ़ को दिया करती है, तो उसे दुच्चैल कहते हैं। ऐसी गायों के लिए हेमचन्ध 
(देशी० ना० मा०, ५४६) ने 'डुद्धोलणी” शब्द लिखा है। 'दुधेल! सम्मवतः सं० दुग्धिल! से 
व्युपन्न है। जो नियम से दोनों समय दूध न दे उस गाय को तारकुतारी कहते हैं। 

जो गाय धूप में गर्मी बहुत मानती है, उसे घमैल या घमियारी कहते हैं | प्रायः ग्थाबन 
(गामिन) घमैेल तू पड॒ती है--- 

“हरी खेती ग्याबन गाइ | तब जानो जब मुंह तक जाइ ॥” ३ 

कोई-कोई गाय अपने जीवन में केवल एक बार ही गर्म धारण करती और ब्याती है। वह 
फिर कभी उठती भी नहीं ; उस गाय को तपोचनी कहते हैं । 

जब गाय के थनों में से मामूली दाब से ही काफी दूध निकल आता है, तब वह नरमधार 
कहाती है । 

बहुत पतली-दुबली गाय को 'ठाँठर' कहते हैं | ठाँठर की देह में हड्डियाँ ही हड्डियाँ द्खिई 
देती हैं, मांस बिलकुल नहीं । 
) बह सुरभी वह बच्छुदोहनी खरिक दुह्मवन जाहीं ।?? 
““सूरसागर, काशी नागरीप्रचारिणी सभा, १०।४१४७ 
२ पोटायुवतिस्तोक कतिपयगृष्टि घेनुगशा वेहद्‌ बस्कयणी प्रवक्‍त्‌ श्रोजियाध्यापक घू्तेजातिः” 

--पाणिनि : अष्टाध्यायी २।१।६७ 


3 हरी खेती का पूरा होना तभी समझो जब कि उसका दाना पककर खलिहान से घर में आ 
जाय । और रोटियाँ बनने लजें इसी तरह गाभिन गाय का ब्याना भी तभी सफल सममको, जब 
उसका दूध पीने को मिद्य जाय | 


( १११ ) 


दूध और धी के विचार से भी गायों के कई नाम अलीगढ़ क्षेत्र में प्रचलित हैं । जो दूध 
अधिक दे और घी कम करे, वह दुधार (सं० दोगस्थी)" और जो दूध कम दे और घी अधिक करें, 
बह ध्यार कहाती है। दुधार की लात सब सहते हैं--- 

“लात सही दुधार की | फटकार सहौ दतार की ॥”?* 

जो दूध और घी दोनों ही अधिक करे, वह गुनीली या कनीली कहलाती है| जों न दूध 
ही ठीक दे और न उसमें से घी ही सन्तोषजनक निकले, वह बज्जी या चोड़ कहाती है। कोई- 
कोई गाय चारा ओर सानी (सुस में जब आटा या खली मिला देते हैं, तो वह मिश्रण सानी कहाता 
है) तो खूब खाती है, लेकिन दूध बहुत ही कम अर्थात्‌ नाममात्र को, देती है, उसे लठोर कहते हैं । 
यदि लठोर बहुत भारी देह की और मोटी खालवाली बन जाती है, तो उसे मस्टंडी कहते हैं। 
मुस्टंडी सारी खुराक को देह पर ही ले जाती है। सुहेल गाय लठोर की उल्टी होती है; अर्थात्‌ 
सुहेल खाती तो बहुत कम है, लेकिन उस खुराक के देखे, दध बहुत देती है। मेरठ की कौरवी बोली 
में सुहेल को 'सहेज” भी कहते हैं। गाय जब अपना दघ दुहवा ले, तब उस क्रिया के लिए गाय 
मिल जाना? कहा जाता है। हाले-हाल (तुरन्त) थनों से निकाला हुआ दूध थनकढ़ऊ कहाता है। 
कोई-कोई गाय पहले अच्छी तरह सानी या हरियाई (हरी-हरी पत्तियों का चारा) खा लेती है, 
जाकर मिलती है, अर्थात्‌ दूध देती है। ऐसी गाय पिटिया या झ्रिकिया कहाती है। पूरी तरह 
पेट भर जाने के अर्थ में झिकना' धातु प्रचलित है। जो बहुत कम खाय और जिसे चाहे जिस 
समय, चाहे कोई दुह ले, उसे महासूधी, कामधेनु या महागऊ कहते हैं। यज॒वँद में ऐसी गाय के 
लिए, 'कामदुधा' शब्द आया है--कामदुधाअक्षीयमाणाः (यजु० १७३) । महागऊ के नीचे छोटे-छोटे 
बालक पाँवों और हाथों के बल (सहारे) बछुड़ों की माँति खड़े होकर अपने होटो (सं० ओष्ठ) से 
उसके थन पपोरते हैं और डोकला (मुह में गाय के थन से सीधी धार लेना) मारते हैं, वह तब भी 
चुपचाप खड़ी रहती है| जो गाय चोथ (बँधा गोबर) न करके ढाँड़ा (पतला गोबर) करती है, उसे 
ढॉड़िनी कहते हैं | 

6२४३--स्वरूप, रंग, सींग और पेछ के विचार से गायों के नाम--जिस गाय 
की पीठ की हड्डी ऊपर को निकली हुई दिखाई पड़ती है; उसे बॉसैड़ी कहते हैं। जो गाय भादों के 
महीने में ब्याती है, वह भद्मासी कहाती है। यह असगुनी मानी गई है-- 

“सावन घोड़ी भादों गाय । जो कहूँ मेंस माह में ब्याइ ॥ 
अनेंठ की जर जानों जाइ | वाको सत्यानासु ही जाइ ॥?३ 

जिस गाय की चाँद (सिर) पर सफेदी हो, वह चँदुली और जिसके माथे पर सफेद लम्बी 

रेखा हो, वह टीकलिया कहाती है। काली आँखों की कज़री और सफेद पुतलीवाली कंजो 
ही जाती है । जिसकी देह का रंग स्थार का-सा होता है उसे सिरकटिया कहते हैं। सफेद रंग 

की घोरी, काले रंग की स्यामा (श्यामा), लाल रंग की लल्लो,* कहीं काली और कहीं सफेद 


दोग्धी घेनुवॉढाइनडबान्‌ आशुः सप्ति: | छुक्‍्श यज़ु० २२२२ 
दुधार गाय की लात और दाता की फटकार सह लो । 
3 यदि किसी के घर सावन में घोड़ी, भादों में गाय और माह में भैंस ब्यावे तो इसे 
अनिष्ट की जड़ समक्िए । उस धर का तो सत्यानास ही हो जाता है । 
४ हाल्‍लों रोहितवर्णा होती है | इसके दूध से होलद्ली (हृदय-दौबंल्य) और कमलबाड 
(हरिमा) रोग नष्ट हो जाते हैं । 
“अनुसूयमुदयतां हृद्द्योतों हरिमा च ते । 
गो रोहितस्य वर्ण तेनत्वा परिदृष्मसि ॥?. >--अ्रथवें० १२२॥१ 


( १३२ ) 


कबरी या चितकबरी (सं० चित्रकब री), कई और भूरे रंग की भूरी कहाती है। 
जिसकी सारी देह सुन्नकारी (श्यामकाली) हो और चारों टॉँगें खुरों के ऊपर सफेद हों, उसे 
चरनामिरती या चिन्नामिरती (सं० चरणामृरती) कहते हैं। टेढ़े-मेढ़े खुरों की गेनी, आँखों 
में से पानी गिरानेवाली ऑसदढरिया?, मूह पर सफेद चौड़ी धारीवाली 'मंहपाद” ओर जिससे 
कलीले (एक प्रकार का कीडा) चिपटे रहें वह कह्लनी कहाती है | 
छोटे कद की गाय गद्दी या नाटी” कहाती है | बहुत ऊँची गाय को बरधागाय कहते 

हैं। टूटे सींगों की डंड़्री या डेडरिया और बड़े सींगोंवाली डेगो या बड़सिंगो कहाती है । जिस 
गाय के सींग आगे को माथे पर इतने झ्ुुके हुए हों कि गाय की आँखों के ऊपर आ जायूँ तो उस 
गाय को सागमान या लक्खों कहते हैं | बहुत छोटे सींगों की मुंडो और कान से चिपटे हुए 
सींगोंबाली कनचप्पो कहाती है। जिस गाय के सींग छोटे हों ओर हिलते हों, तो उसे कपिला' 
कहते हैं | जिसके बड़े सींग हों. लेकिन हिलते हों, तो वह डुग्गो कहाती है । 

जो गाय रंग की काली हो, लेकिन पँछ सफेद हो, वह चोरी या सरगऊ कहाती है (सं० 
सुरभि गौ>सुरगऊ) | कटी हुई पूँछ की बंडी और बहुत लम्बी पूँछुवाली तरवाभारनी कहाती है। 
तरवरमारनी की पूँछ जमीन से छू जाती है। 


जब गाय ब्याती है तो मुतलैंडी के बाद जौनि में से बच्चे की खुरी पहले निकलती है। 

उसी समय किसी-किसी गाय का गर्भाशय भी बाहर को आ जाता है, उसे फूल कहते हैं। प्रायः 
हर ब्याँत पर जिस गाय का फूल निकल आता है, उसे फूलनियाँ कहते हैं। यह अच्छी नहीं 
मानी जाती | 

सींग मारनेवाली मरखनी, लात (देश० लत्ता) फेंकनेवाली लतखनी और माथा आगे 
बढ़ाकर आदमी में धक्का देनेवाली गाय करनी कहाती है | कौरनी प्रायः फुरंकनी भी होती है, 
क्योंकि फुरंकनी गाय भौरती तो है ही, परन्तु मुँह से 'फुर! जैसी आवाज भी करती है । बेलों, गायों 
और मैंसों के बहुत से नाम एक-से ही हैं | उनमें पंलिलिंग और स्त्रीलिंग का ही अन्तर है। 

$२२४--स्वभाव के आधार पर गायों के नाम--जो गायें हेर या नरिहाई (पशुश्रों 
का समूह जो जंगल में चरने जाता है) में जाती रहती हैं, उनमें से किसी-किसी को यह टेब पड़ 
जाती है कि जहाँ हरा खेत देखा, वहीं तुरन्त घुसकर मुंह मार लेती है | ऐसा करने पर वह पिठती है 
पर नहीं मानती | ऐसी गाय को हरिआ कहते हैं| सूर ने अपने मन को हरिआ गाय से उपमा 
दी है ।* लोकोक्ति भी है-- 


कभी-कभी किसान अपने खेत में कुछ अनुवर भाग अलग छोड़ देता है। उसमें खेती नहीं 





) “सूरदास नँद लेहु दोहिनी दुह्हु लाल की नाटी ।” 

“- सूरसागर, काशी ना० ग्र० सभा, १०।२०५९ 

* महाभारत (अश्वमेध १०२।७।८) में दंस प्रकार की कपिला बताई गई है---(१) सुबर्ण 
कपिला (२) गौर पिंगला (३) आरक्त पिंगलाक्षी (४) गलपिंगला (५) ब्रर्णाभा (६) श्वेतपिंगला 
(७) रक्तपिंगलाक्षी (८) खुरपिंगला (५) पाटला (१०) पुच्छुपिंगला । 

3 “यह अति हरहाई हटकत हूँ, बहुत अमारग जाति ॥? 

“:सूरसागर, काशी ना० ग्र० सभा, १।०१ 

४ हरिआ गाय के साथ यदि बेचारी सीधी कपिला रहें, तो वह भी पिटती है। 


( १३११ ) 


बरने्‌ घास उगाता है। खेत के उस माग को कोल क्षेत्र की जनपदीय भाषा में 'ऊझसरी कहते हैं। 
ऊसरी में उसकी एक दो गायें भी चरती रहती हैं | ऐसी ऊसर-चरों गाये (ऊसर में चरनेवाली गाय) 
ही हरिआ बन जाती हैं। ऐसी ऊसरी के लिए ही संमवतः वेद में खिल (“खिले-गा विष्टिता 
इव”---अथर्व ० ७)११।४) शब्द आया है ओर अमरकोशकार (अमर० २॥१॥५) ने भी इसे बिना 
जुतें खेंत के अर्थ में लिखा है | 

जिस गाय को कोई एक व्यक्ति (जो प्रतिदिन उस गाय को दुह्ा करता है) ही ढुह्े और 
यदि दूसरा व्यक्ति उसकी धार काढ़े तो वह दूध न दे | ऐसी गाय को इकहती कहते है । 

जो याय अपने बच्चे के लिए थनों में दूध रोक लेती है, उसे चोट्टी कहते हैं। इसके लिए 
हेमचन्द्र ने (देशी नाममाला ६७०) पड डत्थी” शब्द लिखा है। 

जो गाय न दूध देती है ओर न गामिन होती है, उसे कोई-कोई किसान यों ही छोड़ देते 
हैं | ऐसी गाय 'छुट्टल' कहाती है। किसी देवी-देवता के नाम पर पंडित लोग किसी वलछिया को 
छुड़वा देते हैं; उसे 'दिईं? कहते हैं । 

जो गाय काली-पीली वस्तु या किसी अ्रन्य चीज को देखकर चोंक जाती है और उछलती- 
कूदती है, उसे चमकनी कहते हैं | बहुत चंचल और दंगली स्वभाव की गाय ईतरी? कहाती है| 
ईतरी (वै० सं० इत्वरी>'भुवनस्थ अग्रेत्वरी'>अथर्व० १२१॥४७) गाय मस्खनी भी होती है । 
इत्वरी शब्द का अर्थ (धातु इ>-जाना + त्वरी - गमनशीला) “चलनेवाली” हैं। वेदिक काल में 
इस शब्द का अर्थ सुष्छठु भाव में था; परन्तु कालान्तर में इसमें हेठा माव आ गया ओर “इंतरी? का 
ञ्र्थ चंचल! हो गया | इतराना? क्रिया में भी हेठा भाव है। सूर ने “ईतर!) शब्द का प्रयोग कई 
स्थानों पर किया है। अलीगढ़ क्षेत्र और मेरठ की बोली में “ईतरे वालक' ऊधमी और दंगली 
बालकों के लिए ही कहा जाता है ।* ईतरी गाय को पिछुज्ी दोनों टाँगे। में दुहतें समय जो रस्सी 
बाँधी जाती है, उसे लौमना या लैमना कहते हैं | ईतरे बालक भी आये दिन ओगार (रूगडा) 
उठाते रहते हैं क्योंकि वे अनख्ौटे (विचित्र) और ऊताताई (ऊषमी) होते हैं । 


' पर्स भक, 


(२) मेल 


१९१४--आयु के विचार से भैंस के नाम--भैंस जब ब्याती है, तत्र उसको जोनि 
(सं० योनि) में से तोड़ा (सफेद और तरल पदार्थ) काफी निकलने लगता है, उस मैंस को 'जोनि- 
याई' कहते हैं। यदि नर बच्चा डालती है, तो वह जैंगरा या लबारा कहाता है। लवारा जब 
चारा खाने लगता है, तब उसे पड़रा (कोल० हाथ» में) वा पड्ु।* (खैर० खुर्जें में) कहते है । 


१ ४खेलत खात रहें ब्रज भीतर । 

नान्‍हें लोग तनक घन इतर ॥? 

--सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, स्कन्ध १०, पद ६२४ | 

“वाई ननन्‍दं-घर को सबे जसुमति जहेँ मीतर । 

देखि महरि को कहि उठीं सुत कीन्हों इतर ॥” 

सूरसागर, काशी ना० ग्र० सभा, १०।१४८ ६ 

२ डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, गौरूपी शतघार भरना, जनपद, खंड १, अंक २, ४० १७। 

3 “कहँ रहीम दोडन बने, पड़ो बेल को साथ ॥7 क्‍ 
सं० सायाशंकर याज्षिक: रहीम रत्नावलो, साहित्य सेवासदन, काशी, संवत्‌ १९८५. 

दोहा संख्या ११८ । 


( १२४ ) 

थपल के आस-पास पड़ा को 'कटरा! भी कहते हैं। जब कश्रा जवानी में प्रवेश करता है, तब 
वह कोटा कहाता है। पूरा जवान कोटा भेसा कहलाता है| साँड़ भंसा 'भंखा बिज्ञार! या जन्ना 
कहाता है | लोकोक्ति है--“रॉड साँड ओ उ्ना मेंसा | जब्र बिंगड़ेगा होगा कैसा ।” 

इसी प्रकार भैंस का मादा बच्चा क्रशशः खुखेटी, जैंगरी, पड़िया" (देश० पड़ी दे० ना० 
मा० ६।१) या कटिया, रूटिया (देश० मोड्टदी--दे० ना० मा० ३५४६) और भेंस संज्ञा का अधि- 
कारी होता जाता है | गायों में जो अवस्था ओसरिया की है, ठीक वही अवस्था भसों में 'रूटिया! 
की है| जवान मैंस, जो गर्म धारण करने योग्य हो, झुटिया कहाती है। 'स्ुंडिया होना! एक 
मुहावरा भी है, जिसका प्रयोग जवान और मोटी ज्ली के लिए किया जाता है। यदि कोई ख्त्री प्रो 
और बहुत मोटी हो गई हो, तो उसके लिए, मुहावरा 'मैंस-पड़ना प्रचलित है । 

एक प्रकार से बड़ी पड़िया ही कूटिया कहाती है। ब्याने के बाद वह भंस कहाने 
लगती है-- 

.. “पूरी रंग बड़ी पड़िया । दुदूधा देइगी हे हँड़िया ॥?* 

जब भैंस गर्म धारण करना और ब्याना छोड़ देती है, तब उसे ठढ्ल कहते हैं। प्रायः 
बुड॒ढी, हड्डी (जिसकी देह में हृड्डियाँ ही दिखाई देती हों) और ठलल भैंसें कसाइयों को दे दी जाती 
हैं शोर वे उन्हें कटवा देते हैं; वे कट्टी कहती हैं | कट्टी को 'कडैलिया” भी कहते हैं। जहाँ पशु 
कटते हैं, वह कट्टी घर कहाता है। 

भैंत किसान का पनिहाँ पौहा (पानी को विशेष झाहनेवाला प्रश) है। जब मेंस पानी के 
गड़हेले (गड़ढा) में लोट मारती है, तब उस क्रिया को लोरा मारना! कहते हैं। पोखर (सं० 
पुष्कर > पुक्खर > पोखर) में घुस जाने पर मेंस फिर घण्टों में निकलती है। 'भेंस पानी में चली 
जाना! एक मुहावरा भी है, जिंसका अर्थ है--'काम जल्दी पूरा न होना', अथवा ांम 
बिंगड़ जाना !! 

खरीले पीहे (खुरोंवाले पश) पहले एक साथ पेट में चारा मर लेते हैं, फिर उसे थोड़ा- 
थोड़ा मुँह में लाकर चबाते रहते हैं। इस क्रिया को रोथ (सं० रोमन्थ)3, ज्ुगार (खैर में), उगार 
या वार (हाथ०-इग० में) कहते हैं। ये शब्द क्रमश: शाथनमा? , जुगारना' ओर उगारना 
नाम धातुओ्रों रे सम्बन्धित हैं। हेमचन्ध ने प्राकृत व्याकरण (४४३) में ओग्गालइ” को क्रिया शब्द 
माना है, जिसका ध्र्थ है, पशुराना' या जुगाली करना? (प्रा० ओग्गाल > उगार) । 

जुगारना' क्रिया का प्रयोग ब्रजमाबा के कवि सेनापति ने भी किया है |४ 

९२५६--भेंसों के थन ओर ऐन--जो थन ऊपर मोटे और नीचे छी ओर क्रमशः पतले 
होते हैं, वे 'सुराये' कहाते हैं | सुराये थन अच्छे होते हैं, क्योंकि उन पर घार-कढ़इया की मुट्ठी जम 
जाती है। इनके उछ्ठे थन ख्ाठियाये कहाते हैं। ये ऊपर पतले और नीचे मोटे होते हैं | छोटे-छोटे, 


/जै 





) देश० पड़ी--दे० चा० सा० ६१; आ० पड़िया>पढ़िया -कम उम्र की मेंस; प्रा० 
पड़िया--पा० स० स० | 

२ भूरे रंग की बड़ी पड़िया अच्छी होतो है। वह दो हाँड़ी दूध देगी। 

3 “शबमरोमन्थफेन-पिण्ड-पाणडुरः ।? 

--आण : कादग्बरी, चम्द्रापीड दिग्िजय-प्रस्थाननू, सिद्धान्त विद्यालय, कश्कत्ता द्वितीय 
संस्करण पू० ४४८ । 

. 3 ४हरिन के संग बेढी जो बन जुगारति है |?” 
सृं० उमाशंकर झुकक्‍्ह : सेनापतिकृत कवित्त र॒त्नाकर, १८४ 


भोटेःऔर गाँठदार थनों को 'ह्हैटुआ' (लट्ट की तरह के) कहते हैं। ल्हैदुआ-थन घार काढ़ते 
समय उंगलियों के पोठुश्रों द्वारा ठीक दाब में नहीं आता; इसलिए पूरी तरह संतता भी नहीं है । 

भस के चार थन होते हैं | चार-कढ़्यां (ूघ दुहनेवाला) जिधर बैठता है, उस ओर के दोनों 
थनों की जगह उल्लीपार और दूसरी ओर के दोनों थनों की जगह पतल्लीपार कहाती है | जब एक 
पार के दोनों थन पास-पास हों और दसरी पार के दोनों थन दर-वर हों तव वे आगाडयोढ़े कहाते 
हैं। आगा-डयोड़े थनों की भस दूब में निकम्पी होती है आर अजैनो (सं० असहनीय) भी मानी 
जाती है। नदी की पार" की माँति ही थनों की पार ओर नदी की घर के समान ही दूध की 
धार समभी जा सकती है | 

मेंस जब गर्म धारण करने की इच्छा करती है, तब उसे उठना या मचना कहते हैं। जब 
ग़ामिन हो जाती है, तब उसे हरी होना? कहा जाता है। ब्याँत के समय सिंहारे या सेंहारे 
(गाय-मेंस आदि पशुओं के लक्षण जाननेवाले) भेस के थनों को देखकर ही उसकी कन (जाति, नस्ल) 
मालूम करते हैं। जो थन (सं० स्तन, प्रा० थण हिं०थन) बीच में मोटे और ऊपर-नीचे पतले होते हैं 
वे सटुआ कहाते हैं| रटुआ थनी भेंस घियारी या श्यारी (प्री अधिक करनेवाली) होती है । 

जिस छेन अर्थात्‌ ऐेनरी में से दध तो कम निकले, लेकिन वह ऐन कम जगह में ही ऊपर 
को बहुत फूला हुआ हो, उसे फुलेलुओँ ऐन कहते हैं। यदि फुलेनुआँ ऐन अधिक जगह में हो 
आर थलथल हिलता हो, तो उसे गँद्रेला ऐन कहते हैं और ऐसे ऐन की भेंस गाद्रेल कहाती है | 
गौंदरेल को नजर (अर० नज़र ८ दृष्टि) जल्दी लगती है । जो ऐन बड़ा तो हो, लेकिन अधिक फूला 
हुआ न हो और कुछ कड़ा-सा भी हो; उसे खपरैला कहते हैं। ऐसे ऐन की मैंस खपरैलिया 
कहाती है । खप्रैलिया भैंस दूध में अच्छी होती है। जिस थन में से दूध निकलना बन्द हो जाता 
है, वह काना थन कहाता है | जब भैंस दूध देना बन्द कर देती है तो उसे लातना कहते हैं । भैंस 
लात जाने पर किसान के-घर में दूध-बी का तोड़ा (कमी) पड़ जाता है। तोड़ा का विपयेय शब्द 
रेज़ (अधिकता) है । 

कोई-कोई भैंस ऐसी होती है कि उसकी एक पार को काढ़ें तो एक बार में उस पार का सारा 
दूध न निकलेगा । दूसरी बार काढ़ने के बाद पहली पार को जब दुबारा काढ़ेंगे, तब शेष दूध उसमें 
से निकल आयेगा। ऐसी भैंस सिटदकाल या सिटकाइल कहाती है। जिसके थन आठ-आठ अंगुल 
की दूरी पर बेगरे (बिएल > फासले पर उगे हुए) होते हैं, वह भेंस गठथनी कहाती है। गठथनी 
भेस कसरीली (धी-दूध की अच्छी) मानी जाती है। गठथनी की ठीक उल्दी जुरेठिया' होती 
है, जिसके थन बहुत पास-पास होते हैं ओर आपस में जुड़े रहते हैं। कोई-कोई भेंस निश्चित समय 
पर दूध नहीं देती | यदि आज दूध सबेरे ६ बजे दिया है, तो कल प्रातः ६ बजे पर या दोपहर के 
समय देगी | ऐसी भेंस खनूकी कहाती है । 

१२५७--सरुथान सांग और रह के आधार पर भेसों के नाम--जो भेसें स्थानीय 
भैंस और भैंसाओं से पैदा होती हैं, वे देसी कही जाती हैं | बाहर से आई हुई भेसें दिसावरी कहलाती 
हैं। दिसावरी भैंसों में पारी (यमुना नदी के उस पार की), बहादुरगढी (बहादुरगढ़ के मेले से 
खरीदी हुईं) और मकरानी (मकराना नामक स्थान की) मैंसें अलीगढ़ क्षेत्र में अधिक पाई जाती हैं । 

इनके अ्रतिसिक्ति कुन्नी और दोगली-कुन्नी भी होती हैं | जिस भैंस के सींग मुड़कर ईडुरी 
की भाँति गोल हो गये हों, उसे कुन्नी कहते हैं (सं० 'कूणित > कूणिआ” का अर्थ है कुछ 
मुड़ा हुआ?) । * 


) पार ८ पं--न (सं० पार) तट, किनारा--पाद ।एद तदृर "वा काश, ४० ७२७ । 
* देशीनाममाला में 'कांश्शा का अर्थ यह। है हु 4 ह। 3 >खछित-हेमच दर, देश(नास- 
साला, पूना, २।४४) । 
श्र 


( १३६ ) 
जिसके सींग पीछे की ओर दराँतीनुमा होते हैं, वह मोरी कहाती है | दुगलिया कुन्नौ या 
दोगली कुश्नी के सींग मौरी के सींगों से कुछ अधिक मुड़े हुए होते हैं । जिस मैंस के सींग चौड़े 
और चपटे होते हैं, बह चपटासिगिनी और जिसके सींग कानों के नीचे तक लटक गये हों, वह 
शुलिया या मैनी कहाती है | गुलिया के सींग नीचे की ओर तो होते हैं, परन्तु वे कुछ गालों में 
भी घुस जाते हैं | इसलिए कमी-कमी वे कटवाने पड़ते हैं | कटे सींगों की भैंस कटसिंगो कहाती है | 
रज्ञों के विचार से मैंसों के चार ही नाम मुख्य हैं--सोकारी (सं० श्याम काली), कारी 
(सं० काली), भूरी ओर लोहरी । भूरी भैंस का रज्ञ बादामी होता है और आँखों की बिनूनी 
(बरौनी) भी बादामी ही होती हैं। लोहरी की पसम्ी (शरीर के बाल) तो लाल होती है, लेकिन 
खाल कुछ काली होती है | । 
सो जिस भैंस की जोन की साँकरी (जौन में पेशाब की जगह का खुला हुआ रास्ता) अन्दर से 
करछोही (कुछ काली और मटियाली) होती है, उसे धूसरी कहते हैं| यदि धूसरी मैंस देह की भारी 
हो, तो वह घमधूसरी कहाती है। धूलरो की एनरी (ऐन दूध का स्थान) भी काली होती है। 
काली जौन की भैंस अच्छी होती है | लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं--- 
“बड़ी ऐनरी जोनरि कारी । बीसौं बिस्से भेंस दुधारी ॥”* 
“मेंस गुनीली जो सौंकारी । भूरी पूँछ नाक की न्‍्यारी ॥”*९ 
“भूरी भैंस देह की छोटी । सोऊ दाय निकसैगी खोटी ||??* 
मेंस की जुगाली के सम्बन्ध में भी एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है, जो उसकी मू्ंता की ओर संकेत 
करती है-- 
“भ्ेंस के आगें बीन बाजै, मैंस ठड़ी पगुराइ ।” ० 
6२५८--रूप ओर स्वभाव के आधार पर भेसों के नाम--जिस भैंस की आँख 
और कान के बीच में एक सफेद-सी धारी हो, उसे कनपट्टी कहते हैं | यह असगुनियाही (अश- 
कुनवाली) मानी जाती है-- 
“डुँड़रिया और टेँगपुछी, सज्ञ कनपटी लीक । 
भाजोीं जाय तो भाजियो, मँँगवाइ देगी भीक ॥”४ 
जिस मेंस का पीछे का हिस्सा भारी और आगे का हलका और पतला होता है, वह घाट की 
कहाती है। शरीर भारी और खाल चिकनी हो, तो उसे 'दिखनोट्ू' कहते हैं । 


्् 


१ जिसकी जोन (योनि) बड़ी और ऐन काजा हो, वह मेंस अवश्य ही दुधारी होती है। 

* जो मैंस रंग में श्याम काछो हो, जिसको पँछ भूरी हो और नाक अरूग दिखाई दे, वह 
घी-दूध में अच्छी निकलती है | द 

3 देह की छोटी और रंग की भूरी मेंस अवश्य ही खोटी निकलती है। क्‍ 

४ जैंस के आगे मधुर और सुरीले स्वरों में वोणा बज रही है, लेकिन भैंस उसकी ओर 
लेशमात्र भी ध्यान नहीं दे रही, बछ्षिक उपेक्षित होकर खड़ी-खड़ी जुगाछी कर रही है । सारांश यह है 
कि सैंस वीणा की मधुर ध्वनि का आनन्द ढोने के लिए नितान्त अयोग्य हैं । वे तो हिरन ही होते हैं 
जो वोणा के नाद पर रोककर प्राण तक निछावर कर देते हैं। वस्तुतः अपातन्न के आगे किसी उत्तम 
ओर उत्कृष्ट कछा को दिखाना व्यर्थ ही है । 

१ हूटे सोंगोंवाली, छोटो पूँड की और कनपट्टी मेंस भीख मंगवा देगी । यदि इनसे बच 
सके, ती तू बच अन्यथा वह भीख मेंगवा देंगी । 


है जज 3 


जो भैंस जीम निकालकर उसे लपलपाती रहे, वह सॉपिनियाँ कहाती है। साँपिन दो तरह 
की होती है--जीभा साँपिन और रीढा साँपिन | जीमा साँपिन जीम (सं० जिह्ना) पर और रीढा 
ताँपिन पीठ पर होती है। भैंस की पीठ पर एक रेखा होती है जो टाठ (डिल्ल) के पास चौड़ी और 
पुद्ठों के ऊपर पतली होती है; यह रीढ़ा साँपिन कहाती है। ऐसी मैंस अच्छी नहीं होती । यदि रीदा 
साँपिन पुद्ठों के ऊपर चौड़ी और टाठ के पास पतली हो, तो वह फनदची साँपिन कहाती है । ऐसी 
2 मैँस कुछ कम असमुनी मानी गई है। इसी तरह रीढा भीरी और पुठा-भौंरी मैंसें भी 
ख़राब हैं । 
जिस भैंस की टाठ नोंकीली-सी होती है, वह सूसरिया कहाती है | यदि किसी मैंस की पँछ 
के नीचे गुदा से कुछ ऊपर गदट्टमरी (गाँठ) उठ आती है, तो उसे गड़मुसरिआई कहते हैं | जिस 
भैंस की पूँछ प्रायः गुदा और जौन से एक ओर हरी हुई रहती है, उसे गड़खुल्लो कहते हैं| जिसकी 
पूछ घुटनों तक आवे वह दँगपुछी और पतला गोबर करनेवाली रँगलथेरो कहाती है। टॉगपुछी 
की पूँछ की अपेक्षा जिसकी पूँछ छोटी हो, उस मैंस को कुचकटठी और कुचकटी से भी छोटी पूँछ- 
वाली को बंडी या लड्डू री कहते हैं | जिसकी आँखों की दोनों पुतलियाँ अलग-अलग दोरुखी चलें, 
वह ताखो कहाती है। 
जो भैंस अपने खूँटे पर हिलती रहे, वह हल्लनी; जो सींगों को खूँटे से खटखट मारती रहे 
वह खटकन और जो एक आँख से कंजी हो, वह कुद्दैल कहलाती है--ये सब असगुनी हैं। इन्हीं 
की बहिन खेँदैल है । जिस मैंस के कन्बे पर टाठ के पास एक गडदा-सा होता है, उसे खँदैल कहते हैं । 
“ख़टकन कहे खँदेल ते, चलि हललन घर जाईँ । 
धर के अपनी गोद में, पहलें परीसिनु खाई |॥”* 
माह के महीने में ही प्रायः ब्याने वाली मैंस माहौटी (सं० माघवती) कहाती है। यह अशुभ 
मानी गई है। माहोटी भैंस की खातिर खुशामद नहीं की जाती। उसे अल्लामल्ला (तु० 
अल्लमगलल्‍्लम) न्यार अर्थात्‌ मामूली व रद्दी चारा ही दिया जाता है | उसे फिर बढ़िया हरिआई 
(हरा चारा) और सानी नहीं दी जाती है। हरियाई के सम्बन्ध में लोकोक्ति भी है-- 
“जो हरिआई में रहै, सो चौं तके पिआ्ार ॥?* 
$२५६--भैस को नजर लगना और उसके रोग--जब भैंस को नजर लग जाती है, 
तब उसका दूध सूख जाता है। कमी-कमी चॉमड़ (एक ग्राम-देवी) की खोर (कुर्दष्टि) से भी भैंस का 
दूध सूख जाता है और उसे बीमारी हो जाती है। तब चाँमड़ (सं० चामुण्डा) की पूजा-मंसी में जो 
पुजञापा (पूजा का सामान जैसे चावल, खीकरी और गुना) तैयार किया जाता है, उसे सैनिक कहते 
हैं। किसान सेनिक ले जाकर चाँमड़ को पूजता है और कहता जाता है--... 
“चाँमड़ मैया, खोरि हटैया, पोहेनु की रूछा करवैया । 
दूध न्हवाऊँ खीर खवाऊँ असनो दूरि करौ हे मैया ॥”3 


" खटठकन खसुँदेश से कहती है कि चलो, हम तुम दोनों हल्लानी के घर चर्लो । घर के लोग 
तो अ्रपनी गोद में हैं ही, चाहे जब खा लेंगी; आओ पहले पडोसियों को खालें । 
दे २ जिसे नित्य हरा-हरा चारा मिलता रहता है, वह फिर सूखा प्यार (घान की नहरूई) क्‍यों 
गी 
3 हे चामुणडा माता |! तुम खौर हटानेवाली और पश्छुओं की रक्षा करनेवाली हो । में तुम्हें 
दूध से न्दिलाऊँगा और खीर खिलाऊँगा। है माता ! मेरे कष्ट को दूर करो । 
विशेष--हुर्गासप्तशती में भी ऐसे ही भाव का एक इशोक है-- 


“पशृन्‌ मे रक्ष-चणिडिके”---दुगांसप्तशती, देवी कदच, लक्ष्मी वेंकटेशबर छापाखाना; बस्बई, 
इसोंक संख्या ३९ । 


( शरण ) 


खेरादेई (खेड़े की देवी) के रूप में काली का नाम ही चाँमड़ (चामुण्डा)" है (सं० 
खेटक > खेडआ > खेड़ा > खेर) । जो खीर चाँमड़ पर चढ़ाई जाती है, उसे चमोना कहते हैं । 

पशुओं में एक छूत की बीमारी फैल जाती है, जिससे सात-आठ दिन में ही बहुत से पशु 
मर जाते हैं, उसे मरी पड़ना! कहते हैं। पशुओं में से मरी हटाने के लिए खपरा या खप्पर (एक 
प्रकार का टोटका जिसमें दूटे हुए घड़े के पेंदे में जलती हुईं आग लेकर गाँव में लोग घूमते हैं 
और उसे पशुओं के ऊपर इस भावना से घुमाते हैं कि बीमारी दूर हो जाय | यह क्रिया खपरा 
निकालना कहाती है।) निकाला जाता है। पशुओं में रोग फेल जाने से किसान के घर में दूध- 
दही का तोड़ा (कमी, अभाव) पड़ जाता है। सेनापति ने 'तोरा' शब्द का प्रयोग किया है | 

कभी-कभी मैंस को एक रोग हो जाता है, जिसमें उसका दिमाग खराब हो जाता है, और 
वह चकई की तरह घूमने लगती है, इसे क्ूमर या चाईमाई रोग कहते हैं। कभी-कमी कमजोरी 
में भेंस की बच्चेदानी बाहर निकल आती है; उस रोग को बेल निकलना बोलते हैं । बेल हथेली 
से अन्दर कर दी जाती है। यह क्रिया बेल दाबना कहाती है | 


(३) बकरी 


ह२६०--बकरी ओर उसके बच्चे--बकरी (सं०बकरी) को बकरिया और छिरिया 
(प्रा० छेलिआ > छेली - पा० स० म०) नाम से पुकारा जाता है | छेरी या छिरिया बहुत सीधा 
जानवर है; इसीलिए सीधे व्यक्ति के लिए 'कान पकड़ी छेरी” मुहावरा प्रचलित है। हेमचन्द्र 
(दे० ना० मा० ३।३२) ने बकरे के अरथ में छेलअ' शब्द लिखा है। भेड़-बकरियों के कुण्ड को 
टैना या रेवड़ कहते हैं | 'रेवड़' शब्द अक्कदी भाषा के 'रिऊ! (>भेड़) शब्द से विकसित है ।* 

बड़ा और साँड बकरा 'बोक! कहाता है। इसके लिए हेमचन्द्रकृत दिशी नाममाला' 
(६।६६) में बोक्कड और पाइअसदह महण्णवों में 'बोकड” शब्द लिखा है। बकरी का बहुत छोटा 
ओर दूध पीता मादा बच्चा बच्ची” और नर बच्चा “बच्चा” कहाता है । 

बकरे दो तरह के होते हैं-- (१) खस्सी (अ० खशी>खस्सी - जिसके अंडकोश कुचल 
दिये गये हों) (२) अँडुआ (जो खस्सी न किया गया हो) 

बकरी जब गर्भ धारण करने की इच्छा करती है, तब उस दशा को नमी होना कहते हैं। 

स्थान के विचार से अलीगढ़ क्षेत्र में पाँच प्रकार की बकरियाँ पाई जाती हैं--(१) देसी, 
(२) जमनापारी, (३) बीकानेरी, (3) पहाड़ी और (५) मारवाड़ी | 

बकरी के गोबर को लेंड़ी (देश० लिंडिया--पा० स० म०) या मैंगनी कहते हैं । लैंड़ी 
(मैंगनियाँ) काली गोलियों की तरह होती हैं । 

8२६१--आकार के आधार पर बकरियों के नाम--जो देह में छोटी और कम ऊँची 





) “चणिडका ने काली से कहा? यस्माच्चण्ड च म॒ण्ड च गृहीत्वा त्वम्ुुपागता। 
चामुणडेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि । 
वहीं, ७।२७ । 
२ “तोरा है अधिक जहाँ बात नहिं करसी ।” 
“एसं० उमा शंकर झुक्ल : कवित्तरत्नाकर, हिंदी परिषद्‌, प्र० वि० वि०,.. १।१४ 
3 डा० वासुदेवशरण अग्नवारू : हिंदी के सौ शब्दों की निरुक्ति, 
“काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ७४, अंक २-३, ए० १०७ । . 


( ररल ) 


होती है, उसे गुटिया कहते हैं। ऊँची और मोटी बकरी बोकसी या भोकसी कहाती है। लम्बी 
और पतरी बकरी को सतिया कहते हैं । 

२६१ (अ--अन्य दृष्ट्रकोणों से बकरियों के नाम---जिस बकरी के चारों पैर आधे 
आधे सफेद हों ओर बाकी सब्र देह एक-से रंग की हो, उसे पार्यपंखारी कहते हैं। जिस बकरी 
के बच्चे प्रायः मर जाते हैं, वह मर निया कहाती है। पहलीवार गर्भ घारण करनेवाली बकरी पढठिया 
ओर दो-तीन बार ब्याई हुईं बंकटिया कहलाती है | जो बकरे से मिलने के लिए. न उठती है और 
न गाभिन होती है, उसे बैला या ठल्ल कहते हैं । 

जिस बकरी के कान बहुत छोटे हों, वह न्‍्योरी; दोनों कान जन्म से ही न हों, वह बूची; 
जिसके कान काटे गये हों वह कनऋटो और जिसके कान सिरों पर चिरे हुए हों, वह चिरकनियाँ 
कहाती है । 

किसी-क्िसी बकरी के दो थनों के अतिरिक्त और भी एक-दो थन होते हैं। थनों के हिसाब 
से वह तिथनी व चोथनी भी कहाती हैं | किसी-किसी बकरी के गले में लम्बी-लम्बी दो खालें 
थनों की भाँति लठ्की रहतो हैं, वह गल्लयनिर्या कहाती है।वे थन गलथन (सं० गलस्तन) 
कहाते हैं | जिस बकरी के मह पर बकरे की भाँति दाढ़ी होती है, उसे डढ़े ली कहते हैं। बरसात के 
दिनों में पानी के कारण घास में से बकरी के महू में एक रोग लग जाता है, जिसे 'बिसौी” कहते 
हैं। इस रोग से बकरी का मंह फबद जाता है, अर्थात्‌ उसमें फोड़े और घाव हो जाते हैं। इस 
रोग से बहुत-सी बकरियाँ मर जाती 


अध्याय ३ 


कृषक-जीवन से सम्बन्धित अन्य पशु 
(१) घोड़ा 


झोडे के अंग 
गिडक्आ 





[ रेखा-चित्र ३६ | 


( है४० ) 


6२६५--घोड़ा और उसके अंग--धोडा रखनेवाले तथा घोड़ों के लक्षणों और रोगों 
को जाननेवाले व्यक्ति ुड़ेत कहाते हैं | घुड़ेत घोड़े की बड़ी दारुत (हफाज़त तथा चुगाई) करते हैं। 


सामान्यतः नर घोड़े के लिए घोड़ा और मादा के लिए घोड़ी कहा जाता है। छोटे देसी 
घोड़े को दटुआ या टट्ट कहते हैं। मादा ठद्टू 'टदुनी! या घुड़िया कहाता है। छोटे कद की 
घुड़िया को लद॒घुड़िया कहते हैं। ऊँची और लम्बी-चौड़ी देह का घोड़ा 'तुरंग” कहाता है। 
घोड़े के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है -- 


“घधोडन के घरु कितनी दूर |”? 


घोड़े के पुद्टों से ऊपर पँछ के पास का भाग पुस्तंग' कहाता है। जब घोड़ा इस 
भाग को ऊपर की ओर उछालता है, तब उस क्रिया को प॒स्तंग फेकना या परस्तंग' मारना कहते 
हैं। रीठ का पिछला भाग पटठे या पिछपटठ ठे कहाता है। पँछ और कमर के बीच में कुछ 
उठा हुआ हिस्सा बिछुआ कहाता है। गर्दन का वह भाग जो पीठ से लगा हुआ होता है और 
जहाँ से केस (सं० केश) या आल (तु० याल, फा० अयाल) उगने शुरू होते हैं, काँठी कहलाता 
है । कानों के ऊपरी भाग को कनोती कहते हैं। कनौती को घुमाना 'कनोती बदलना” 
कहाता है | घोड़े की नाक के नीचे और दाँतों के ऊपर जो मुलायम ओर लिबलिबी खाल होती है 
यह पुथा (सं० प्रोथ) कहाती है । जब घोड़ा आनन्द का अनुभव करता है, तब मुंह से एक प्रकार 
की फुर-फुरं” ध्वनि करता है, इसे 'फुरफुरी” कहते हैं। बाण ने इसके लिए घुरघुरः शब्द लिखा 
है । फुरफुरी मारते समय घोड़े का पुथा खूब हिलता है | फुरफुर से नाम धातु फुरफुराना है। 
घोड़ा जब अपनी हराण्त (थकान) मिटाने के लिए रेत में लोटता है, तब वह व्यापार 'लुखलुटी” 
कहाता है | लुटलुटी के बाद में वह खड़े होकर देह को पूरी तरह हिला देता है। उस हरकत को 
भरभुरी कहते हैं। शरीर में जब कुछ ठंड-सी अनुभव होती है या कोई अन्य विकार होता है, तब 
घोडा अपनी देह को हिला देता है। उस हरकत को फुरहरी कहते हैं। लईस (घोड़े की गहल 
करनेवाला) घोड़े की पींठ को एक लोहे की खुरखुरी वस्तु से खुजाता है, जिसे खुरेरा कहते हैं। फिर 
घोड़े की मलाई (शरीर को हाथों से मलना) और हत्थियाई (पींठ पर जोर-जोर से हथेली मारना) 
की जाती है । घोड़े की टाँगों को ऊपर से नीचे की ओर मलना 'सूं तना” कहाता है। जहाँ घोड़े 
बँध्रते हैं, वह जगह थान (सं० स्थान) कहाती है। यदि थान के चारों ओर बाँस या बलल्‍ली बाँधकर 
एक पेरा-सा बना दिया जाय, तो वह बाड़ा या बाढ़ा कहाता है। जब घोड़ा पिछली दोनों टाँगों 
को एक साथ पीछे को फ्रेंकता है, तब उसे दुलत्ती मारना कहते हैं| दुलत्ती लग जाने पर आदमी 
का बचना मुश्किल है | तमी तो कहावत प्रसिद्ध है-- 


“हाकिम की अगाई और घोड़ा की पिछाई, आफति की अबाई है ।??3 


घोड़े की पिछली ठाँगों में जो रस्सी बाँधी जाती है, उसे पिछाई या पछेती कहते हैं। 
अँडु आ घोड़ा (वह घोड़ा जिसके अंडकोश कुचले न गये हों) अपने थान पर बाड़े में इधर-उधर 


+ धोड़ों के लिए घर कुछ भी दूर नहीं होता, भ्र्थात्‌ समर्थ जन बड़ी शीघ्रता से काय पूरा 
कर लेते हैं । सारांश यह है कि वे छट्ष्य को बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं | 
२ “घुरघुशयमाण घोरधोणेन”----बाण : कादम्बरी, इन्द्रायुधवर्णना, सिद्धान्त विधाछय 
क तकत्ता, द्वितीय संस्करण, एष्ठ ३०२ | 
१ यदि कोई हाकिम के आगे ओर घोड़े के पीछे भरा जाता है, तो उसकी सुसीबत आा 
जाती है। । 


( १४१ ) 


धूंमता ही रहता है। इस क्रिया को 'रोंहदः कहते हैं। जब घोड़ा अपनी दापों (सुमों) से जमौन 
खोदने लगता है, तब वह खँद्‌ मचाना” कहाता है | घोड़ा जब धोड़ी से मिलने के लिए उछुल-कूद 
करता है, तब उसके लिए गरी आना कहा जाता है | घोड़ी के उठने को आरंग आना कहते 
हैं। गरीं आते समय धोड़ा ज़ोर-ज़ोर की आवाज करता है | उसे हींस (सं०हेषा*) या हींसन (सं० 
हेषण; देश ० हीसमण--दे० ना० मा० ८६८) कहते हैं | हींसन करना हिनहिनाना कहाता है। 

घोड़े की टाप सुस्म (फा० सुम) कहाती है। सुम के नीचे का भाग, जो जमीन से छुता है, 
टाप कहाता है ओर सुम का आगे का हिस्सा भी सुम कहलाता है | सम जब बढ़ जाते हैं, तब वे 
आदमी के नाखूनों की भाँति कटवा दिये जाते हैं | सुम के ऊपर पीछे की ओर वाली गाँठ मुटठा! 
कहाती है | लगभग पाँच वर्ष की उम्र में घोड़े के जबड़े के अंदर दोनों ओर एक-एक दाँत निकलता 
है, उसे 'नेस! (फा० नेश ८ दाँत--स्टाइन०) कहते हैं। नेस सब दाँतों से बाद में निकलता है.। 
घोड़े की गदन को 'कल्ला” कहते हैं । 

उबली हुईं मोठ को कूटकर और उसमें गुड मिलाकर घोड़े के खाने के लिए जो चीज बनाई 
जाती है, उसे महेला कहते हैं। घोड़े का खास खाज़ा (सं० खाद्य > खाज्ज > खाजा) घास 
और महेला है। 

घोड़े की पीठ पर रखा जानेवाला एक मोटा साज गद्दा कहाता है| चमड़े के गदे को जौन 
(फा० जोन, देश» जयण-दे० ना० मा० ३४०) कहते हैं| ट्टुए या छोटे घोड़े पर ग्रायः 
गद्दा ही कया जाता है। गाँवों में घूम-घूमकर जिस ढंग से सामान बेचा जाता है, उसे बंजी (सं० 
वाणिज्यिका) कहते हैं। बंजी करनेवाले व्यक्ति बक्काल कहातें हैं| प्रायः बककाल अपनी बंजी के 
लिए टट्ढण ही रखते हैं। वे लोग टठुओं की पीठ पर अपने सामान की जो दुतरफा गठरी लटका देते 
हैं, वह बकुचा (त० बुग़चा या बुक़चा--स्टाइन ०) कहाती है। कभी-कभी बकुचे को कमर से बाँधकर 
भी बकक्‍्काल लोग बंजी किया करते हैं । 

जवान घोड़े के दाँतों का निचला भाग काला होता है। इस कालेपन को 'द्तेंसी? (सं० 
दन्‍्त +सं० मी) कहते हैं। यदि दर्तेसी समाप्त हो जाय तो वह जगह लाल दिखाई देने लगती 
है। उसे दँतलाली कहते हैं। दँतलालीवाला बुडढा धोड़ा ढेका कहाता है | कहावत प्रसिद्ध है-- 


“दिखी दाँत की लाली । देह अंस ते खाली ॥”* 


$२६३--आयु ओर नस्ल के आधार पर घोड़ो के नाम--घोड़े का बच्चा जब 
कुछ बडा हो जाता है ओर कुछ घास खाने लगता है, तब उसे बछुड़ा (सं० वत्सतर +क >> 
बच्छुपर +अ्र > बच्छुशरञ्र > बछेरा >बछेड़ा) कहते हैं। बड़ी उम्र का बछेडा जो सवारी के योग्य 
न हुआ हो, 'दुलदुल' (अ० दुलदुल--स्टाइन०) कहाता है। इसे ही अललबडेड़ा (सं० आद्राद्रि- 
बत्सतरक) कहते हैं | अललब्रछेडा तेज और चंचल होता है। जरा-सी पेछुर (पैरों की आवाज) 
सुनकर कनोती बदलने लगता है। कालिदास ने 'कनौतीवाले” के लिए “ऊर्वकर्ण!३ शब्द का 
उल्लेख किया है। 


) “हेबारवेणपूरित भुवनोदर विवरेण” 
“-जाण : कादस्बरी, इन्द्रायुधवर्णना, सिद्धाच० कलकत्ता, द्वि० सं०, ४० ३०२। 
द २ यदि घोड़े के दाँतों पर लाती दिखाई पड़ती है, वो समक लो कि उसका शरीर शक्ति 
. से खाली है, अर्थात्‌ वह दुबंल हो गया । 
3 ८निष्कम्पचामर शिखा निम्दतोध्यकर्णा:”--कालिदास : अभिक्ञान शाकुंतल, अंक २, 
इलोक ८ । 


( १७४१ ) 


.. जिस घोड़े पर कपी-कभी सवारी की जाती है, उसे कोतल कहते हैं। यात्रा . में पहले सवारी 
के घोड़े के साथ एक कोतल रहा करता था। आवश्यकता पड़ने पर ही उससे काम लिया जाता 
था | घोड़े पर चढ़नेवाले को घुडचढंता, सवार या असवार (सं० अश्ववार)) कहतें हैं। 
लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 


“पोड़चढ़न्ता गिरे, गिरे का पीसनहारी' ।” 


घोड़े के मल को लीद्‌ (देश० लद्दी--पा० स० म०) कहते हैं | घोड़े की लीद और पेशाब 
से भींगी हुई घास लीद्मुतारी घास कहाती है । 

अलीगढ़ क्षेत्र में नसल्ों के हिसाब से जो घोड़े पाये जाते हैं, उनके नामों में ताजी, तुकी 
अरबी, पहाड़ी, भटिया, काबुली और देंसी नाम अधिक प्रचलित हैं | खुरासान की नस्लवाला 
ताजी (फा० ताज्जी), तुर्किस्तानी नस्ल का तुर्की (फा० ठुक से सम्बन्धित), अरब देश का अरबी, 
नैपाल आदि पहाड़ी स्थानों का पह्ठाड़ी, भूटान का भटिया, काबुल का कावुली ओर यहीं की 
घोड़ी और घोडा से उत्पन्न देसी कहाता है। पहाड़ी, भूटिया और देसी घोड़े प्रायः गठुआ (छोटे) 
होते है| अरबी घोडा बढ़िया होता है। यह तुर्त कनोती और त्योरी (सं० त्रिकुटी > तिडरी 
त्यौरी) बदलता है । 


जवान और नये घोड़े को घर्लीदें (लकड़ी का बना हुआ एक ढाँचा) में जोतकर फिराया 





[ रेखा-चित्र ३६ (अ्र)] 


जाता है, ताक चलने में ठीक हो जाय | घसीटे का डंडा हथेला और हथेले का तख्ता पाटा कहाता 
है। डॉड़े के कुन्दों में बँधी हुई रस्सियाँ बाग कहाती हैं। 


कह बट है पी. ० | 
२६४--रंगों और विशेष चिहों के आधार पर घोड़ों के नाम--सफेद और लाल 
रंगों का घोड़ा अबलक (फा० अबलक) कहाता है । यदि सारी देह सफेद हो और उस पर लाल 





। “तमश्ववारा जवनाइवयायिन प्रकाशरूपा मनुजेशमन्वयुः---श्री ह : नैषध, १॥६७ 


+ घोड़े पर चढ़नेबाला ही गिरता है, चक्की पीसनेवाली थोड़े ही गिरेगी अथात्‌ कठिन एवं 
भीषण काय करनेवाले ही कठिनता ओर असफलता का सामना किया करते हैं । 


( १४३ ) 
छींटे हों तो उसे चीनियाँ कहते हैं। यदि कई रंगों की धारियाँ तथा बूँदें शरीर पर हों तो वह 
छुर्य कहाता है। अबलक और छरें घोड़े अच्छे होते हैं-- 
“अबलक छुरे पावे गैल | बिना बिचारें ले लेउ छैल ||?" 
जिस घोड़े की देह 'भूरी” (लाल और खाकी रंग मिले हुए) हो और टाँगें घुटनों से लेकर 
स्॒मों तक काली हों, वह कुछला' (सं०कुलाह--मो० बि०) कहाता है। कुल्ले की पींठ पर गर्दन से 
पूंछ तक काली धारी होती है । 


जिस घोड़े का एक पाँव सफेद हो बाकी सारा बदन किसी अन्य रंग का हो, उसे अ्ज॑ण्ट 

या रजली (अ० अजल--स्टाइन ०) कहते हैं| यह खोटा होता है-- 
“घोड़ा है रू्जली। निकरैगी दंगली ||” 

जो घोड़ा बिलकुल सफेद रंग का हो; आँखों की पुतलियाँ और बिनूनियाँ भी सकेद हों 

उसे नुकरा (अ० नुक़रा) कहते हैं । 
हु जिस धोड़े का रंग स्याही मिला लाल हो, चारों टाँगें काली हों; पीठ, आल (तु० याल) 

तथा पूछ भी काली हो ड्से कुम्मेत कहते हैं | सुमों को छोड़कर सारी देह स्याही माइल सुख हो, 
तो उस घोड़े को आठ गाँठ कुम्मैत कहते हैं | यह अच्छी चलगत (चाल) का होता है। यदि 
लाल रंग में बहुत हलका कालापन हो तो वह तेलिया कुस्मैत कहाता है। 

सुज़े रंगवाले घोड़े को खुरंग कहते हैं। जिसकी देह का रंग बादामी हो उसे समन्द 
(फ़ा० समन्द) और यदि बादामी देह के साथ-साथ पूँछ, आल और गाँगें काली हों तो उसे 
सेलीसमन्द कहते हैं । सेलीसमन्द की पीठ पर तीर की तरह एक काली रेखा होती है। हेमचन्द्र 
ने सेहल' (देशी नाममाला, ८।५८) शब्द बाण के अर्थ में लिखा है। 

जिछकी देह पीली तथा आल और पूछ सफेद हों वह सिरगा कहाता है। जहाँ-तहाँ सफेद 
और पीले रंगों की धारियाँ हों ओर बाकी देह लाल हो, उसे संगली कहते हैं । 

नीली पसमी के सफ़ेद घोड़े को सबजा (फ़ा० सब्ज:) और सफ़ेद को करका (सं० कके-- 
सिते तु कक--कोकाहौ--अमिधान० ४)३०३) कहते हैं। यदि सबजे की पसमी (बाल) कुछ 
अधिक नीली हों, तो उसे बिल्लौरी (फ़ा० बिल्लूर ८ एक पत्थर, जिसका रंग नीला होता है) कहते 
हैं। करके को भकक भूरा भी कहते हैं| कक राशि का अधिपति चन्धमा है। इसलिए “कक? का 
अर्थ सफ़ेद है। पतंजलि के अनुसार भी 'ककः का अर्थ श्वेत अश्व' है ३ 

जिस घोड़े का रंग हल्का काला अर्थात्‌ मुश्क (कस्तूरी) का-सा होता है, उसे सुस्की 

हैं न 5 ९ ता पे 
(फ़ा० मुश्की) कहते हैं । काले मुंह का घोड़ा करम्हुआ (सं० कालमुख ) कहाता है। यह असेना 
(सं० असहनीय) माना जाता है। 
“देह सेत और म्हौं को स्थाम | सो करम्होशाँ खोदी जान |[??* 


५ यदि रास्ते में अबछक और छुर॑ घोड़े मिल जायें तो हे छेल ! उन्हें बिना विचार किये 
ही खरीद लो । 
२ घोड़ा रब्जली है। अतः कूद-फाँद आदि करनेबारा दंगलछी निकलेगा । 
४. ३ धसमाने च झुल्के वर्ण गौः इवेत इति भवत्यश॒वः कक इति' । 
_-महाभाष्य, सूत्र ११२७१; २२२९ । 
४ जिसका शरीर सफेद और मुँह काता हो, वह कहाम॒हाँ कहाता है। उसे खोद समकिए। 
श्ह्‌ 


( शेड्ी४ड  ) 


प्याज रंग की घोड़ी और काले रंग का लमदंगा ( लम्बी टॉँगोंबाला ) घोड़ा अच्छा 

नहीं होता--- 
“प्याजू रंग बँधी घर घोड़ी। बदिके करवाइ देगी चोरी ॥”” 

जिस घोड़े का रंग सफेद हो और बाल पीले हों, वह सिराजी (शीराज़ीज+ईरान के 

नगर शीराज़ का) कहाता है। 
“लमटंगा होइ रंग में कारी। घर ते करि देइ देस निकारो ॥४९ 

मुस्की घोड़े की देह पर कुछ लालामी (लाली) और छा जाय: तो वह लाखी कहाने लगता 
है। लाखी का रंग लाख (पीपल के पेड का गोंद) के समान होता है । 

सरंग घोड़े का रंग लाल होता है। यदि सुरंग की खाल में कालेपन क्ा.:अंश और 
भलकने लगे तो उसे चोधर कहने लगते हैं | यह अशुभ माना जाता है| प्रसिद्ध है-- 

“गज समान जा अश्व को, रंग होइ सब गात । 
चौधर चोकस असुम है, करो न वाकी बात ॥”?१ 

हलके नीले रंग की देह पर कुछ तिल भी हों तो वह घोड़ा अरणखीं (फ़ा० अश ८ आस्मान;अरसी <« 
अस्मान के-से रंग का) कहाता है | बादामी और किशमिशी रंगों के मिलाने से जो रंग बनता है 
वैसा रंग तो देह का हो; और कहीं-कहीं काले धब्बे भी हों, उसे भीकस्बरी कहते. हैं। घो 
माथे का सफेद दाग टिप्पा कहाता है । टिप्पेवाले घोड़ों को टिप्पल्ल कहते हैं। छुट्टलं घोड़ा मँदुआ 
कहाता है । यह खेतों में बे रोक-टोक घूमता रहता है| इसे दाग दिया जाता है, ताकि लोग समझ 
लें कि यह भँदुआ है। 

0२६४--जिस घोड़े के चारों पैर ओर मुह भी सफेद हो तो उसे पचकल्यानी कहते 
हैं| यह बहुत उत्तम और शुम माना गया है। . 

देवमन (सं० देवमणि) घोड़ा, बड़ा. भाग्यशाली माना जाता है । इसकी गर्दन के नीचे छावी 
पर.दो मौरियाँ होती है.। दिवमणि! एक विशेष भौंदी का. ,ही नाम है | ओऔहर्ष ने मैषध (१४८) में 
दिवमणि!४ शब्द का प्रयोग किया है ओर . मल्लिनाथ" ने उसका अर्थ आआावर्त:विशेष! क्रिया है। 

जिस घोड़े की दाहिनी टाँग पर सुम से चित्रठी हुई सॉरी (>बालों का गोल चक्कर, सं० 
भ्रमरिका >मेंउरिश्र > मोरी) होती है, उसे पदमा कहते हैं | सबजा, देवमन और पदमा आदि 
घोड़े शुभ माने गये हैं-- 

. . “सबजा पदमा देवमन, चौथौ पचकल्यान । 

' इनमें दोस न ऐब कहछु, कहि गये चतुर सुजान |? ४ 


) ग्रदि प्याज के-से रंग की घोड़ी घर में बाँधी गईं, तो वह अवश्य चोरी करा देंगी । 


२ यदि किसी के यहाँ काले रंग का लम्बी टॉगॉवाला घोडा होगा, तो वह उसका घर से 
देश-निकाला करा देगा । 4. 300 आम है 
2 जिस घोड़े का रंग हाथी के समान हो, उसे चौधर कहते हैं । यह भ्रछ्ठभ होता है । 
इसको बात भी मत करो, खरीदना तो दूर रहा । पा ' 
४ “निगाछगादेब्रमेणरिवोल्थिते:---शरीहर्थ : नैषघ॑स्‌, .१।५८ 
+ “देवमणिः आवत विशेष: ; लिगा तजो देवमणिरिति लक्षणात्‌” । 
मब्लिनाथी टीका; नैषध, १|७८ । *. | 
“निगा तस्तु गलोहेशे?-.-अमर ० २।८।४८ क ; 
* सबजा, पदमा, देवमन ओर पचकब्यानी घोड़ों 'सें कोई दोष नेहीं होतां। ऐसा चतुर 
सनुष्यों ने कहा है | आई आम आर 


( शड४ ) 


: सौरा करा (सुस्त) और पतली कमर का घोड़ा अच्छा नहीं माना जाता-- 
“सीतल पतरी लंक न्हौं, क्छु भोजन कछ्ु रोस | 
ये ही तिरियन पाँच शुन, येही तुरियन दोस [।?” 
जिस घोड़े की तीन ढाँगें एक ही रज्ञ की हों और चौथी में कई रज्ञ हों तो वह सशुनी 
(सं० शकुनीय) और शुभ माना जाता है-- 
द “तीन पाये होंयँ एकसे, चौथौ रह्न-बिरद्ध । 
चले जाउ बनखण्ड में, तौऊ लब्छिमी संग |” 
जिस घोड़े के खायों ( अंडकोश ) में एक ही पोता ( अंड ) होता है, वह इकपुतिया 
(एक + फ्रा० फ़ोता) कहाता है। वह घोड़ा ताखी कहलाता है, जिसकी एक आँख बिल्लौरी हो और 
उसमें पुतली कुछ टेढ़े रुख़ में हों। जिसके पुद्दे ढालू और गडढ़ेदार होते हैं, वह पुट्ठेढार 
कहाता है । जिस घोड़े के माथे पर सफेद, पतली और छोटी धारी हो, लेकिन वह बीच में टूट गई 
हो, उसे तिलकतोड़ कहते हैं- 
“तिलक तोड़ जसरथ ने लीयौ। पूत-बिछोयो छिन में कीयौ |”! 5 
“तिलक तोड़ मति लइयो घोड़ा | जसरथ कौ-सौ बिछुटै जोड़ा |” ४ 
जिस घोड़े की छाती पर भौंरी होती है, उसे हिरदावल कहते हैं। यह अच्छा नहीं माना 
जाता-- ््््ि पी 
“हिय हेरी हिरदावल होइ | ऐबी है कुछ देइगौ खोइ |” 
जिस घोड़ के थन होते. हैं, वह थनी या थनिया कहाता है-- 
“जेहरि घोड़ी घोड़ा थनी। जे नहीं छोड़ें आपन धनी ||? 
गद्दा या जीन कसते समय घोड़े के पेट और पीठ पर एक चमड़े या सूत की पट्टी कसकर 
बाँधी जाती है, जिसे तंग कहते हैं | उस तंग-बँधनी जगह पर जिसके भौरी होती है, उस घोड़े को 
'तंगतोड़” कहते हैं। जिसकी पीठ पर काँठी के पास भोंरी हो, वह चितसम (सं० चित्तप्रम) 
कहाता है । यह थोड़ा रास्ते में उल्ठा-सीधा चलता है। जिसकी अगली दाँगों में घुटनों के ऊपर 
भोरियाँ हों वह भेखडखेर कहलाता है| जिसके माथे पर एक गोल बड़ी भौरी हो, वह मनियाँ 
कहाता है । यदि वही भौंरी साँप के फन की शक्ल में हो तो वह फनियाँ कहाता है | 


) शीतलता, पतली कमर, थोड़ा भोजन करना, कुछ रोष (मान) होना और नाखून रँगे हुए 
होना, ये पाँच स्त्रियों के तो गुण माने गये हैं, लेकिन घोड़ों में दोष माने गये हैं । 

२ थदि किसी घोड़े की तीन ठाँगें एक-सी और चोथी कई रंगों की हो, तो उसे लेकर यदि 
वन में भी चले जाओगे तो वहाँ भी लक्ष्मी साथ रहेगी । 

3 शाजा दशरथ ने तिलकतोड़ घोड़ा खरीदा था। उसका परिणाम यह निकला कि उनका 
पुत्रों से वियोग क्षण भर में हो गया । 

४ कोई तिलकतोंड घोड़ा मंत खरीदना, नहीं तो राजा दशरथ की भाँति पुत्रों का जोड़ा 
बिछुड ' जायगा । । 

 ण, हिरदावल घोड़े को छाती को देखो । यदि वह हिरदावल है, तो ऐबी (दोषी) निकलेगा | 

भोर अपने मालिक के कुछ का नाश कर देगा । हे हा 

६ थनी घोड़ा और जेंहरी (“जेहंरिं' > जिस घोडी के सिर पर तले ऊपर दुद्दरी गाँठ हो). 
घोड़ी अपने मालिक का अनिष्ठ करती है। जा 


( श१४द६ ) 


काटनेवाला कट्टर (जायसी ने इसे 'काटर”" लिखा है) सवारी करते समय अड़ जानेवाला 
और पीछे को हटठनेवाला हद्वर, लात मारनेवाला लतखना ओर चुपचाप काट लेनेवाला चुप्पा 
कहाता है | हवर घोड़ा ठीक नहीं होता-- क्‍ 
“नारि करकसा हद्दर घोड | हाकिम होइ पर खाइ अँकोर | 
कपटी मितुर पुत्तर चोर। इन्हें जाइ गहरे में बोर ॥”?* 
जिसकी देह में प्रायः खाज (खुजली या खारिश) रहती है, उसे खरुस कहते हैं । 
जिस घोड़े के सुम गाय के खुरों के समान हों वह गोसम्मा (सं० गो + फ़ा० सुम) और पूँछ 
गाय की-सी हो तो वह गबदुम्मा (सं० गो+ फ़ा० दुम) कहाता है । जिसकी छाती पर गाँठ-सी उठी 
हुई हो, उसे बंकहिया (सं० वक्रहद) कहते हैं । जिस घोड़े की छाती पर एक सफेद रेखा हो, बह 
लकची रिया कहाता है। यदि मुंह सफेद और आँखें काली हों, तो उसे सेतंजनी और तरुआ 
(सं० तालु) काला हो तो उसे लॉतरा (सं० श्यामतालु) कहदे हैं। जिसके पूट्टों के नीचे आँख की 
शक्ल की भौंरी होती है, उसे गैबतकी (अ० गैत्र 5 परोक्ष + तकी>ताकनेवाला; प्रा० तकक्‍कइ 
देखता है) कहते हैं | बगल की भौंरीवाला कखावत (सं० कक्षावते) कहातः है। गधे के समान 
मुँ हवाला खरमुहाँ कहाता है । इसके सम्बन्ध में घुड़ तो (घोड़ों के लक्षण जाननेवाले) का कहना 
है कि इसको रखनेवाले आदमी की मौत जल्दी हो जाती है। जिसके सुम फटे हुए हों, वह चोचर 
और जिसके कान में एक छोटा-सा कान और हो, वह कन्चुओं कहाता है। कड़े बालों और आलों 
वाला करूमिया (संभवतः सं० कड्ड +सं० रोम से सम्बन्धित) कहलाता है | कन्नुआँ असैना माना 
जाता है-- 
/ कान में कान कन्नुआँ जान | ताहि छोड़िकें बिसहो आन ।”!१ 


योडे की सेजोली लाग के भाण और उनके रोण 


| जिसमें रस गठता हैं 
* -->7तिली (गेल ढई रोग | 






(सोॉंचरर रोग ॥ पौरेपा <-- 


20 >> जुड़ा गैजा' रोग ) 
' मी 58 ( थधकरानल' रोएा | 


युतती 
[ रेखा-चित्र ३७] 








१ “आना काटर एक तुखारू” 
“--सं० माताप्रसाद गुप्त : जायसी ग्रन्थावली, पद्मावत, २७३॥। ६ 
२ यदि किसो को खी ककशा (छड़ाकू तथा कगडालू) हो, घोडा हट्दर (पीछे हटनेवाला) हो, 
हाकिम रिव्वतखोर हो, मित्र कपटी हो, और पुत्र चोर हो तो इन सबको गहरे में ले जाकर डुबा देना 
चाहिए । | 
3 जिस घोड़े के कान में एक छोटा-सा कान और हो, उसे कन्नुओँ जानों | डसे न खरीदों, 
किसी दूसरे को क्रय करो। 


च्ट ५ अंजरओ ० 


( १४७ ) 


इसी तरह रोगों के आधार पर चौरंगिया, सकनारिया, बेजिया, चकरा-बलिया और 
बिलहड़िया भी धोड़ों के नाम हैं । (देखिए रेखा-चित्र ३७) 

पतली कमर और मटमैले रंग का घोड़ा केहरी; आल-पुँछ सफेद और चारों पायेँ काले 
हों, वह चस्पई; मेँ ह पर माथे से लेकर नथुनों तक एक पतली रेखा हो, तो वह तिलकी और जिसके 
माथे पर सफेदी हो और उस सफेदी में भौंरी हो, तो वह जैमंगली (सं० जयमंगली) कहाता है। 
जैमंगली के विषय में सालोत्तरियों (सं० शालिहोत्री) का कहना है कि यह घर का सब दिलद्वर 
(सं० दाखिय) पार कर देता है| यदि किसी घोड़े के माथे पर बराबर-बराबर दो भौंरियाँ हों तो वह 
धन्दासूरज” कहाता है। जिस घोड़े के माथे पर बहुत छोटी-सी भौंरी होती है, उसे सितारापेशानी 
कहते हैं | प्रसिद्ध है--- 

“सितारापेशानी, बदमाशी की निशानी |?! 

जिस घोढे के पाँच भौरियाँ एक साथ होती हैं, वह पच्रभगठी कहाता है (पंचमभद्र-- 
“पंचमद्रस्तु ह॒त्यृष्ठ मुख पाश्वेषु पुष्मित:?--हेमचन्ध : अमिधान० ४३०२) | 

6५६६--घोड़ो की चालो के नाम--घोड़ों में चालें निकालनेवाले और उनके गुण 
परखनेवाले व्यक्ति सालोत्तरी कहाते हैं| एक चाल कुर्देती या कुदका कहलाती है, जिसमें 
घोडा कूद-कूदकर चलता है । उस समय सवार का शरीर बहुत हिलता है। कुददेती चाल दौड से 
हलकी होती है। एक चाल जिसमें घोड़ा आधा दौडता-सा है और आधा चाल-सी चलता है, 
रेबिया' कहाती है | दौडनें और तेज चलने की मिली हुई एक चाल को पोइया कहते हैं। घोड़े 
में एक चाल ढुलकी होती है । इसे डगफार भी कहते है। इसमें घोड़े की टाँगें अलग-अलग 
क्रमशः लम्बी डगों की दशा में पडती हैं | इस चाल में क्रम से “टप-टप” की आवाज होती जाती 
है। दुलकी चाल से घोडा लम्बी मंजिल को मी जल्दी और आराम से तय कर लेता है। यह 
चाल बढ़िया मानी गई हैं । 

कुर्देती, रेविया और पोइया शब्दों का सम्बन्ध क्रमशः सं० आस्कन्दित, सं० रेचित 
और सं० प्लुत से मालूम होता है। अमरकोशकार ने जिन पाँच चालों का उल्लेख किया है, उनमें 
ये तीन भी आ जाती है।* 

जब घोडा पूरी ताकत से दौड़ता है और अगली दोनों ढाँगें एक साथ तथा फिर पिछली दोनों 
टाँगें एक साथ डालता चलता है, तब उसे दौड़, मैदान, फरवट, सरपट, फरफद, चोकड़ी 
या चौका कहते हैं | प्रदर्शनी आदि मेलों में घोडे चौकड़ी या चौके में ही दोडाये जाते हैं | उस समय 
सवार रकेबो (लोहे के पावदान, जो रस्सी या तस्मों में बँघे हुए घोड़े के जीन के दोनों ओर लडके 
रहते हैं, रक्रेब कहते हैं) पर खड़ा हो जाता है (अ० रकाब > हि. रकेब) | महाकवि सूरदास 
ने चौका नाम की चाल का उल्लेख किया है।* द 


१ सतारापेशानी नाम का घोडा बडा ऐबी और बदमाश होता है। ऐसे घोड़े को भूलकर 
भी क्रय न करे । ि 
२ ८आस्कन्दितं, घौरितकं, रेचितं, वल्गितं प्छुतं । गतयो<सूः पंचधाराः ।” 
--अमर० २॥८।४८-४९ । 
3 ८सूर स्थाम हों रहौ थकक्‍यौ-सौ ज्यों रण चौका भूल्यों ।” 
“>॑सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, ६०४१ २४ | 
“बोले रुगनि चौक चरननि के हुतो जु जिय बिसरायी ।” 
““सूरसागरे, काशी ना० औ० सभा, १०॥४१३१। 


( रैडय ) 


आऋश्णा या कदमस चाल चलते समय घोड़ा देह को साधकर चलता है। चारों टाँगें अलग- 
अलग पड़ती हैं | इस चाल में सवार घोड़े की लगाम खिंची हुईं रखता है और घोड़े का कल्ला 

(गर्दन) भी उठा हुआ ओर स्थिर रहता है। जिस तरह कि कहारी सिर पर घडा ले जाते समय 

अपनी गदन को रखती है, ठीक उसी तरह से ही घोड़े की गदन रहती है । 

घोड़े में एक चाल सागाम (फ़ा० सिहगान » तीन चालों का मिश्रण) नाम की होती है। 
इसे आरामी चाल भी कहते हैं। इसमें दुलकी से अधिक आराम मिलता है | जिस तंरह कोई 
आदमी ग्रातः भ्रमण के लिए जातें समय कुछ तेजी से टहलता है, ठीक उसी तरह घोड़ा भी सागाम 
चाल में कुछ तेज चलता है । ऊपर को उछट्ठी मारते हुए घोड़े का कूदना कुलॉँस (फा० कुलाच--.. 
स्टाइन ०) कहावा है । 
एक चाल जिसमें घोड़े की लगाम काफी ढीली रहती है। शरीर पर जोर देकर धोड़े को 
चलना पड॒ता है। कटाई के समय जैसे कैंची के फल चलते हैं, ठीक उसी तरह घोड़े की टाँगं 
पडती हैं | इस चाल में न घोड़े का शरीर हिलता है ओर न सवार । इसे रुश्ठाल कहते हैं । 
घम्मक ओर नासनी चालें भी होती हैं। ये प्रायः जैपुरी जाति के घोड़ों में पाई जाती हैं। 
नासनी! शब्द का सम्बन्ध सम्मवतः सं० न्यासनिका! से है। नासनी चाल में अगली टाँगों में से 
कोई न कोई हर समय उठी हुई और घुटने पर से मुड़ी हुई रहती है। दुलकी चाल चलते समय घोड़ा 
बीच-बीच में उछुट्टी-सी मारता चलता है, उस उछुट्दीवाली चाल को लंगूरी” कहते हैं । 

.. दो मिली हुई चाले दुगामा कहाती हैं| दुलकी और कदम मिलकर दुगामा चाल कहाते 
हैं । एक चाल चऔगामा कहलाती है। चौगामा में क्रमशः चार चालों का दिखावा है। अक्सर 
गाँवों में बरात की चढ़त पर कुछ सवार अपने घोड़ों को चोगामा में चलाते हैं | थोड़ी-थोड़ी देर 
बाद कदम, रुहाल, दुगामा और सागाम की चालों में घोड़े को चलाना ही चोगामा 
कहलाता है । 

एक बहुत मुश्किल और प्रसिद्ध चाल चमक घम्बाल है | इस चाल को होशियार सालो 
त्तरी ही जानता है। इस चाल के लिए घोड़े को खास तोर से अम्यस्त किया जाता है। चमक 
धम्बाल के समय घोड़ा क्रमशः अपने अगले घुटनों को मुह से चूमता चलता है| चूमते समय वह 
घुटने को ऊपर उठाता भी है | 
'एक चाल, जिसमें घोड़ा अगले घुटनों में से एक-एक को क्रमशः सीने से लगाता चलता है, 
इकबाई कहाती है। इसी चाल से मिलती-जुलती एक चाल लूँगड़ी कहाती है | इसमें सदा अगला 
एक ही पैर लगातार उठा रहता & और शेष तीन पैरों से घोड़ा चलता रहता है | 
0२५६७--घोड़ी के सामान्य रोगों के नाम--कभी-कभी घोड़े को एक रोग हो जाता 
हैं, जिसमें उसकी नाक से पानी-सा बहता रहता है। इसे सकनार या नकार कहते हैं। बैलों के 
जैसे मूँजे फूटते हैं ओर शरीर में से कई जगहों पर खून निकलने लगता है, ठीक उसी तरह से घोड़े 
की चारों टाँगे लोह-लुहान (खून से लथपथ) हो जाती हैं | वह चलने से मजबूर हो जाता है | इस 
रोग को चोरंगा कहते हैं । जिस रोग में घोड़े के मूँह का लरुआ (तालु) फट जाता है, वह तरवाई 
कहाता है। इसी तरह एक रोग थमबाईं होता है, जिसमें घोड़े का एक पाँव आगे तनकर अकड-सा 
जाता है | 
डे की टाँग में एक द्रव. पदार्थ होता है | वह नसों द्वारा बहता हुआ टाप की पुतली 
(सुम के नीचे तलवे में एक खास जगह) में सें बाहर निकल जाता है। इस द्रव पर्दार्थ को रस 
कहते हैं | टाँग में रस के रुक जाने से कई रोग पैदा हो जाते हैं घोड़े की तिली में एक मोटी-सी 
नस नली कहाती है। इस नली में जब रस रुक जाता हैं और तिंली सूज जाती है, “तंव वह रोग 


( शेषह ) 
बेलहडडी' कहाता है। तिली और मोचिया के बीच में एंक उभरा हुआ भाग होंता है, जिसे मुदठा 


कहते हैं । इसमें सूजन आ जाने पर बैज्ञा रोग कहाता है। इसी प्रकार मोचिया में चकरायंत और 
परिया (छुटना) में भोथरा रोग हो जाते हैं। ये रोग प्रायः टाँगों में ही होते हैं | 


0२५६८--घोड़ी के वाशष्ट रोगा के नाम--- 


(१) शरीर में होनेवाले दर्दों के नाम--खुद्यवन्त (क्ुधावन्त) सूल घोड़े की एक खास 
बीमारी है | इससे घोड़े की सारी देह में दर्द रहता है। वह बार-बार छाती पीयता-है और अपना 
शरीर चाटता है। इस रोग में घोड़ा बहुत बोदा (कमज़ोर) ओर पोच (फ़ा०फ़च «बलहीन) हो 
जाता है। सुकुमार या कोमल के अर्थ में देशी नाम माला (६६०) में 'पोच्च” शब्द का उल्लेख है | 

पिटदसूल (उद्रशुल), भ्ुम्मकसूल, पनसूल, रसोनिया सूल और खरखूल आदि शूलों 
(दर्द) के ही नाम हैं | घोड़े के शरीर पर चकते पड़ जाते हैं, तो उस रोग को पिठी कहते हैं। एक 
रोग अभिनयबाद होता है, जिसमें घोड़े की देह के बाल ओर चमड़ा गलकर अलग हो जाता है| 
बादगीरा रोग में घोड़े की कमर ओर रीढ़े में दर्द होने लगता है | 

(२) शरीर के अन्य रोश--जिस रोग में घोड़े की देह म॑ गाँठे-ली उठ आती हैं, उसे 
बदी रोग कहते हैं । 

घोड़े के शरीर में चकते पड़ जाते हैं और उसे खुजली भी सताती है, उस रोग को सीरीट 
कहते हैं । 

जब घोड़े की नस-नस फड़कती हुईं मालूम पड॒ती है, ओर सारे शरीर म॑ सूजन आ जाती है 
तब उस रोग को बेल कहते हैं । 

कम्पब्ााइ रोग में घोड़े का शरीर काँपने लगता है। “कम्पबाइ” शब्द सं० कम्पवात से 
व्युतपन्न है | 

किसी-किसी घोड़े की देह पर से खाल कुछ-कुछ उचल जाती है और उसमें खुजली आती हैं । 
वह रोग बसकारी कहाता है | 
| हंश्बाद भी एक रोग है। इसमें घोड़े का शरीर सूज जाता है, ओर आँखें हरी-हरी हो 
जाती हैं | यदि घोड़े के शरीर में आग-सी जलने लगे और गर्मी से बेचेन रहे तो वह रोग दहकी 
कहाता है | इस' रोग में देह के बाल गिर जाते हैं। तबक रोग में तद् बँघने की जगह (छाती के 
पास) रोठी की भाँति की एक टिकिया निकल आती है | पित्तविकार से जोकलननफ्सा नाम.का रोग 
भी हो जाता है। सीनाबंद रोग में कस्घे पर सूजन आ जाती है। 

(३) आँखों के रोग--जब घोड़े को साँक तथा रात में दिखाई नहीं देता तब उस रोग को 
रतोंधी या रातरोध कहते हैं।'* 


आँख के तारे में पड़ा हुआ सफेद दाग फूली या फूला कहाता है। यदि श्राँख में मांस 
की गोली-सी उठी हुई हो, तो वह टेट कहाती है। इसे नाखूना या जाला भी कहते हैं | दोगमा 
रोग में घोड़े की आँखें बैठ जाती हैं । 

(४) नाक के.रोग--यदि घोड़े की नाक पर गाँठ-सी उठ आबे और उसमें से प्रानी-सा 
रिसे तो बह गंडमाल रोग कहाता है। द 

(५) मुतान और आँड के रोग--चिनग' रोग घोड़े के मतान की नली में होता है! 
इसमें घोड़े का पेशाब धीरे-धीरे उतरता है। कतानबाइ और कपोतीबाइ रोग आँड़ों (बै० सं० 
आर्ड--अथर्व ० ६।७१३) में होता है। 


स/ताअभाहना७4५ ५८९००, 





१ रतौंघी को भोजपुरी में 'सबकोर' कहते हैं (फ़ा० शब ८ रात, + कौर ८ अन्धा) । 


( १५० ) 

(६) मुँह के रोग--गुम्मबाइ रोग में मुँह सूज जाता है और घोड़ा चुप-चाप पड़ा रहता 
है| एक रोग दसाकबाइ होता है। इस रोग में घोड़े के मुँह पर खून निकलने लगता है। साँख रोग 
में घोड़ा मेंह खोलकर लम्बी-लम्बी साँसें भरता है और जल्दी हार जाता है, अर्थात्‌ चलते-चलते जल्दी 
थक जाता है। कान के पास सूजन आ जाय तो उस रोग को 'गलखुरा” कहते हैं। खबक रोग में 
गले में छाले पड जाते है | 

(७) पेट के रोगों के नाम--अफरा, अखरखुली, मरोर, प्ठन, आम (आँव) 
आदि पेट के ही रोग हैं। इन रोगों से पेट में दर्द उठता है। एक रोग “करकरी? या कसकसी 
कहाता है । इसमें घोड़े के पेट में बडा दर्द होता है, तब वह थोड़ी-थोड़ी देर में खडा होता और 
लेटता है । 

(८) टाँगो के रोग--शोढ़े के अगले और पिछले पैरों में जब बाहर की ओर हड्डी बढ़ जाती 
है, तब्र उस रोग को हाड्िन या बजरहड़ी कहते हैं। जब अगले पैर की हड्डी फूल जाती है, तब उस 
रोग को बेलहड़ी कहते हैं। जब घोड़े का पिछले पैर का घुटना फूल जाता है, तब वह रोग 

भोखड़ा या जनुआं कहाता है | 

जब अगली या पिछली टाँगों के सुम चलने में एक दूसरे से लगते हैं, तब वह रोग नेबर 
कहाता है | । 
पिछली टाँगों की गाँठें सूख जायूँ तो वह रोग भ्रूतरा कहाता है । 

घोंटू सूजने पर घोडुआ रोग कहा जाता है । 

घोडे की चारों टाँगें जब लकड़ी की भाँति तन जाती हैं तब उस रोग को उतकन्नबाइ कहते 
हैं | इसी तरह संतनचाइ और ऋनकबाईइ भी टाँगों में ही होते हैं। इन रोगों में घोड़े की टाँगों में 
दर्द होता है और वे सूज जाती हैं । 

सुम में एक रोग होता है, जिसे थालभस्स या थलभरसा कहते हैं । 

(£) पूंछ का रोग--पूँछ (सं० पुच्छ) का एक रोग बम्हनी कहाता है। इसमें घोड़े की 
पूँछ के बाल गिर जाते हैं, और अन्त में पँछ भी सूखकर बहुत पतली पड जाती है। 

घोड़े की रोगीली टॉग और रोग [रेखा-चित्र ३७] | 

0२६६--घोडा बँधने का स्थान--खुली हुई जगह जहाँ घोडा बँघता है, 'थान' (सं० 
स्थान) कहाती है। घोड़ा बँधने का कोठा या पटावदार दालान-सा स्थान असबल (अ्र० अस्तबल), 
तबेला या घुड़सार (सं० घोटशाल) कहाता है। 

थान के सम्बन्ध में कहावत है कि-- 

“घोड़ा और बर थान पै ही पुजतएँ |”? 


(२) ऊँट, गधा ओर कुत्ता 
$२७०--गधा और कुत्ता किसान के जीवन से अप्रत्यक्ष रूप में सम्बन्धित हैं | ऊँट तो 
किसान की खेती में काम आता हो है। ऊँट को 'बल्बल! या करहा (सं० करमक) * भी कहते हैं। 


) घोडा और वर (वह छडका जिसकों लडकीवाला ब्याह करने की दृष्टि से देखने आता 
है) अपनी जगह पर ही सम्मान पाते हैं। 
९ “पृथ्वीराज: करभकरणठ कडारमाशों ॥” 
“साथ : शिशुपालबध, ७।३ 


( १५१ ) 


ऊँट की आवाज के लिए 'बलबलाना' क्रिया प्रचलित है | मजबूरी और जीहुज्री का भाव प्रकट 
करने के लिए ऊट के संबंध में एक लोकोक्ति प्रचलित है-- 
“जाट कहे सुन॒ जाटनी जाई गाम में रहनौ |” 
ऊँट बिलइया लै गई, तौ हाँ-जी हाँ-जी कहनौ ॥" 

ऊँट का बच्चा बोदा या बोता (इग० में) कहाता है। उटिनी को साँढ़िनी या साँढ़ी 
(सं ० सर्दिका मो ० वि० ) भी कहते है | ऊँटों की पंक्ति लंगार कहाती है । 

ऊँट के मुंह के आगे की मुलायम और लिवलिबी खाल जवाड़ी कहाती है। आँखों के 
ऊपरवाले गइढ़े ठपोर कहे जाते हैं | डँट की पीठ पर उठे हुए भाग को “कुब्ब' (कुहान) कहते 
है | अगली दोनों टाँगों के बीच में छाती पर जो गोल-गोल चकला-सा होता है, वह ईडर या 
बेठका कहाता है। इसे ऊँट की पाँचवी टाँग भी कहते हैं| ऊँट के घुटने जन” कहाते हैं । पाँव 
का गद्दीदार हिस्सा पाचटी और पाँचटी के बीच में बना हुआ गडढेदार भाग गाई या दाबची 
कहाता है । उँट के पिछले पुद्टों को चड्ढा और पाँवटी से ऊपरवाले भाग को गद्ञा कहते हैं | छाती 
का भाग गोर और अगली टाँगों का ऊपरी भाग फड़ कहाता है | ऊँट में तीन तरह की चालें होती 
हैं--(१) बीट (२) दान (३) कल्छार । बीट में ऊँट धीरे-धीरे चलता है और डगगें छोटी पड़ती 
है । बीट से तेज चाल ढान है | इसमें ऊँट कुछ दौह़ता-सा है और डगे. लम्बी डालता है। पूरी 
दौड़ जिसमें ऊँट भर-मैदान दौड़ता है, बह कल्छार कहाती है। 

6२७१--गधे (सं० गदभ >पा० गद्धम > गदम >> गदहा) का नर बच्चा 'रेगठा? और 
मादा बच्चा 'रेगटी” कहाता है | रैंगटी जवान हो जाने पर गधइआ (सं० गदंमिका) कहाती हैं । 

अलीगढ़ क्षेत्र में देसी, हड़वारी, अम्गतसरी, बीकानेरी और पूरबी नामों के गधे 
पाये जाते हैं | ये नाम स्थान तथा नस्ल के आधार पर हैं| गद्धा-जमुना के बीच में जो गधे यहाँ 
की गधइयों से पैदा होते हैं, वे देसी कहाते हैं| देसी गधा जब तक ओन (सं० अदत्‌ - जिसके 
दाँत न निकले हों) रहता है, तत्र तक तो बहुत सीधा रहता है, लेकिन डद्नन्‍त (सं० उद्दन्त - जिसके 
चारे के दाँत उग आये हों) होने पर बड़ा इतरेला (सं० इत्वर से विकसित) बन जाता है। उछुल- 
कूद करनेवाला गधा इतरैला कहाता है। गधे की इच्छा जब गधइआ से मिलने की होती है, तब 
उस प्रत्नल इच्छा को “गर्री? कहते हैं। यदि गधइया की इच्छा गर्भधारण कराने की होती है, तो 
उस इच्छा को आरंग” कहते हैं। नर गधे के लिए “गर्री पर आना” और मादा के आरंग 
आना! क्रियाएँ प्रचलित हैं | गधे की आवाज रक कहाती है। कुम्हारों का कहना है कि देसी (देशी) 
गये की रैक में पूरबी गधे की रैंक के मुकाबिले भरोहठ अधिक होती है। संभवतः तभी यह मुहा- 
वरा चला है-- 

“देसी गधा और पूरवी रक ।” 

पूरवी गधा देसी से देह में छोटा होता है। इलाहाबाद के पूरब में जो जिले हैं, वहाँ के मेलों 
से पूरबी गधे आते हैं | अमृतसरी गधा बहुत सीधा होता है | यह देह में उडाऊ हाड़ का (मोटी 
हड्डियों का लम्बा-चौड़ा) होता है। कोटा-बूँदी की ओर से आनेवाले गधे हड़वारी कहाते है| यह 
मिजाज (अ० मिजाज़) का तेज और करुआ (कड़वा) होता है | गधे के गले में जो ऊन का बढा 
हुआ मोटा डोरा बँधा रहता है, उसे गंडा कहते हैं । यदि कोई आदमी हड़वारी के गंडे को पकड़ 

१ जाट जाटनी से कहने छगा कि यदि इसी गाँव में रहना है, तो गाँव के जमीदार की जी- 
हुजूरी करनी पढ़ेगी । उसने यदि यह कहा कि बिश्छो ऊँट को उठा ले गई, तो डसे भी सच कहना 
होगा और इस तरह उसको हा में हाँ मिरानी पड़ेगा । 

२० 


( १४२ ) 


लेता है, वो वह एकदम रोहद (उछल-कूद) मचा देता है और गोनि (सं० गोणी >सिली हुई दुत- 
रफा बोरी) को पटककर फइफड़ी (दौड़) भरने लगता है। छोटी गौनि को गोनरी कहते हैं । 
पाणिनि के समय में गोणी और गोणीतरी शब्द प्रचलित थे ।' 

गधे के सम्बन्ध में लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि -- 

“धगधाए दयो नौंन गधा ने कही मेरी आँख फूटी |” ९ 

6२७२--कुत्ते को कूकुश (सं० कुक्कुर) भी कहते हैं। कुत्ते के भोंकने के भूकना, 
भोंकना, भसना, भौंसना और घँसना क्रियाएँ प्रचलित हैं । 

6२७३--कुत्ते के बच्चे को पिहला कहते हैं | जो कुत्ते पालतू नहीं होते ओर, इधर-उधर 
मारे-मारे फिरते हैं, वे रहैड़ी कहाते हैं। कुत्तों के समूह को 'ढहैड़' कहते है । 

पंजों के नाखूनों के विचार से कुत्तों के कई नाम हैं। जिसके प्रत्येक पंजे में पाँच-पाँच नाखून 
हों, वह पंचा और यदि छः-छः हों तो छुंगा कहाता है | यदि चारों पंजों में बीस नहीं (नाखून) हों 
तो उसे बीसा कहते हैं। रंगों के आधार पर भी करुआ, ललुआ, कबरा (सफेद + काला) 
खितकबरण (सं०वितक + कबुर ० काला औंर सफेर) और भुरंगा नाम होते हैं। यदि किसी 
कुत्ते के खाज़ (खारिश) हो तो, उते खजैला या खज्जु ज्ञा) और जिसको देह पर बघी .(एक प्रकार 
के उड़नेवाले कीड़े जो कुत्तों. की गदनों पर चिपटे रहते हैं) अधिक चिपटी हों, तो उसे बम्धिया 
कहते हैं । 

जब कुत्ते को अपने पास बुलाने के लिए आवाज लगाई जाती है, तब लैकूर, कूर 
कूर” या “आ लै लै लै” कहकर पुकारते हैं। मेरठ की कौरवी में “तू लै, तूले, तूले'” कहकर 
कुत्तों को बुलाते हैं | बड़े-बड़े बालोंवाला कुत्ता ऋबुआ और कुतिया 'भब्बो? कहाती है । 

पालतू कुत्ते की गदन में चमड़े की एक पट्टी बँधी रहती है, उसे बद्दी (सं० बद्भी - चमड़ 
का पट्टा) कहते हैं । 





) #“कासू गोणीम्यॉष्टरच 
--पराशिनि : अष्णा० ४।३।९० 
२ गधे को किसी व्यक्ति ने नमक दिया, लेकिन गधे ने समका कि मेरी आँख फोड़ी जा रही 
है। यह छोकोफि उस समय कही जाती है जब कि किसी के साथ में नेडी को जाय और वह उसे 
बड़ी समभे । ््््ि 


अकरण ७ 
पशुओं से सम्बन्धित वस्तुएँ 
ओर 
किसान की सांकेतिक शब्दावली 


अध्याय १ 


चारे से सम्बन्धित वस्तुएं 


$२७४--जिन वस्तुओं में पशुओं को न्‍्यार (चारा) खिलाया जाता है, वे कई प्रकार की 
होती हैं | मक्का, ज्वार या बाजरे की करब जब गड़से (सं० गंडासि - कुट्टी करने का एक औजार) 
से छोटी-छोटी गैड़ेलियों के रूप में काट दी जाती है, तब उसे कुट्टी या कटी कहते है। हरी 
पत्तियों की कुटी हरिआई कहाती है। भ्रुस॒ (सं० बुष, बुस > भूसा) भी एक प्रकार का सूखा न्यार 
ही है | कुटी या भुस में जब पानी मिली हुई खर (सं० खलि.>खल > खर) या चून (सं० चूर्ण 
आदा) मिलाया जाता है, तब उसके लिए सानना क्रिया का प्रयोग होता है। जो खली या 
आटा भ्रुस में मिलाया जाता है, उसे सानी या बाट (खुजं में) कहते हैं। सूखा आटा था चनों के 
चोकले (चनों के ऊपर के छिलके) जब भुस पर ऊपर से बुरक दिये जाते हैं, तब उन्हें चोकर या 
खोद (खुजे-बुलं० में) कहते हैं। मिट्टी का घड़ा, जिसमें खल घोली जाती है, खड़ेंड़ा (सं०- 
खलि + भाए्डक) कहाता है। मिट्टी का बना हुआ एक गहरा और भारी बर्तन नाँद्‌ (सं० ननन्‍्दा) 
कहाता है। छोटी और हलकी नाँद को नँदोरा (सं० नंदा+पोतलक>नन्दा + ओलञअ> 
नंदोला > नँदोरा > नाँद का बच्चा) कहते हैं। किसान के पौहे (पशु) नाँदों और नँदोलों में भी 
न्यार खाते हैं। पशुओं को एक साथ चारा खिलाने के दृष्टिकोण से किसान लोग ऊँचा-सा एक 
चबूतरा बनाते हैं, जो लम्बाई में लगभग ५-७ हाथ और चौड़ाई में हाथ-डेढ़ हाथ होता है। उसके 
किनारे-किनारे दो-दो बिलाइँद (वालिश्त) झँची मेंड़ें बनाई जाती हैं, ताकि चारा इधर-उधर न 
गिर सके । उसे लड़ामनी या खोर (बुलं०में) कहते है। इसके लिए गुडगाँवा में .“लास” शब्द 
प्रचलित है । 


किसानों की गायों, भैंसों और बछुड़ों को जंगल में चरानेवाला व्यक्ति ग्वारिया कहाता है | 
ग्वारिया जिस लाठी से पशुओं को घेरता है, उसे घेरनी कहते हैं | बाँस की मोटी लाठी, जो लम्बाई 
में दो-ठाई हाथ होती है, बँसोदा कहाती है। किसी लकडी का बना हुआ मोटा डंडा सोदा 
कहाता है। पतली और हलकी डंडी को सटकिया कहते हैं । पशुओं को पेड़ों की पत्तियाँ खिलाने 
के लिए ग्वारिये अपने पास बाँस की लम्बी-लम्बी डंडियाँ रखते हैं, जिनके सिरे पर दराँती लगी रहती 
है। दराँती सहित बह लम्बी डंडी डंगी या डंगा (देश० डंगा-पा०स०म०) कहाती है। बिना दराँती की 
डंडी को छुड कहते हैं। लँगड़ा-लूला ग्वारिया चलने की सुविधा प्राप्त करने के लिए. अपनी बगल 
में एक गद्दीदार लाठी लगाता है, जो चिदरया या बैसाखी कहाती है। किसी पेड़ की हरी और 
पतली डडी, जिसमें लचक हो, संटी, साँटी या कमची कहाती है। 


७४--प्र ।य; किसान भायदटों (गर्मियों के दिन) में अपने पौहों को भ्रस और भोौहासों 
(जाड़ों) में कुटी खिलाते हैं। कुटी को फडुका (सिकं० में) भी कहते है । उद, मूँग और मोंठ को 
दलने पर जो छोटी-छोटी दरदरी कनी (सं० कणिका) छाँट-फ़टककर अलग कर ली जाती है, उसे 
सुनी (सं० चूर्णिका > चुग्णिआ > चुन्निआ > चुनी) कहते हैं । गेहूँ, जी आदि के आटे को छानकर 
जो छिलकेदार फोकट (रही) बचता है, उसे श्रुसी (सं० बुसिका > बुसिआ > बुसी >भुसी) कहते 


करे काक-क के 


के 
६ 


( १५६ ॥)॥ 


हैं | जब्र चुनी में भुसी मिला दी जाती है, तब वह मिश्रण बाद कहाता है | बाट की सानी पौहे के 
लिए रहीम की उक्ति के अनुनार मीठे पर का नौन (सं> लवण>लउठन>लौन " > नोन) समम्रिए । 

१४७६--इ ऋरी और ऊँट को पेड़ों की शुद्लइथोँ (व्हनियाँ) काठ-काटकर खिलाई बनाती 
हैं। गुदलइया को खहरा भी कहते हैं। पेड की बढ़ी शाखा सुद्दा और छोटी शुद्दी कहाती है | 
ऊँट गुद्दियों पर से पत्तियाँ और किलसियाँ खा लेते हैं | 

6२७७--जत्र बछुडा, बछिया या पड़िया आदि के पेट में चारे का पचाव ठीक नहीं होता 
है, तब उस अपच को औगुन ऋहते हैं। पेट फूलना 'अफरा” कहा जाता है। अफरा या औगुन 
को दूर करने के लिए मठा (छाछ या तक्र) में नमक मिलाकर पिला दिया जाता है। इसे मठोंना 
(मठा + नोंन) कहते हैं | बाँस की एक पोली नली जो एक ओर से बन्द होती है, नार या नरुका 
कहाती है | इस नार में मर्ठना भरकर औगशुन या अफरावाले पौहे के मुह में उँड़ेल दिया जाता है । 

एक गैला, जो चमड़े का बना हुआ होता है और जिसमें किनारे पर दो चमड़े की पदारे 
(तस्मा) जुड़ी रहती हैं, तोचड़ा (फा० तोबरा--स्टाइन ०) कहाता है। उसमें रातिब (अ० रातिब > 
चने का दाना जिसे घोडे खाते हैं) या महेला (उबली हुई मोठ और गुड मिलाकर बनाया हुआ 
खाद्य) भर दिया जाता है और उसे घोड़े के मुंह के आगे लटका दिया जाता है । तोबड़े में से घोड़ा 
रातिब को धीरे-धीरे खाता रहता है। 

पौहे को अफरा (एक रोग जिसमें पेट फूल जाता है) बीमारी हो जाने पर उसे एक दवा 
दी जाती है, जिसमें तेल, गुड, सोंठ और हल्दी मिली होती है। इसे . औटाकर पौहे को पिलाया 
जाता है | इसको ओदी कहते हैं। 


अध्याय २ 
पशुओं को बाँधने में काम आनेवाली वस्तुएं 


$२७८--धरती (सं० धरित्री) में गड़ी हुई लकड़ी जिससे पशु बाँघे जाते हैं, खँटा कहाती है 
(देश० खुंट-खंटा या खूँटी) | गाँव में आई हुई बरात (सं० वरयात्रा) के भारकसों (फ़ा० 
वारकश'> गाड़ी--स्टाशन ०) के बैलों को बाँधने के लिए जो खूँटे दिये जाते हैं, उन्हें मेख (फ़ा० 
मेज़) कहते है। जनमासे (सं० जन्यवास>हिं० जनवासा « बरातियों के ठहरने का स्थान) में गड़े हुए 
स?7 खूंटे मेख ही पुकारे जाते हैं। मेखों को धरती में गाड़नेवाला मेखिया कहाता है। जिस मोटी 
ओर भारी लकड़ी से मेखे ठोंकी जाती है, वह मोंगरी (सं० मुद्गरिका) कहलाती है। इसका आगे 
का हिस्सा मुड॒ढा ओर पीछे पकडने का ह॒त्था या बट कहाता है | मोंगरी मेख से कहती है--- 
“कहै मेल ते बैठी मौंगरी।मोते चौं तू करै चैंगरी || 
तनिक मेखिया लावै दूँढ़ ।तौ मारूँ तेरे मँड ही मूँड[7९ 
) “लैन सलोने अधर मधु, कहि रहीम घटि कौन । 
मीठो भावे लोन पर, अरु मीठे पर लौन ॥ 
“सं ० मायाशंकर याज्ञिक, रहीम--रत्नावछी, दोहावली, दो० ११२। 
: '* बैठी हुई मौंगरी मेख (खूँटा) से कहने लगी कि'व्‌ सुकसे जली-कटी बात क्‍यों कहती है? 
यदि मेलिया मुझे कहीं से तलाश करके ले आवे, तो मैं फिर तेरे सिर पर ही मार बजांती हूँ। 


( १५७७ ) 


6२७८--जिन रस्सियों से पशु चाँचे जाते हैं, वे कई तरह की होती हैं| रथ, गाड़ी आदि 
में जुते हुए बैलों की नाथो (--नाक में पड़ी हुई रस्सी; देश० शणत्था--दे० ना० मा० ४१७) में 
जो दो लम्बी रस्सियाँ बँधी रहती हैं, उन्हें रास (सं० रश्मि) कहते हैं। बकरी, बछुड़ा (गाय का 
बच्चा) ओर पड॒रा (मैंस का बच्चा) आदि के बाँधने के लिए जो छोटा रससा काम आता है, वह 
जेबरा या पगहा कहाता है। जेबरे से पतली रस्सी को ज्ेवरी” कहते हैं। बहुत लम्बी रस्सी जो 
जेबरी से मोटी होती है ओर पशुओं को पानी पिलाने में काम आती है, डोर (देश० दवर--दे ० 
ना० मा० ५३५) कहाती है| डोर से मोटी रस्सी को ख्ेज्ञ कहते हैं। डोर ओर लेजू से किसान 
कुए से पानी खींचकर पशुओं को पिलाता है। लेजू से भी मोटी ओर लम्बी रस्सी, जो लड़िया 
(लम्बी बैलगाड़ी) के सामान के ऊपर बाँध दी जाती है, बरही या लाभ कहाती है। पैर चलाने की 
पुरानी बत॑ सें से कुछ टुकड़े काट लिये जाते हैं, जिनसे कि किसान प्रायः मेंस बाँव दिया करते हैं । 
बत के उन ठुकड़ों को बर्लेंडा कहते हैं | किसान पशुओं के काम आनेवाली रस्सियों में कई तरह के 
फन्‍्दे और गाँठें लगाते हैं । 

रु८०--डोर में एक प्रकार का फन्‍्दा जो सरकता है ओर घड़े की गदन में लगता है, सॉफा 
या फाँसा (सं० पाशक) कहाता है। लोटे या घड़े की गदंन को फाँसे में फाँसकर कुएँ से पानी 
खींचते है। पशुओ्रों को खूटों से वाँधने के समय पगहे (एक छोटा रस्सा) में नो सरकडआ 7? (सरकने- 
वाला) फन्‍्दा लगाया जाता है, उसे खूँ दा-फंदा कहते हैं । 
ले-ऊपर लगी हुईं बहुत कडी ओर दुहरी एक गाँठ जो खोलने पर भी न खुले, गुश्गॉड 
घुरणोंठ या घुरगॉठ कहाती है। एक गाँठ, जो दुहरी तो लगती है, लेकिन रस्सी का एक सिरा 
खांचने पर तुर्त खुल जाती है, सरकफफेंद कहाती है। कभी-कमी पगहे को खुंटे में मज़बूती से 
बाँचने के लिए. किसान खँठे के ऊपर पगहे का एक मोड़ और लगा देता है, उसे मोर कहते हैं । 
पतली रस्सी को हाथ की पाँचों उँगलियों में डालकर जो फंदेदार गाँठें लगाई जाती हैं, उन्हें मोर- 
पंजा कहते हैं। बी (बैलों का समूह) बेचनेवाले व्यापारी अपने बैंलों के रस्सों में संकल की तरह 
के फन्‍्दे लगाकर जो गाँठें बनाते हैं, वे सॉकरी कहाती हैं। गाय-मेंस की नजर-गुजर के लिए गले 
में एक पतली डोरी बाँघते हैं, जिसमें पास-पास कई गाँठें होती हैं। उस डोरी को गड़ या गड़ापैंडा 
कहते हैं | गड़े की प्रत्येक गाँठ घुरगाँठ की भी नानी होती है। प्रसिद्ध है--- 
“बछुरा मरि जाय गड़ा न हृटे |? २ 

कभी-कभी रस्सी में और बैल हाँकने के पैले (सं० प्राजज ७ एक छोटी डंडी जिसमें चमड़े 
का साँटा बँधा रहता है) में एक लम्बी तथा सुदृढ़ गाँठ लगाई जाती है, जिसे बिरम-गाँ 
(सं० ब्रह्मग्रंथि) कहते हैं | एक गाँठ लग्बी और पोली बनाई जाती है, जिसमें होकर रस्सी पोहली 
जाती है; उस पोली गाँठ को खुला कहते हैं | एक प्रकार का गाँठदार फन्‍दा, जिसमें रस्सी के सिरों 
का पता लगना कठिन हो जाता है, गोरख फर्दा कहाता है | गोरखकन्दे की साँकरियों को गोरख- 
अंधा भी कहते हैं। उसका सुलझाना तथा उसमें रस्सी का छोर (सिरा) मालूम करना वास्तव में 
ठेटी खीर है| यह किसान की बुद्धि का खेल और मनोविनोंद भी है। गोरखधंघे को सुलकाने 
में घण्टों लग जाते हैं । 


१ “सोई इहाँ जेवरी बॉघे जननि साँटि लडाँटे ।? 
--सूरप्तागर : काशी नारी अ्चारिणी सभा, स्कन्घ १०, पद ३४६ । 


[आ [# 


२ गाँठ खोलने के लिए और तोडमे के लिए कितने ही ज़ोर लगाओ, लेकिन गडा न हूथेगा; 
चाहे बछुडा मर जाय । 


( शत ) 


१५८१--पशुओं की गर्दन में वँधनेवाले पगहे के सिरे पर कमी-कमी एक अर्छ चन्द्राकार 
रसी भी लगा दी जाती है, जिसे गरेमना या गरिबना (फ्रा० गिरीबान--स्टाइन ०) “कहते हैं । 
एक मोटा रस्सा जो बतेंडे के बराबर मोटा होता है, पंखरा कहाता है। प्रायः; भैंसें पँखरे से ही 
बाँधी जाती हैं । 

पशुओं को बाँधने में काम आनेवाली वस्तुएँ-- 








हन्ता प्य बेट 
डुड्द्:- 


[रेखा-चित्र ३८,३६ ,४० | 
पगहा मोटाई में पैंखरा? से कुछ पतला होता है | (पा! या 'पगहा' को जेबरा भी कहते 
हैं | पचे से कुछ पतली रस्सी पघइया कहाती है। पष्रइया से छोटे-छोटे बछुडा,/बछिया, पड़रा और 
पडिया आदि बाँचे जाते हैं | बड़े-बड़े बैलों और भेंसों को तो पघों से ही बाँधा' जाता है-- 
“पा कहै सुनि मेरी पघइया, में हूँ सब भश्यन को भश्या । 
मैंने सबके बन्ध छुटाये, गौ के जाये ताल नहाये ॥”। 
हल में चलनेवाले बैलों की नाथों में अलग-अलग दो लम्बे रस्से बँघे रहते हैं, जिनके सिरों 
को हरहारा (हल चलानेवाला आदमी) पकड़े रहता है, अथवा हल की हतकरी (हल के कुड के 
ऊपर ढुकी हुई एक खूँटी, जिसे पकड़कर हलवाहा हल चलाता है) से उसे बाँध देता है। वे लम्बे- 
लम्बे रससे हरबागा (सं० हलवह्गा) या हरपघा (सं० हल-प्रग्रह) कहाते हैं। एक र॒स्सा भी काम में 
लाया जाता है | प्रायः हरबागा हल में भीतरे बैल (बाई ओर का बैल) की नाथ में बाँधा जाता है । 
$५८२-दायेँ में चलनेवाले बैल्ों की गदनों में एक-एक रस्सी बँधी रहती है, जिसके ऊपर 
लत्ता (सं०बलक्तक, फा० लत्ता >हिं० लत्ता 5 कपड़ा) लिपटा रहता है; उसे गैना कहते हैं | उन 
गैनों में होकर एक लम्बी रस्प्ती केंचीनुमा ढक्कल में डाल दी जाती है, जिसे दामड़ी (सिकं० में) 
दामरी या दॉवरी कहते हैं । दामरी जिस ठक्क से गैनों में डाली जाती है, उस क्रिया के लिए 
'कँचियानए क्रिया प्रचलित है | 
$२८३--जो गाय दुहते समय उछलती-कूदती हो, उसकी पिछली टाँगों में जाँघों के ऊपर 
एक रस्सी बाँध देते हैं। उस रस्सी को लैमना, लोमना (इग० में), चह्ढा (अनू० में) या नोई 
* पथा (पगहा) कहने छगा कि हे पधइया ! मेरों बात सुन । मैं सब भाइयों में बड़ा हूँ । 


मैं सब पौहों को बाँचे रहता हूँ, इसलिए उन्हें मुक्त करके उनके बन्धन मो मैं ही छुडाता हूँ । मेरी 
कृपा से मुक्त होकर बैल आननदु से तालाब में नहाते हैं। 


( श्पह ) 


(सादा० में) कहते हैं। इतरी चंचल) गायों को लेमना लगाकर ही दृह्य जाता है। सूरदास ने 
लिमन! के लिए 'नोई!' (देश० णोमी--दे० ना» मा० ४ [३२१) शब्द का प्रयोग किया है 

किसान थ्‌ पशु जहाँ बँधते हैं, वह स्थान नौहरा (नोई + गह -बह घर जहाँ नोई काम में आती हैं) 
कहाता है । द 


मरखनी या मुंहजोर गाय को मुँह पर एक ऐसी फन्देदार रस्सी से बाँधने हैं कि उसका 
ऊपर-नीचे का जबड़ा बँध जाता है। इसे महोौरी या ढिटारी कहते हैं। हरिआ गाय (हरी 
हरी पत्तियाँ खाने के लिए दौड़-दौड़कर खेतों में जानेवाली गाय) के मृह पर जाल के ढंग में बुनी 
हुई रस्सी की एक गोल टोपी-सी बाँधते हैं, जिसे मुछीका (सं०मुख + शिक्यक > नुृहछिक्कञ > 
का मुछीका) कहते हैं। उसकी बनावट रस्सी के बने हुए छींके (सं० शिक्ब॒क) की भाँति 
ही होती है। 


$५८४--गाय-बेल के गले में ऊन का डोरा बयकर बाँध देते हैं, उसे गंडा कहते हैं | सिर 
'पर सींगों के चारों ओर एक छोटी-सी रस्सी बाँध दी जाती है, वह मुड़ेला कहाती है । जिस मैंस वा 
गाय को अधिक नजर लगती है, उसके गले में, एक बटी हुई साँट (चमड़े का तस्मा) और उससें 
एक चमड़े का पत्ता-सा सी करके डाला जाता है | उस साँट को नादी (सं० नदिर्वी) कहते हैं । 

मुड़ेले के साथ में जब एक रस्सा मी जोद दिया जाता है, तब उस जुड़ी हुई वस्तु को 
सिंगोटा कहते हैं। खूबसूरती के लिए कोई-कोई किसान मुड़ेले में एक अंडाकार लकड़ी की गद्टक- 
सी और डाल देता है, जिसे हिगोटा कहते हैं । ह 

पेशाब करते समय कोई-कोई बैल अपना पेशाब पी लेता है। उसकी इस आदत को छुडाने 


कालठकीला 





[ रेखा-चितन्न ४१, ४२] 
के लिए किसान उसके दोनों ओर पेट के बराबर बड़ी-बड़ी डंडियाँ बाँध देता है। वे डंडियाँ आगे 
गर्दन में और पीछे पूँछ में बँची रहती हैं । जब पेशाब पीने के लिए. बैल अपनी गर्दन मोडता है, तो 
वह डण्डी गर्दन को मुडने नहीं देती ओर उसका मुँह मुतान (सं० मूत्र-स्थान) तक नहीं पहुँचता । 
इस डंडी को तंगी या सड़कौड़ा कहते हैं | (चित्र ४१) 
९२८५--हसरिओआ गाय के गले में एक भारी काठ या खाट किसी का पाया लटका देते हैं 

जब गाय दौडती है तब वह पाया उसकी अगली ठाँगों में लगता है। इसे घटमल्ला कहते हैं | कमी 
कभी हरिआ या बिर (चौंककर भागनेवाली) गाय के सींगों में एक रस्सी बाँधकर फिर उस रस्सी का 
दूसरा सिया गाय की अगली एक टाँग से बाँध दिया जाता है। इससे उसका सिर झुका रहता है 

ओर वह तेज नहीं दौड सकती | इस बँधाव को अड़गोड़ा (> याँगों में अड़नेवाला; देश० गोड « 


१ “कैसे ले नोई पण बाँधत कैसे ले गैया अटकावहु |” 
--सूरसागर : काशी नागरी प्रचारिणी सभा; स्कन्ध १०, पंद्‌ ४०१ | 
९६१ 


टाँग) कहते हैं। गाय वा मैंस के कुछ बच्चे अपना रस्सा खोलकर चुपके-से थनों में से दृध॑ 
पी जाते हैं| उन बलों या पड्डों केमुंह पर कैंचीनुमा ८ दो नोंकीली लकडियाँ बाँध देते हैं। जब वे 
दूध पीना आरम्भ करते हैं, तब गाय-भेंस के ऐन में उन लकडियों की नोंक छिंदती हैं । इन केचीनुमा 
लकडियों को कठकीला (सं० काइइ्कीलक) कहते हैं| जब जहौरी में काँटे लगा दिये जाते हैं, तब्र वह 
कंटीला कहाती है | (चित्र ४२) 

५२८द--बोड़े या गधे की टाँगों में सुमों से ऊपर एक रस्सी बाँधी जाती है। इस रस्सी का 
एक सिरा घोड़े की अगली ढाँग में और दूसरा सिरा उसी तरफ की पिछली टाँग में बाँध दिया जाता 
है । यह रस्सी इतनी छोटी होती है कि घोड़े का पूरा कदम खुलकर नहीं पड सकता, इसे पेंड या 
घगना कहते हैं। यदि यही पेंड घुटनों के ऊपर बाँध दिया जाता है तो धगना कहाता है। जो 


का 


पैड डँट के बाँधा जाता है, उसे चामन कहते हैं, लेकिन धामन अगले दोनों पैरों में बँधता है। 


ते 


पोड़े-गधे का जो धगना कहाता है, वही रस्सी ऊँट के घुटनों पर मुजम्मा कहाती है | 

बढ़िया अरबी धोड़े की पिछली दोनों टाँगें श्रलग-अलग दो लम्बे रस्सों से बाँधी जाती है 
और वे दोनों रस्से अलग-अलग दो खूँटों से बाँध दिये जाते हैं, ताकि घोड़ा दुलत्ती न फेंक सके | 
इन रस्सों को पिछाई कहते हैं । 

५४८७--बकरी के बच्चे कभी-कभी चुपके-से बकरी के थनों से सारा दूध पी जाते हैं | इसकी 
रोक के लिए किसान बकरी के थनों से एक तनीदार बैला बाँध दिया करता है| थन उसमें ढक जाते 
हैं, फिर बच्चे दूध.नहीं पी सकते | इस यैले को थनैता या थनत्ता (संभवतः सं० स्तन + सं० 
लक्तक>थण + लक्तञश्न >थनलत्ता > थनत्ता) कहते हैं | 

कभी-कभी कपडे की दो लम्बी चीरें लेकर उन्हें बकरी की मसली हुई मेंगनियाँ (लेंड़ी) में 
मिला लेते हैं और फिर उन चीरों को बकरी के थनों से लपेट देते हैं। इन्हें “चीनी” कहते हैं | 
चीनी के छुड़ाने पर ही थनों से दूध निकल सकता है, अन्यथा नहीं । 

$२८८--बैठे हुए. ऊँट की गददन और अगली दोनों टाँगों में लोहे की एक साँकर डालकर 
ताला लगा दिया जाता है, इस साँकर को बेल, तारा या नेबर (फा० नेवारा--स्टाइन ० ) कहते हैं । 
नेबर लग जाने पर ऊँट जहाँ का तहाँ ही वैठा रहता है। ' 

ऊँट, बैल आदि को कभी-कभी बोरों से बनी हुई लम्बी-चौड़ी चादर-सी में भुस-न्यार आदि 
खिलाया जाता है | उसे पहली या कोरी कहते हैं। कोरी के कोनों पर डोरियाँ भी बाँध दी जाती 
हैं, जो बँधना या कसना कहाती हैं | 


अध्याय ३ 
पशुओं के रोकने, चलाने और सजाने आदि में काम आनेवाली वस्तुएं 


४२८६-बैलो से सम्बन्धित बस्तुएँ--बैल को रोकनेवाली बस्खुओं में नाथ (देश० 
ण॒त्था) और चलानेवालियों में पैना मुख्य है। नाक में पड़ी रस्सी नाथ और हाँकने में काम आने- 
वाली डण्डी पैना (सं० प्राजन) कहाती है। नाथ! और पपैना? के सम्बन्ध में लोकोक्तियाँ--- 


( श्६१ ) 
थ“कहै नाथ में हलुक जेबरी | मेरे बस में नाक-नेथरी ॥| 
सबते करों मेरी रेला। बस में करूँ बंधे और खैला |” 
“सबते पीछे बोल्यौ पैना | में हूँ. कुनबा भर में ठेना | 
जौ बरधा देइ कन्धा डारि। तो कूँच मैं आर ही आर ॥? 5 
पैनों में चमड़े की पतली दो-तीन पटारें बँथी रहती हैं, उन्हें कस या साँदा कहते हैं। पैने 
के सिरे पर जहाँ साँटा बँधा रहता है, वहीं एक लोहे की गोल पत्ती जड़ी रहती है, उसे स्थाम कहते 
हैं। वहीं सिरे के बीच में एक पतली कील या चोमा डुका रहता है, जो आर कहाता है। लम्बा 
पैना छुड़ कहाता है | छुड में सादा नहीं बाँधा जाता । 
थोड़े को हाँकने के लिए जो वस्तु काम में लाई जाती है, वह चाबुक (फ़ा० चाबुक) कोड़ा 
या कुर्या (सं० कबर) कहाती है । कोड़ा में बँधा हुआ साँटा या सूत का बदा हुआ डोरा तुरों 
जलगनला हाल 


करती | 
तार्बाज 
<१२०८०००००ल्याण> ००० 
+. ३. 
नारस्ंबारा 


॥॥॥॥॥॥ कल 
२ 


ञ 


री 





[रेखा-चित्र ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८८५, ४£.] 

१ नाथ कहती है कि में हलकी रस्सी हूँ । परन्तु मेरे वश में बैल की नाक और नेथरी 
(नथुओं के पास की सुलाइम जगह) रहती है । मेरा धक्का बड़ा कड़ा है। मैं बैल और खैला (सं० 
उक्षतर ८ नौजवान बैल) को अपने वश में कर लेती हूँ । 

२ सबसे बाद में पैना कहने लागा-- मैं अपने कुट्ठम्ब में सबसे छोटा हूँ. लेकिन यदि बेल 
चलते-चढते कन्धा डाल दे. तो फिर में अनेक आर छुभा देता हूँ । 
३ “सूर प्रभु यह जानि पदवी चलत बेशहिं आर |”! 
--सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १॥१९९ 
« प्यारी सानो आरसी छुभी है चित आर सी ।?--सेनापति, क० २०, २।२४ 


सल्ककरमलनिननिभनलत 


५ आप 


(आ० तथा फ्रा० तुर्र) कहता है | कमी-ऋभी बैल या ब्ोंडे को अरहर या नीम आदि की हरी और 
पतली इण्डी से भी हाँकते हैं | उसे संटी या कमर ची कहते हैं। यसरदास ने संटी' को साँटी या 
सॉँटि! लिखा है। 

वेलों को सजाने के लिए उनके सींगों पर जो कपड़ा लपेटा जाता है, उसे सेली, खेला, 
स्वाफा या मुड़ासा कहते हैं | तुलसीदास ने सेह्ही* शब्द का प्रयोग किया है। 

नाक की नाथों में और गले के गण्ढों म॑ एक पीतल की ढुन्देदार वस्तु पड़ी रहती है, इ 
तारों कहते है । एक डोरी में बजनी पीतल की दाल ओर बजने पीतल के बजनेवाले घधर भी पु 
रहते हैं। बड़े घवरों को गल्गला भी कहते हैं | जब छोटे-छोटे घंवरों को एक चमड़े की पटार म॑ टॉक 
दिया जाता है, तब वे चोरासी कहाते हैं। टालों के बीच-बीच में पीतल की एक लम्बी और पोली 
नली-सी पड़ी रहती है, उसे करेली कहते हैं। डढ़ीर, मोर पेंच या मोरपंख (सं० मयूर-पक्त) को 
चोड़ी पट्टी के रूप में बुनकर बैल की गर्दन में डाल देते हैं; उसे सेहली कहते हैं । ताबीज और 
साँकरी भी गर्दन में ही पहनाई जाती है| कभी-कभी मुँह के ऊपर सींगों के मखेरा (एक चोड़ी चमड़े 
की पट्टी, जिसमें २०-२५ पतली पटारें निकली रहती हैं) पहनाया जाता है । 

बैलों की पीठ और पेट को ढँकनें के लिए ओर बैल को मुहाबना बनाने के लिए कपड़े की 
बनी हुई भूल पहिनाई जाती हैं| भूलें रंग-बिरंगी होती हैं | ऊपर-नीचे भी अलग-अलग रंग होते 
हैं | सम्भवतः इसीलिए. बाण ने हषचरित में कूल के लिए 'वणशुक!३ शब्द का प्रयोग किया है। 
भूत की तनियाँ जो बैज्ञ के पेट पर बँवती हैं, पेटी कहाती हैं | पीछे दो घंडियाँ लगी रहती हैं 
उनमें पिछत्ने दोनों कोनों को लौटकर हिलगा देते हैं| वह लोटा हुआ भाग पल्लेद् कहाता है। कूल 
की वह पट्टी जो बैल की पँछ के नीचे रहती है, पुछोटी या पुछैदी कहाती है । 

जिस समय मूँगों की कंडी, टाल, गलगला, चोरासी, मडासा और क्ूल्लों से सजी 

ई रथ की नामी जोट हहले के साथ घनधोर मचाती हुईं चलती है, उस समय रथवान भी अपने को 

गोखवान्‌ समझता है | बरात में भारकसों (फा० बारकश > गाड़ियों) की दोड में घूघरों की घोर, 
टालों की ट्लटल तथा गल्लगलौं की गलगलाहट किसान के कानों को अपूर्व सुख देती है और 
उसका मन बाँसों उछुज्ञने लगता है। गड़वारे (गाड़ी हाँकनेवाला) की हथेली का नेक टोहका 
(किंचित्‌ सं) लगते ही और हाँ बेटा” (ओ पुत्र) शब्द के सुनते ही जो जोट हवा से बातें करने 
लगती है, उत्ती का गडवारा (गाड़ीवान) उस समय अपनी जिन्दगी की सारी होंस (अ० हबस 
लालसा) पूरी कर लेता है ओर अपने परिश्रम को यू सफल समभता है | किसान चलते और अच्छे 
बैल को बेटा, 'सिंताबी” आदि नामों से शाब्रासी देता है, लेकिन सीरे-घधीरे (सुस्त) और 
बज्जे (दोषयुक्त) बैल को चलाते समय वह भींकता जाता है, और गुस्से की भाइ (आवेश) में 
'कनास', 'कंस' आदि नामों से पुकारता है । 


ँ 


४ 


3 “बार-बार अनरुचि डयजावति महरि हाथ लिये सॉटी 

“--परसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०२७४ 

२ “ओफरी की कोरी बॉधे ऑतनि की सेहही बाँघे ।?” 

-ठुलसी : कवितावली, तुलसी ग्रन्थावशी, दूसरा खण्ड, काशी ना० प्र० सभा, ६।७० 

3 डा० वाशुदेवशरण अग्रवाल के कथनाजुसार वाणकृत हबंचरित (निर्य-सागर प्रेस, 
पंचम संस्करण) के चतुथथ उच्छुवास में ४० १४५४ पर वर्णक' शब्द झूल? के अथ में प्रयुक्त हुआ है । 

-डा० वासुदेवशरण अग्रवाज : हबचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, ए० ८२ । 

४ “चोरासी समान कटि किंकिनी विराजति है |” 

--सं० उमाशंकर झुक्त : सेनापतिकृत कवित्त रत्नाकर, ३|६० 


( श्र ) 


१५६०--घोड़ो से सम्बन्धित वस्तुण--धोड़ी वा घोड़े की सजावट बारात (सं० वर॑- 
यात्रा) की चढ़त पर देखने योग्य होती है | घोड़ी को जिन वस्तुओं से सजाबा जाता है, उन सबका 
सामूहिक नाम साज है | घोड़ी की पीठ पर विशेष प्रकार का काड़ा डाला जाता है, जिसे अलगगीर 
या ऋलछलर कहते हैं। कल्लर की बुनावट जालीदार होती है, ओर उसमें जगह-जगह कई बड़े-बड़े 
ओर गोल-गोल खाने बने रहते हैं। ऋललर में पीछे की ओर एक पट्टी होती है, जिसमें घोड़ी की पँछ 
रहती है | उसे ठुमची (फ़ा० दुमची) या पुछीटी कहते हैं | पुछोटी' का एक भाग पँछ के नीचे 
दवा रहता है। गदन के नीचे मुँह से छाती तक एक लाज्ञ कपड़ा बँवा रहता है, उस लारा कहते हैं | 
गले में चाँदी के रुपयों से बनी हुई हमेल (अ० हमायल), चाँदी की साँकरी की शक्ल का हार 
ओर पान की शक्ल का चाँदी का ताबीज (अ० ताबीज्ञ) भी पहिनाया जाता है | ठाँगों में घुटनों 
से ऊपर बजने भॉमिन, लच्छे ओर रेसमपफट्टी भी पहनाई जाती हैं | 

घोड़े को सोहता (सं० शोमित - सुन्दर) बनाने के लिए चिड़ियां के परो (फ्रा० पर 5 पंख) 
स बनी हुई कलंगी (6० कलगी) सिर पर वाँधी जाती है [ घोड़े का खास साज लगाम है। लगाम के 
मुख्य माग तीन हैं | जो हिस्सा घोड़े के मुह में रहता है, वह कटीला कहाता है | कानों के नीचे और 
मुंह पर की चमड़े की पटारें म्होर पद्टी कहलाती हैं | वे लम्बी-लम्बी चमड़े की पटारें जिन्हें सवार 
हाथ में पकड़ रहता है, रास झहाती हैं । 

घोड़े की पीठ का साज जीन है, जो चमड़े का बना होता हैं | कपड़े का बना हुआ जीन 
(फ़ा० ज्ञीन) गद्दा कहाता है। जीन में चार चीजें होती हैं | गद्दीसी बालों की बनी वस्तु जो घोड़े 
की नंगी पीठ पर सबसे पहले डाली जाती है, गद्दनी या गरदनी कहाती है | ऐसी ही एक चीज 
गरदनी के ऊपर डाली जाती है, जिसे सपाद् कहते हैं | फिर सपाठ के ऊपर जीन रखा जाता है | 
इसमें एक चौड़ी पट्टी होती है, जिसे घोड़े के पेट के नीचे होकर लाते हैं ओर कमर पर लाकर कस 
देते हैं; यह तंग कहाती है | लोकोक्ति है-- ह के 

“खेती पाती वीनती ओऑों घोड़ा की तंग | 
अपने हाथ सँवारियों लाख लोग होंय संग ||! 

जीन के दोनों ओर चमड़ की पदार (तस्मा) में लोहे या पीतल के बड़े-बड़े अद्धचन्धाकार 
छल्ले लग्के रहते हैं, उनमें सवार अपने पाँव रखता है| इन्हें पॉवर, पाँयड़े या रकेब (अ० 
रिकाव > स्टाइन०) कहते हैं। बाण ने इनके 


् ् न कि 5 हि री | का पक अर. है 

6085 3005 02,735 % ७ 0... लिए. पादफलिका” शब्द लिखा है |" 
हर आप कक अर 5 कक 2 

दूर 4एय य ०२ धढ ४342 हक २ + हनन 

8 ५ अप पीर शक 7 ५, 2 २८१-गधां स सम्बान्धत वस्तुएु- - 
2202 ७० 2 ; 2 उा48 6 7 इक हे क॥ ७ रच - ५ रे 
5४ और 25. किसान की फसल का नाज गधों पर लद॒कर के 

। 


हे है ५ के था है हर 
५ ५208 के ; के रे आप 2400 722) 
!ै अप दा ०, शा कवा20५. ही बाजार में बिकने जाता है | प्रायः कुम्हार 
2.70 आज! पक... * | सायः ऊुम्हा 
0.० पर. कर ९. शाही. शय “5५ (०: 


और : कटओ.. लोग ही गधे रखते है। गधे की पीठ पर बोझ 
५ का 289५. लादने से पहले कुम्हार उसकी पींठ पर कुछ 
700५ ; पीर हि 





श्र र् 
रा ०, 45 हु ६ रा ने पर ५ शी । । ८ जो है री कल के कह ब्क 
2882 7 कट (0 0 ०४ ४५ चीजें रखता है, जिन्हें अस्ब॒र-टम्बर कहते 
> ४ शो पु ५2 ड़ ५ “ हर न रद ४ * रे दर धर फ्ा रद (20:35 ' | 5 की पे हेड न क 
ै॥ छः है; “(2 किए7 22: कै < किक रूम 00 टी म, $,6 कक. पा हु हे | इस ८2 ह 7: | र- टम्मर म कई न्वीजें 
्् 
(5 हैँ 
[चित्र ६] होती हैं | 





१ खेती करना, चिट्ठो लिखना, बिनती (सं० विज्ञप्ति >बिणत्ति बिनत्ति >बिनती) करना 
और धोड़े का तंग कसना--ये चारों काम मनुष्य को रवर्य अपने हाथों से करने चाहिए चाहे साथ 
में लाखेीं आदमी क्‍यों न हों । ' 

२ “बाण: हर्यचरित, निर्णयसागर प्रेस, पंचम संस्करण, उच्छुवास ७, ए० २०६। 


( १६४ ) 


गये की नंगी पीठ पर जो कपड़ा पहले डाला जाता है, उस छुई कहते हैं | छुई के ऊपर गघ 
के गीढ़ा (रीदू की हड्डी) की रक्षा के लिए ईडुरी के ढंग की गद्दीदार ऊँची वस्तु जमाई जाती है, 
जिस सूड़ा कहते हैं | 
जब सेंडा ठीक तरह रीढ़ा पर जमा दिया जाता है, तब उसके ऊपर एक सन या सूत का 
3 रस्सा कस दिया जाता है। इसे पलानना या 
जध/ का सड़ा पलान कसना कहते हैं, ओर वह रस्सा पलाट 
च्स्स्स्स्प्स्स्स्ः कहाता है । छुई, सूड़ा ओर पतलाट--शन 
कप आ तीनों का सामूहिक नाम पलान (सं० पर्याण > 
7“ प्रा० पल्‍लाण>हिंदी पलान) है। 'पलान” शब्द 
[रखा-चित्र ४०] सं० पर्याणः से ब्युत्यन्न है | 
यदि गधे की पीठ पर कौद (धाव) हो, तो उसके बचाव के लिए छुल्लेनुमा गोल और 
मोटी गद्दी रबर देते हैं, जिसे कॉड़थ कहते हैं। कॉडरा और सॉडा दोनों को ही पलाट से कस 
दिया जाता है | 
पलान तैयार हो जाने पर कुम्हार गधे पर बोरा रख लेता है | रस्सी से बुना हुआ जाली 
दार थैल्ना जिसमें ईंट, मिट्ठी और कण्डे आदि भरे जाते हैं, बोरा कहाता है | पटसन या काली ऊन 


का बना हुआ दुपह््ू ओर दुरुखा वोरा गोन कहाता है | गौन में प्रायः नाज ही भरा जाता है। 
कहावत है-- 
“गधा न कूदो कूदी गौन ॥”* 
पलान सहित कुम्हार का एक गधा देखिए (चित्र ६) | 
$२६२--ऊँटो से सम्बन्धित वस्तुरएँ--उँट की वस्तुओ्रों में से मुख्य काँठी (लकड़ी का 
बना हुआ हौदा) और नकेल (नाक में पड़ी हुई कील) है | काँठी कसते समय सबसे पहले जो गद्दी 


दार कपड़ा ऊंठ की पीठ पर डाला जाता है, उसे गदैनी कहते हैं | सवारी की काँठी “कची! 
ती है। केची का काँठरा (त्रिभुजाकार काठ) ताड़ी कहाता है। 


क्त्रेली 
े नठरा 
+>'ेडे 


स्टेंडा >>सटेडा 


+>ब््ठरा 





[ रेखा-चित्र ५१, ४२ ] 





ः 


१ गधा तो कूदा नहीं, लेकिन उसकी पीठ पर रक्ख्ी हुईं गोन कूद पड़ी, अर्थात्‌ बड़ा 
आदमी तो शानन्‍्त बना रहा, लेकिन उसका आश्रित छोंदा आदमी इतराने रूगा । 


( एफ ) 


ऊंट की काठी में खास हिस्स तीन होते हैं| कुहान के आगे-पीछे रखी जानेबाली दो गद्दियाँ 
थड़े कहाती हैं | थड़ों के ऊपर आगे-पीछे दो त्िभुजाकार काठ के चौखटे जमे रहते हैं, इन्हें काँठरा 
कहते हैं | दोनों काँठरों को जोइनेवाले तीन-तीन इंडे दाई-बाई ओर लगे रहते हैं, जो सप्डा 
कहाते हैं। (चित्र १०) 

ऊँट की नाक में जो लोहे की कील पड्ढी रहती है, उसे नकेल या नाकी कहते हैं | नाकी 
ओर उसमें बँधी हुई रस्सी को मिलाकर भी नक्केल कहते हैं । सिकरम (डँट गाड़ी) में जुतनेवाले 
ऊँट की छाती के आगे एक मोटा रस्सा पडा रहता है, जिस पर कपड़ा लिपटा हुआ रहता है। उसी 
के सहारे ऊँट लिकरम खींचता है, उसे गोरबन्द कहते हैं ि 

ऊंट की काटी पर बैठे हुए. सवार को बड़ी हाल लगती है, उस हाल को मचोका कहते 
है। मचोकों से पेट का पानी न हिले, इसीलिए, सवार कमर से एक कपडा कस लेता है, जो कमर- 
कसा कहाता है | 

0२६३--हाथी से सम्बन्धित वस्तुझँ--हाथी की पींठ पर रकखा जानेबाला लकड़ी 
का चौखटा जिसमें आदमी बैठते हैं, होदा (अ० हौदज--स्टाइन ०) कहाता है। इसको अस्बारी 
(अ० अम्मारी) भी कहा जाता है। 

लोहे की वह मोटी साँकर, जो हाथी की टाँगों में डाली जाती है, अलानी" (सं० आला- 
निका) या बेड़ी कहाती है | हाथी के माथे पर सफेद, काला और लाल रकह्न लगाया जाता है। इसे 
तिलक या चीतन (सं० चित्रण) कहते हैं | 


हाथी हॉकनेवाले को हाथीबान या पीलबान (अ० फील + बान) कहते हैं | 
एुसम्मर ऑक्ठस 


[ रेखा-चित्र ५३, ४४ | 
जब फीलबान हाथी को बिठाता है, तब 'दच्चे-दच्चे”! कहता है और उठाते समय 


'जज्मे-उज्मे! । 


पिला का जज मा ााा३७७७७७४७७७७७७७७४७७७एएशश/४//७"/"शआ्आ्श"शआ 


व 





०; पराजु अलान समान |; !_..-तुलसी ; रॉमचरितमानस , ध्य० का० गीता प्रेस, दीं ० ५१। 


_ 


१६६ ) 


हाथी चलाने के दो औजार होते हैं, जो लोहे के बने हुए भारी ओर नोंकदार' होते हैं--- 
(१) आॉँकुश (सं० अंकुश ) लोह का बना 
हुआ छोटे त्रिशल की भाँति का एक औजार 
होता है | (२) लगमग एक गज लम्बा लोहे 
का भारी और नोंकदार एक डंडा-सा होता है, 
४ जिसे तुम्मर (सं० तोमर) कहते हैं। बिगड़ेल 
है 6 कि ४ (दंगली) हाथी को चलाने के लिए वुम्मर से 
०]. काम लिया जाता है | 


के... जे सदा कमर कॉन्ग लना 2 कमल डी गे. जाब्> कं 


5 6 


मद 2 ४० हक । ग्रॉकुस ओर तुम्मर, दाखए ( चित्र हे र्‌ | ४ ) 





[चित्र १०] हाथी के खाने की सामग्री भाँउ-तॉड 
(किचिन्मात्र) नहीं होती; वह तो अनाप-समाप (बहुत ज्यादा; सीमा से अधिक) खाता है। हाथी 
के सम्बन्ध में एक लोकोक्ति भी प्रचलित है-- ि 


“हाथी के पायेँ में सबको पायें ॥|* 


बहुत मृल्य की वस्तु अथवा बहुत घनी व्यक्ति कितना ही विंगड़ जाय, किन्तु वह साधारण 
वस्तु या व्यक्ति से बढ़कर ही सिद्ध होता है। इसी अर्थ मे कहावत प्रचलित है कि “लटौ हाथी 
विटारा की दर तो देतुई ऐ |” अर्थात्‌ कमजोर तथा सूखे शरीरवाला हाथी बिशेशा (सं० विष्ठा- 
कूट +क>विद्ञऊ॒र + अ>बिट्रोर > वियोरा 5 उउलों से बनाया हुआ्रा ऊँचा कूट -विशेष) का मूल्य 
तो देता ही है । 


अध्याय ४ 


किसान की सांकेतिक शब्दावली 
४२६४--कए से सिंचाई करने में दो आदमी लगते हैं। बलों की सहायता से चरस द्वारा 
कए से पानी निकालने की विधि पैर कहाती है। पैर चलाने में एक आदमी पुर (चरस) लेता है 
जिसे पच्छिहा कहते हैं, ओर दूसरा बलों को चलाता है, जिसे कीलिआ कहते हैं। जब 
पच्छिहा पुर लेता है, अर्थात्‌ कुए में से आये हुए भरे पुर को पारछे (केए का किनारा या मन 


जहाँ पुर का पानी डाला जाता है) में रखता है, तब आइगये राम, 


लननदिनाना पिन पनीर + न हनन न हिगीगणगा धागा की िवनिननीकषिनन ना नमन तक गगन निगल ट 7 लत धन नल नए एन गई. 


कस हँ।३ 


! “भीमाइ्च मत्तमातंगास्तोमरांकशनोदिता: ।” 

“महाभारत, सातवलेकर संस्करण, विराट-पव, गोहरणपव, अध्याय २२, इलोंक ३। 

* बड़े तथा समथ जनों का ही सब अनुसरण करते हैं| इससे मिलती-जुलती संस्कृत की 
डक्ति है---“महाजनों येन गतः स .पन्‍्थाः |? : ' 


( १६७ ) 


“श्ाये राम हमारें। तुम जीयो ऐंचन हार।” 
“ज्राये राम कुआ में ते। कीली लेड नकुआ में ते ॥” 

कहता है। इसका अर्थ यह है कि पुर कए में से अपने ठीक स्थान पर था गया। अब 
कीलिआ को व में से कीली निक्राल देनी चाहिए ताकि पारछे में पुर का पानी ढाला 
जा सक। 

पैर के कुए पर भौरे के पास बैलों को चारा खिलाने के लिए एक जगह बनी होती है. जिसे 
हीटारा या लडामनी कहते हैं। कीलिया उस लड़ामनी पर खड़े होकर श्ौर पैना (बैल हाँ 
की डंडी) ऊपर को करते हुए. आ-आ? कहता है । इस सांकेतिक शब्द का अर्थ है कि वह बैलों 
के ज्वारं (जोड़ी) को अपने पास बुला रहा है | 

कीली देते समय भौरे पर खड़े हुए बेल यदि बहत जल्दी चलने का प्रयत्न करते हैं, तो 
कीलिआ उन्हें रोकने के लिए 'हौ-हो' या 'होर-ही! कहता है। जब वह मूँह से 'द-ट-ट-ट.- 
कड़-कड़ू! की ध्वनि करता है, तव बेल चलने लगते हैं। सुस्त बैल में आर चुमाकर तेज चलाने 
के लिए कीलिआ “कनास! (सं० कीनाश)*) और आजार' (फा० अज़ार) शब्द भी कहता 
है। अलीगढ़ क्षेत्र में क्रर और निर्दव मनुष्य के लिए भी 'कनास' शब्द का प्रयोग होता है | 
याद खत पर खड़े हुए किसान के मुख से 'गल्ला-गला” का शब्द सुनाई पड़ रहा हो, तो समझ 
लेना चाहिए कि वह खेत की फसल में से चिड़ियों को उदाकर भगा रहा है। यदि वह मुख से 
'डो-डो” या 'ढो-ढो! कहे, तो उसका अर्थ है कि वह कौए उडा रहा है | 

४२९&६४--यदि किसान अपने पशु से पानी पीने के लिए. कहता है तो वह मह से 'चौीहो- 
चीहो' की आवाज़ करता है। ऊंट को पानी पिलाने के लिए 'तेस-तेस' कहा जाता है। ऊँट 
को भुकाने तथा बिठाने के लिए उससे किसान ज्हो-ज्ही कहता है । 


$२&६६-खेत की जुताई के समय जब हरइया (कूँड की रेखा से घिरी हुई जगह) के सिरावर 
( पोड़ ) पर हल केछ (हल से बनी हुई गडढेदार गहरी रेखा) से कुछ हव्कर जोत में अग्रॉतरा (दो 
कड़ों के बीच म॑ छूटी हुई जगह जहाँ हल न चला हो) बनाते हुए चलने लगता है, तत्र किसान 
हल के बेलों से पायें तर, पार्य तर' कहता है। इसका अर्थ यह/है कि बैल इस ढंग से जले कि खेत 
में भरअनी जुताई हो श्रर्थात्‌ प्रत्येक केंड़ एक दूसरे से ठीक मिलता हुआ पड़ता जाय । हरपघा 
ञ्र्थात्‌ हरबागा हल में चलनेवाले भौतरे बैल (बाईं ओर का बैल) की नाथ में बँधा रहता है । 
कंड के मोड पर किसान हरबागे को खींचकर भीतरे बैल को रोकता है और बाहिरे (दाई ओर का) 
बैल को आगे बढ़ाता है। इस प्रकार केंड बाई और को मुड़ जाता है। छुताई के समय किसान 
जब देखता है कि हल पहले कँड में ही चलता जा रहा है, तब वह हल को बाई ओर लाने के 
लिए बाहिरे बैल को “हाॉ-न्हाँः का संकेत करता है ओर भीतरे को हरसबागा खींचकर कुछ रोकता 
। “#हाँ-नहाँ' करने को महकारना, नकारना या ओनाना (खुज में) कहते हैं। जब जोत 
मोटी या आऑतरी होने लगती है, अर्थात्‌ हल जन्न पहले कंड से बहुत फासले पर बाई ओर के 
रुख से चलने लगता है, तब्र किसान को नहर! जात (बारीक जुताई) करने को दृष्टि से भीतरा 
बेल कुछु दाहिनी ओर के रुख़ पर चलाना पड॒ता है। इस प्रकार चलाने के लिए वह बाये बेल 
में पैना मारतें हुए 'तिक-तिका! कहता है। 'तिक-तिकः कहते हुए भीतरे बेल को हॉकना 
तिकारना कहाता है। तिकारने से जुताई नहैंनी (पतली) होने लगती है। मोटी जुताई खेत के 
लिए. अच्छी नहीं होती; लोकोक्ति प्रसिद्ध है--- 


जल जिलननान नयी सिलकलालनकल ४ स्वर, रा + रत 


१ ५कूतान्ते पंसि कीनाश: ॥ >अमर० ३॥३॥२१५३ 
२२ 


( श्द्ेत ) 


धप्ोटी जोत | खेत में खोद ॥” 

बैलगाडी या हल में जुते हुए बैलों से आँहाँ” कहने का अर्थ है कि किसान उन्हें तेज़ 
चलाना चाहता है। गाडीवान चैलों की पूँछ पकड़कर जब्र “हाँ बेटा? कहते हुए. रास ढीली छोड़ 
देता है, तब उसका श्रर्थ होता है कि वह बैलां को जोट (जोडी) से भर चोक (अगले दोनों पाँव 
एक साथ और पिछुले दोनों पाँव एक साथ जिस दोड़ में पड़े यह चौक य। चौका कहाती है) 
दौइने के लिए कह रहा है। जुताई आदि काम को खत्म करना सिलटाना कहाता है। खेत की 
पूरी बखादी के लिए सैट पतले (सं० सष्टि-प्रलय) होना कहते हैं । बैलों की जोड़ी को भर चौक 
दौड़ाना सहल (सं> सफल>अन० समल > हिं० सहल-- आसान) काम नहीं है। गाड़ीवान की 
तनिक-ली लहतलालो (लापरबादी) से बड़ी जोखम (हानि) उठनी पडती है । 


नि भा 22 न १ 2220४ 


१ मोटी जुताई खेत का एक दोष है। अतः हलवाहे को न्हैंनी (बारीक) जुताई करनी 
चाहिए । 





अकरणएु ८ 


किसान का घर ओर घेर 


अध्याय १ 


घर और उसके विभाग 


५२९६७--घर का मुख्य द्वार--- जहाँ किसान की पत्नी और बाल-बच्चे रहते हैं, वह 
जगह “घर” कहाती है | पक्के बने हुए बड़े घर को हवेली कहते हैं। ऊँचे धरातल पर बना हुआ 
बहुत लम्बा-चोडा घर गढ़ी कहाता है | बहुत बदा घर, जिसमें छोटे-छोटे कई घर बने हुए हों 
, बगर, बाखर या बाखरि! कहाता है। बाखर के अन्दर जितने घर होते हैं, उन सबका मख्य 
द्वार एक ही होता है। लोकोक्ति है--- 


“जाय बिरानी बाखर में, माने तिरिया की सीख । 
दोऊ यों ही जायँगे, जो करे हार में ईख [[?५ 
पुराना घर जो टूट-फूटकर नष्ट हो गया हो और जिसमें लोग कूडा-करकट डालते हों, उसे 
ढोंड़ कहते हैं | मुख्य द्वार के आगे जो चौकोर ऊँची जगह होती है, उसे चौंतरा (सं० चत्वर३) 
कहते हैं | मुख्य द्वार या मुख्य द्वार से लगे हुए. कोठे को पौरी (सं० प्रतोलिका*) कहते हैं | घर के 
पीछे का भाग पिछवार या पिछवाडा कहाता है| 


द्वार की चोखठ (सं० चतुःकाष्ठ >प्रा० चडउकपष्ठ > चोखट) की दाई-बाई ओर का भाग 
कोरा" कहाता है| कौरे के लिए कालिदास (उत्तर मेघ श्लोक १७) ने द्वारोपान्त!* शब्द का 
उल्लेख किया है। चौखट और कोरे के बीच में दीवाल की जो किनारी होती है, उसे भड़प या 
घधारी कहते हैं | चौखट में जो चार मोटी लकड़ियाँ लगी रहती हैं, उनके नाम अलग-अलग हैं | 
ऊपर की लकड़ी उतरंगा, नीचे की देहरि और दाई-बाई ओर की थान या बाज कहाती है | 
पायः चौखटें दो तरह की होती हैं--(१) पतामिया चोखट (२) देशी चोखट | चौखट की 
गड़ढेदार किनारी पताम कहाती है । 


जलन जन तन का लाना के निननितीण। कल जज भी लिन नीति न जा ड  न्‍ लीन ण5ई 


१ जानति हों गोरस को लेवा याही बाखरि माँफ़ ।”? 
--सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०।१६७६ 
* जो दूसरे के घर भोग-बिलास के लिए जाता है और उस घर की स्त्री के कहने पर 
चढाता है, तथा जो गाँव से दूर जंगल के खेत में ईंख करता है, वे दोनों व्यक्ति दुनिया से यों ही 
चल जायेंगे । 
3 “समेत्यसंबशः सर्व चत्वरेषु सभासु च ।” 
--वाल्मीकि रामायण; रामनारायणलाल इलाहाबाद, अयोध्या काण्ड पूर्वाड, ६।२० 
“तत्किमिदानी विश्रान्तिचारणानि चत्वरस्थानानि ।?? 
--भवभूति : उत्तररामचरित, चोखम्बा संस्कृत सीरीज, प्र० सं० अंक १ ए०६। 
४ ४दह्ममानामिमां पद्य पुरी साच्प्रतोलिकाम ।?? 
--वाल्मीकि रामायण, रामनाशयणलाल इलाहाबाद, सुन्द्रकाण्ड, ७१।३७ । 
५ ८४ट्वर बुहारति फिरतिं अष्ट सिधि । कौरनि सथिया चीतति नव निधि 
-सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, स्कन्ध १०, पद ३े२। .. 
६ ८ट्वारोपान्ते " “*“।”? --कालिदास ; उत्तरमेघ, इलोक १७ । 


यवामिया वेस्ट 


०००) :] 


असर प्2 2 2२० 
हि . 
| पे 
हे 
५ हू 
। 5 
2) 
42 । 





५ पालामा.... (० युववक्त्रा था अईंगी 
(३ बषका झा कंबजा 


(/ उसरणय (2, छल 
(3, आन (४). 'मराष्ा* 
(५४/  रोष5 (६4). झडई। 


(०) देंहीरे (८) दिडिल- 
[रेखा चित्र ४५, ५६] 

जहाँ देहरि नाम की लकड़ी जमी रहती है, वह जगह देहरी (सं० देहली') कहाती है | 
मुख्य द्वार की देइलीबाला कोठा (सं० कोष्ट्ठक >कोष्ठ > कोठा) दुवारी कहाता है। बाण ने 
हषचरित में इसके लिए अलिन्द?* शब्द का प्रयोग किया है। यदि किसी बड़े द्वार में चौखट और 
किवाड़ (सं० कवाठ३) बढ़ी-चढ़ी हुई हों, तो वह दरवाजा फाटक कहाता है। छोटी और हलकी 

किवाड़ें किवरियाँ वा किवड्ियाँ कहाती हैं | दो किबाड़ें मिलकर जोड़ी कहलाती हैं | 
किवाड पर लम्बाई के रुख़ में जो मोटी और कुछ चौड़ी लकडियाँ जड़ी जाती हैं, उन्हें बैनी 
कहते हैं | एक जोडी में प्रायः तीन या पाँच बेनियाँ लगती हैं। तीन बैनियों की जोड़ी तिबैनियाँ 
और पाँच वैनियों की पँचवैनियाँ कहाती हैं । जोडियों में नो लकडियाँ चौडाई में लगती हैं, थे 
पुस्तीमान कहाती है । पुस्तीमानों से घिरी हुई गहरी जगह हू ठा, होदी या खन कहाती है | 
पुस्तीमानों के ऊपर पत्ती सहित घंंडीदार कीलें ठोकी जाती हैं, जिन्हें किलोटा या कौलौटा कहते 
हैं। तिबैनियाँ जोड़ी में प्रायः तीन बैनियाँ और छः: पुस्तीमान लगते हैं और पँचबैनियाँ जोड़ी में पाँच 
बैनियाँ तथा आठ पुस्तीमान लगते हैं| जब तक किवाड में बैनी और पुस्तीमान नहीं जड दिये जातें, 
तब तक वह किवाड़ पहला या पला कहाती है। दूसरे शब्दों में हम यों कह. सकते हैं. कि सैलों 


) बही, इलोफ, २४। 


* डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : ह्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, ए० ९०। 
3 हृढबद्धकबाटानि महापरिववन्ति च ।? 


“वाल्मीकि रामायण, युद्धकाण्ड, रामनारायण लाल, इलाहाबाद, ३।११ 


५ हरे: ) 


(दो तख्तों को जोडनेवाली कीलें जिन्हें गरभकीला भी कहते हैं) स जुड़े हुए तख्तें पल्‍ला कहाते 
हैं | पलों या पल्‍लों से बनी हुई जोड़ी फट्ट कहलाती है | जिस जोड़ी मे अनेक लकड़ियां को आधार 
ओर लम्ब रूप में जदकर बहत-से खाने वना दिये जाते हैं, वह गिलल्‍लीडरणिडया या शुजार- 
बन्दिनी जोड़ी कही जाती है । वदि पहला के नीच जोडाई में भी तख्तें जड दिय जातें है, ता उस 
खिरका बोलते हैं | यदि पले के ऊपर आयत के कर्ण की माँति कौनियाई लकी लगाई जाती है, 
तो उस अँगरेजी ठड्ध के दरवाजे को आजकल बटनडोर कहते हैं | अधिकतर पाँच तग्ह की किवाड़ें 
ही द्वारों पर लगी हुई मिलती हैं--(१) तिवैनियाँ, (२) पँचबैनियाँ, (३) फट्ट, (४) खिरका, 
(५) गिलल्‍्ली डरिडिया | 


लिकेनियां जे) येंबरकिनियों ओडओ 





जिल्‍ली इंडिया जोडी बटन और... जोखट के खंगप 





[ रेखा-चित्र ५७, ध८, ४६, ६०, ६१, ६२; ६२] 

गिल्ली डरिडिया जोड़ी में जब गिल्लियाँ और डण्डे रन्‍दा करके पतले रूप में लगाये जाते हैं, 
तब उन्हें क्रशः अड॒ुए और खुज्जियाँ कहते हैं। अड्डुण और खुज्जियों से घिरी हुईं एक 
आयताकार लकड़ी दिला कहांती है। दिलों की बनी हुईं दो किवाड़ों को दिलादार जोड़ी कहत 
हैं । जिन गड़ढेदार गहरी रेखाओं में दिलों की किनारियाँ फेसाई जाती हैं, वे रखाएं खंच या 
भिरियाँ कहाती हैं | 

दिले को खुज्जी की मिरी में फेसाना वास्तव म॑ बेड़ा (सं० विकाएंड +क > विश्वंड + अ 
बेंडा ८ कठिन) काम हैं। सीखतर बढ़ई तो उस समय चौकड़ी भ्रूल जाता हैं अथांत्‌ उसको सद्दी 
(अक्नल) गायब हो जाती है | 


५ (७४ ) 


चौखट के उतरंगे के पास द्वार के ऊपरी भाग में लकी का एक तख्ता लगा रहता है, 
जिसे पटाव, सरदल या खुहावटी कहते हैं। सरदल में दाई-बराई ओर बने हुए दो छेद, जिनमें 
किवाड़ों के चूरिये (चूलें) फँसे रहते हैं, सरदलुण कहाते हैं। देहरि के दायें-बायें सिरों पर लकड़ी 
की एक-एक गड्डक-सी जमी रहती है, जिसके ऊपर मामूली-सा गड़ढा भी बना रहता है | उस गद्दक 
को खुमी या खूँमी कहते हैं | द्वार को देहली में दो खुमियाँ होती हैं। किवाड़ों की निचली चूलें 
खुमियों पर ही घूमती हैं | 
चौखट के थान (वाजू >दाई-बाईं ओर की दोनों चौखटें) जिन कीलों से दीवाल में जड़ 
दिये जाते हैं, वे कीलें होलयात कहाती हैं। थान से किवाड़ को मिलानेवाली गोल कील कुलाबा 
कहाती है | यदि कुलावे के स्थान पर छोटी-सी साँकर (संकल) लगी हुई हो, तो उसे ज्ञुलफी, रोका 
या सटेनी कहते हैं। किवाड़ों को मज़बूती से बन्द रखने के लिए, उनके पीछे एक मोटा और भारी 
डण्डा अड़ा दिया जाता है, जो अरगड़ा (सं० अगंला), अड्गड़ा (सं० अर्गड), अडृंगा, अड़- 
बंगा, बेंड़ा, कठगड़ा या सड़कोड़ा कहाता है। “अर्गढ? वैदिक साहित्य (शत० ५॥१।१४) में 
प्रयुक्त बहुत पुराना शब्द है। किवाड़ों के पीछे मध्य भाग में एक छोटी-सी लकड़ी लगी रहती है, 
जो कील के आधार पर आसानी से घूम जाती है। उसे बिइलया कहते हैं| बिइलया के लगा देने 
पर भिड़ी हुई (बन्द) किवाड़े' खुल नहीं सकतीं । एक तरह से त्रिइलया को अड॒गड़े के खानदान 
की छोटी बहिन ही समभिए । किन्हीं-किन्हीं दरवाजों में देहरि के सिरों पर ओर बाजुओ्नों के बीच में 
भी लकड़ी की गद्वके लगा देते हैं, जिल्‍्हें अडंगी, गुटकों या बलबली कहते हैं। बलबली जब 
किवाड़ और बाजू के बीच में अरडा दी जाती है, तब खुली हुई किवाड़े' बन्द नहीं हो सकतीं | साँकर 
ओर बिइलया का काम प्रायः रात में ही रहता है, लेकिन वलबली दिन में बाहर की ओर द्वार की 
किव्राड से पींठ सठाये अड़ी रहती है | वाजुओं में नोचे को ओर जो फूत्न-पत्तियाँ बनी रहती हैं, वे 
भराव कहाती हैं | देहरि में घुसे हुए बाजुओं के सिरे छुईं कहाते हैं । 
कम जोड़ी के अन्दर जो बैनी थान (बाजू) के पास 
व्ग्र्ड होती है, अभ्वनी कहाती है, क्योंकि वह चौडाई में बैनी 
से आधी होती है | पँचबेनियाँ जोड़ी में जो बैनी बीच की 
॥एएआ बैनी के नीचे लगती है, उसे फरकौटा कहते हैं | फर- 
हा हक कोट की चौडाई बैनी से लगभग तीन अंगुल अधिक होती 


उ्केल हक ० * ह न, है | चौखटे और किवाड़े देखिए, (रेखा चित्र ६३, ६४) 
कक 8२६८-घर का आँगन, कोठा और छुत-- 
आप (१) घर के बीच में खुला हुआ चौकोर भाग चौक या 
न अल आँगन (सं० अंगन) कहाता है। यदि आँगन के चारों 
रा कक आर ओर कोठे और उन कोठों के आगे दल्कान (बराम्दा) हों, 
न आम तो उन दल्लानों की पूरी सतह या फर्श चौसरा या 
0. ऑल चोफड़ा कहाती है| तीन दरवाजों का दल्लान तिदरी 
हलक पड (सं० त्रि+फा० दर) कहाता है। चोसरा' या 
0 ] चोफड़ाः शब्द लगमग उसी अर्थ का द्योतक है, जो 

अर्थ कि हपचसरितकार बाणभट्ट के चितुःशाल' शब्द से 
[ रेखा-चित्र ६४ ] व्यक्त होता है|? घर में कुर्सी से नीचे बना हुआ कोठा 


१ ४“बर का चतु/शाज्ञ भाग इप्त समय चोपरजा कहताता है। ऑगन के चारों ओर बने हुए 
कमरे चतुःशाल का मूल रूप था ।? ५ 
“-डा० वासुदेवशरण अग्रवाल: हवषचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, ए० ११६। 


( ९१७४ ) 


तहखाना या तैखाना कहाता है | आँगन से लेकर द्वार तक एक परैमा (पटी हुईं) नाली वनी 
होती है, जिसमें होकर न्हान-घोमन (नहाने-धोबे) का पानी बहकर एक गडढ़े में इकट्ा होता है | 
उस नाली को मोरी और बाहर के उस गइढे को कंडा या कड़ी कहते हैं। मोरी पर लगा हआ 
पत्थर का चौकोर बड़ा टुकड़ा पदिया कहाता है | 


(२) श्रॉँगन के पासवाले कोठे की चोखट के 'डतरंगा? के ऊपर जो एक तिखाल या ताक 
(अ० ताक) होती है, उसे बारोंथा कहते हैं। दीवाल में जो गहरी गोल तिखाल होती है, उसे 
मोखा कहते हैं | कोठे की चौड़ाई कोल” कहलाती है | घर के ऊपर छत पर चार द्वारों का बना 
हुआ कोठा चौबारा (सं० चतुद्रारक) कहाता है। जायसी ने अपनी देहाती अवधी में 'चौबारा' 
शब्द का प्रयोग किया है |* 

(३) छत के ऊपर मुडगेली (मुड्रेरों) के सहारे केंचीनुमा हालत में दोनों ओर दो-दो थुन- 
कियाँ या थनियों (सं० स्थूणिका) बाँधी जाती हैं ओर उनके ऊपर एक लम्बी-सी सोठ रुख दी जाती 
है, जिसे बड़ेड़ा (कबत्रीर के शब्दों में बलींड़ा)) कहते हैं | इस बड़ेंड़े पर दुपलिया छान रख दी 
जाती है। ऐसी छान को गधइया छान कहते हैं (सं० छादन > छायणि > छानि >छान) | छान को 
छुप्पर (देश० छिप्पीर--दे० ना० मा० ३।२८) भी कहते हैं । 


छुत के ऊपर इस तरह पड़ी हुई गधइया छान अटरिया? कहाती है| छुत के चारों ओर 
जब दीवालें थोड़ी-थोड़ी ऊपर को उठा दी जाती हैं, तब उन्हें मुड़गेली या सड़ेली कहते हैं | 
(४) कोठे की लम्बाईवाली दीवाल को भींति (सं० मित्ति) ओर चौडाईवाली को पांखा या 
पकखा कहते हैं | भींति के सम्बन्ध में पहेली प्रसिद्ध है-- 
“इतनी बड़ी भई | पर पल्ली ओर न गई |??४ 


भींति या पाखे की मोटाई आखार कहाती है | भींति- में जहाँ से मुड़गेली आरम्भ होती है, 
वहाँ से कुछ नीचे की ओर लम्बाई में कुछ ऊँची-ऊँची मिट्टी की एक पट्टी बनी रहती है, जिसके ऊपर 
मोटी-मोटी लकड़ी या छोटे-छोटे मोटे डए्डे गाड दिये जाते हैं। उन डण्डों को टोढ़े और उस पढ़ी 
को लड़ी या गरदना कहते हैं। उन टोढ़ों पर ही छान रखी जाती है। बड़ी छान छुप्पर और 
छोटी पंजर कहाती है। पुराने पंजरे का जब फेस जहाँ-तहाँ से उठ जाता है और ठॉट, कोरे 
(«बिना चिरे बाँस) और बाती (>कोरों के ऊपर लकडियों या सरकंडों की जुट्टियों का बंधाव) 
चमकने लगती है, तब उन खाली जगहों को उड़ान कहते हैं। मुडगेलियों में जहाँ-तहाँ आर-पार 
भिल्ल (सं० विल > सूराख) होते हैं| उनमें सन की रस्सी या जन (नरई की रस्सी) डालकर छुप्पर 
के बाँसों में बाँध देते हैं | उन रस्सियों को आद कहते हैं। 


न्न्गी 


“कौल की है पूरी जाकी दिन-दिन बाद छुबि ।” 
--सेनापति : कवित्तरत्नाकर, तरंग १ । छुं० १५। 
२ “सीतल बुंद ऊँच चोबारा[ | हरियर सब देखिश्र संसारा ॥” 
---डा० माताप्रसाद गुप्त (संप०) : जायसी ग्रन्थावली, पद्सावत, ३३७५७ 
3 “हित-चित की हे थूनि उडानी मोह बलोांडा दृटा 7 
--सं० द्यामसुन्द्रदास : कबीर ग्रन्थावत्नी, काशी चागरी अचारिणी सभा, पद 
संख्या १६। 
४ दीवाल काफी लम्बी होती है, लेकिन उसकी दिशा नहीं बदलती । 
'पढदशी ओर जाना? का अर्थ सुडना है । 
२३ 


( १७६ ) 


(५) छत की कुछ मुइगेलियाँ बिना छुरों के नंगी ही रहती हैं। उनकी हिफाजत के लिए 
किसान हर साल उन्हें ल्हेसते और लीपते रहते हैं। 'लीपना? संस्कृत की लिप ओर ह्हेसना' 
संस्कृत की 'श्लिष? घाठ से सम्बन्धित हैं| प्रायः ल्हिसाई तो चीका (चिकनी मिट्टी) से ओर लिपाई 
गोबर से की जाती है | मुडगेलियों (मुड़ेरों) के नीचे यदि गरदना कुछ चोडा अधिक होता है, तो 
प्रायः पडुकिया और कबूतर आदि चिडियाँ उस पर बैठी रहती हैं, ओर अपने अरे भी रख लेती 
हैं। सम्मवतः मेघदत में कालिदास ने वलभी (पृर्वमेघ--छुंद १८) शब्द सुड़गेली (मुंडेर) के अर्थ 
मंही प्रयुक्त किया है| गरदना' शब्द के लिए संस्कृत में “कपोतपालि! शब्द आया है | 

मुंडेर में घने टोढ़े लगाकर उन्हें किरयों (छोटी-छोटी चिरी हुई या फटी हुईं लकड़ियाँ) से 
पाठ दिया जाता है | इस पटाव को छुज्जा कहते हैं । 

(६) किसान के कोठे की छुत भी दो तरह की होती है--एक किरचिया या किरइया छुत 
और दूसरी जाफरी छुत | बन या अरहर की लकडियों का बना जाल-सा बुनकर उसे सोठों के ऊपर 
डाल देते हैं और फिर उसके ऊपर कुछ फूँस बिछाकर मिट्टी पाठ देते हैं। अरहर की लकड़ियों के 
बुने हुए जाल को 'किरश!' (सं० किरक) कहते हैं और उस किरे से जो छुत पट्ती है, वह किरइया 
छुत कहाती है | नीम या बवूल (सं० निम्ब अथवा सं० वब्बूल) आदि की लकड़ियों को फाड़कर 
उनके छोटे-छोटे टुकड़े किये जाते हैं; वे किरया। कहाते हैं | किरचों द्वारा पटी हुई छुत किरचिया 
छुत कहाती है| बाँसों की फटी हुई फच्चटा (चिरा हुआ बाँस) से पटी हुई छुत जाफरी (अ० 
जञ्फ्री) कहाती है | जनाना कमरा भीतर घर या भीतरा कोठा कहाता है| 

(७) किसान के घर के कोठे में खिड़कियाँ भी होती हैं। खिड़की! शब्द सं० तथा प्रा० 
“'खिडक्किका? से व्युत्पन्न है। कोठे के दरवाजे के ऊपर अन्दर की ओर की बड़ी ताक, द्वाल या 
तिखाल गशुलम्बर” कहाती है। कमी-कमी किसान अपना सामान रखने के लिए, कोठे की चौड़ाई 
के रुख में लम्बाईवाली दीवालों में दो सोठें गाड़ लेता है ओर उन्हें पद्टां (तख्ता) से पाठ लेता है। 
इसे टॉड़ कहते हैं | कोठे के अन्दर कुछ वस्तुएँ टाँगने के लिए लकड़ी की खुटियाँ और लोहे के 
आंकुड़े (अत०--कोल में हुक्क भी) दीवालों में गड़े रहते हैं। आँकुड़े का सिरा ऊपर की ओर 
थोड़ा-सा मुड़ा रहता है। आँगन में कपड़े आदि सुखाने के लिए एक तार अथवा एक रस्सी तान 
ली जाती है, जिसे अरगनी ,सं० लंगनी-बेज॑० फोश) कहते हैं। लोहे की सलाखों से बना हुआ 
लकड़ी का एक चोखटा जंगला कहाता है | जेंगले के ऊपर दीवाल में बनी हुई एक चन्द्राकार 
महराब “बहादुरी” कहाती है | बहादुरी में नीचे की ओर किनारे-किनारे खमदार भोड़ें हों, तो उसे 
बंगरी कहते हैं | 

(८) बरसात का पानी छुतों पर से नीचे गिर जाय, इस दृष्टिकोण से किसान मुडेल में लकड़ी 
या लोहे का एक ठुकडा लगाता है, जिसे पँदशा, पँदारा, पनरा या पनारा (सं० प्रनाडक) 
कहते हैं| सूर ने 'पनारा?? शब्द का उल्लेख किया है। छोटा 'पनारा? पनारी कहाता है। नारी 
शब्द का ग्रयोग भी ब्रजमाषा के कवि सूर ने किया है |३ 

छत पर चढ़ने के लिए लगातार बनी हुई सीढ़ियाँ कीना (फा० जीना) कहाती है। लकड़ी 
की सीढ़ियाँ नसेनी (सं० निःश्रेणी--फालन ० ) कहाती है। इसी अर्थ में हेमचन्द्र ने णीसशिशरा 
(देश० नाममाला ४।४३) लिखा है । 











* डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : मेघदूत एक अध्ययन, ए० २२९ । 

१ “कचुकि-पट सूखत नहिं कबहूँ, उर-बिच बहत पनारे ॥? 
ःसरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०३२३६ 

 “तदबारू उपचार चूर जरूपूर अस्वेद पनारी ।--वहीं, १०३१९१ 


( १७७ ) 


$२६६--घर का चोका या रसोईघर--(१) आँगन में छुमर के नीचे सैस (आँगन 
से कुछ ऊंची सतह) पर आगका बना होता है, जहाँ किसान की रोटी बना करती है। चौकों में मुख्य 
वस्तु च्यू(हह (सं> चुल्लि -चूल्हा) है । चूह्ह दो प्रकार के होते हैं-- (१) जमडआ चूल्हा, (२) 
डठडआ चूह्हा। उठउथ्ना चूह्हा इच्छानुसार कहीं मी उठाकर रखा जा सकता है| इसके पेंदे (तली) 
के नीचे मिट्टी के चार टेकिया लगे रहते हैं, जिन पर यह टिका रहता है। आऑँगीठी या सिगड़ी 
भी एक प्रकार का उठउओआ चूल्हा ही है। वह चूल्हा, जो कोहचर या खोबर (वह कोठा जहाँ देवी 
देवता पुजते हैं) में बनाया जाता है और जिस पर पूजा-मंसी का नेवज़ (पकवान) सिकता है, तिमन 
कहाता है। चौका! को रसोई या रखोश्या भी कहते हैं। रसोई (सं० रसवती) के पास ही एक 
आग का गड॒दा भी बना होता है, जिसे दह्यरा कहते हैं। उस दहारे में प्रायः दूध की हंड़िया 
(सं० भारिडका) रखी जाती है । दहारा नहीं होता तो भगौना की भाँति की मिंडी की एक वस्तु 
बनाई जाती है, जिसे भरोसी या बरोसी कहते हैं| वरोसी में ही प्रायः दूध औठाया जाता है । 


(२) चौकों का भोजन किसी को दिखाई न पड़े; इसलिए एक छोटी दीवाल आड़ के लिए, 
खड़ी कर ली जाती है। इसे ओद! कहते हैं। ओटों में एक चौकोर या गोल सूराख कर लिया 
जाता है, जिसे गोखा (सं० गवाद्षक) कहते हैं। बैल की आँख की तरह गोल होने के कारण 
“गवाक्ष! नाम पड़ गया | 

चूल्हा बनाते समय तीन ओर ईंटे चिनी जाती हैं । इन तीनों भागों को ८डआँ कहते 
हैं | तीनों बड्नों से घिरी हुई धरती शाह! कहाती है। चूल्हे की राख राहे में ही इकट्ठी हुआ 
करती है| चूल्हे के दाहिने बठएँ के भीतरी भाग के पाच की सतह घया कहाती है। यहीं एक इंट 
का टुकड़ा सखा रहता है, जिसके सहारे घये में रोटी सिकती है। इस इंट के टुकड़े को सिकना 
कहते हैं। तए (तवे) पर सिक जाने के बाद रोटी घये में ही आती है। बतेन माँजने की रस्सी 
जुना (वै० सं० यून) या कूँचा (सं० कूचंक)* कहाती है । 

चौकों में धुआँ उठकर ऊपर को जाता है। लगातार धुएँ की कालौंछु से चौकों के छुप्परों 
में जहाँ-तहाँ धुएँ से बने हुए कुछ तार-से लग्क जाते हैं। उन्हें 'धूमसे' कहते हैं। छुपर के बाँस - 
में एक रस्सी बाँधकर मेज का बुना हआ टोपीनुमा एक छींका (सं० शिक्यक) भी लटठ्का रहता 
है | इसके ऊपर किसान की बदयर्वबानी (स्त्री) रोटियाँ रख देती है। सर ने छींके के लिए 'सींका? 
शब्द लिखा है (सं० शिक्यक > प्रा० सिककग > सिक्के > सिक्का > सीका >सींका) । 

(१) चौके के पास म॑ ही एक दीवाल में दो डंडे गाड़ दिये जाते हैं | तीसरा डंडा उन दोनों 
डंडों के सिरों पर रख दिया जाता है ओर कीलों से उन्हें जड़ दिया जाता है। इस तरह के बने 
हुए. चौंखटे पर किसान की पानी की गागरें रखी रहती हैं | इस चौखटे को पढे नी, पढ़ेली, पल्हैंड़ी 


१ “शुष्तयुग की वास्तुकला में तोरणों के मध्य में बने हुए वातायन गोल हो गये हैं। 
तभी उनका गवाक्ष (बैल की आँख की तरह गोल) यह अन्वर्थ नाम पड़ा | इन भरोखों में प्रायः 
सत्रीमुख अंकित किये हुए मिलते हैं। उसी के लिए बाण ने गृहदेवताननानीवगवाक्षेष्ठ॒वीक्षमाणः' 
(१४८) यह कल्पना की है ।” 

--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल: हषचरित--एक सांस्कृतिक अध्ययन, ए० <६। 

४ “इन्दुकर-कूचकैरिव प्रक्षालिताम्‌ |?! 

--बाणः कादम्बरी, पूवभाग, सि० वि० बंगला सस्‍्क०, महाइवेता वर्णना, ४० ५०३ | 

3 ८ देखि तुही सींके पर भाजन ऊँचें घरि लटकायों ।” 

--सूरसागर, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, १०। ३३४ 


( शध्प ) 


'सं०्पालि-भारिडका) या घिनोची (सं० धटमंचिका >घड़ौंची >घिनौंची) कहते हैं | पढ़ेनी के पास 
ही एक दीवाल के सहारे एक छोटी-सी इंडी या लाठी गड़ी रहती है जो दूध चलाने में काम आती है; 
उसे विल्लींट कहते हैं। आँगन में या कोठे में एक गइ ढेंदार कंकड़ या पत्थर गड़ा रहता है, 
जिसमें स्त्रियाँ लड़की के घनकुटों (सं० धान्यकुदक > घन्‍त कुझ्श >धनकुद्थ >"धनकुटा ८ मूसल) से 
अनाज (सं० अन्‍्नादय) छुरती हैं | धनकुटे की चोट से अनाज के दानों का छिलका उतारना छुरना 
कहाता है | वह गडढेदार कंकड़ ओखरी (ओखली) कहाता है | ओखरी के लिए वेद में 'डलूखल' 
शब्द (ऋक्‌० १| र८। ६) आया है। कोठे में चौड़ाई वाली दीवाल अर्थात्‌ पाखे के बराबर कुछ 
जगह छोड़कर दूसरी एक छोटी सी दीवाल अर्थात्‌ ओटा लगा देते हैं | उसे डॉड़ या अडडा कहते 
हैं | डाँड़ में पायः किसान नाज भर दिया करते हैं। डाँड़ के पास ही नाज से भरे मिट्टी के बतेन 
तलेऊपर (एक एूसरे के ऊपर) रखे रहते हैं, जो जेट कहाते हैं । 


२--किसान की चोपार, कुटेर ओर घेर 


ह३००--किसान की मरदानी बैठक चोपा[रि या चौपार' कहाती है | इसमें कम से कम 
एक कोठा (सं० कोष्ठक) अवश्य होता है | कोठे के आगे एक बड़ा-सा छुपपर पड़ा रहता है, जिसे 
डसारा (सं० अपसरक) कहते हैं। हेमचनद्ध ने ओसरिआ? (देशी नाममाला, १॥ १६१) शब्द 
भी अलिन्द' के अर्थ मं लिखा है। उसारे का छुप्पर इतना चौडा होता है कि उसके नीचे साधने 
के लिए खडी लकड़ियाँ जमानी पड़ती हैं। उन्हें खम्म (खम्म) कहते हैं | खम्मों के ऊपरी सिरे 
प्रायः दुसंखे होते हैं| उन पर बड़ेंड़ा (मोटी और लम्बी सोंठ जो छुप्पर के नीचे लगती है) रख 
दिया जाता है। यदि खम्भे छोटे बैठते हैं, तो उन्हें ऊँचा करने के लिए उनके नीचे दो-एक ईंट 
या लकड़ी का टुकड़ा लगा देतें हैं; उसे उठेटा या टेकियां कहते हैं । 

चौपार के आगे एक चौकोर चबूतरा होता है और उसको तीन ओर से कुछ-कुछ ऊपर 
उठा दिया जाता है, अर्थात्‌ तीनों सीमाओं पर मुड़ेलें उठाई जाती हैं | इन मुड़ेलों को पार" या 
सपील (अ्र० फ़्सील) कहते हैं। 'पालि! शब्द का अर्थ तालाब आदि का बाँध! है--(प्रा० 
पालि > तालाब आदि का बाँध, पाईअसइमहण्णवों कोश, प० ७३०) | जायसी ने भी पाली” 
शब्द पार तालाब के बाँध) के अर्थ में ही प्रयुक्त किया है * | चौपार के चबूतरा में तीन ओर 
सपीले ओर एक ओर कोठे की दीवाल होती है। इस तरह चारों ओर बाँध बँघ जाता है (सं० चतुः 
पालि > चउपालि *» चौपारि >चौपार) । 


0३०१--परायः चौपार के पास ही कुझैरा (कुटी कूटने का स्थान) होता है। चौपार के 
चबूतरें पर या उससे कुछ अलग एक छुमर के नीचे घरती में एक गोल और मोटी लकड़ी गड़ी 
रहती है, जिस पर किसान गँड़ासे से कुद्टी काव्ता है | उस लकड़ी को मुढ़ी कहते हैं | जहाँ मुठ 
गड़ी रहती है, वही स्थान कुट्ररा कहाता है। कुटैरों पर ही एक छोटी-सी कोठरी बनी रहती है, 
जिसमें भुस भरा रहता है। उसे भिसोरा या भिसोरी कहते हैं| चौपार या कुझैरे पर ही एक 
गड्ढा होता है, जिसमें आग रहती है | इस गडढे को अध्याना या अगिहाना (सं० अग्निधान-- 


) पुत्रोत्पत्ति की कामना से जो स्त्रियाँ गंगा-स्नान करने जाती हैं, वे गंगा के किनारे जल 
की धारा के पास बालू की मेंड लगा देती हैं, जिसे पार कहते हैं । वह क्रिया पार बाँधना' कहाती 
है। पार बॉधतेहुएवे कहती हैं---“हे गंगा मैया ! गोद भरी पाऊँ तो पारि खोून आऊँ।” 

* “कित हम कित एह सरवर --पाली ? 

“सं० डा० माताप्रसाद गुप्त : जायसी-प्र थावछी, पद्मावत, ६०१ ५ 


( १७६ ) 


ऋक० १०।१६५।३) कहते हैं| अगिहाने में लगा हुआ कंडा (उपला) दहरा कहाता है। आग से 
लाल बना हुआ दहरा अंगार कहाता है | 
0३०२--कुटैरे पर चार-छः नीम के पेड भी उगा लिये जाते हैं, जिनकी छाँह (छाया) के 
नीचे बैठकर किसान सीरक (ठंडक, शीतलता) लेता है। उन पेड़ों के क्ुणड को 'नीवरी!? कहते 
हैं| जेठ मास की धूव दोपहर के समय में ठीकादीक घोपरी कहाती है| टीकाटीक धौपरी में 
किसान नीबरी की छाँह में खाट पर लेटा हुआ पछुदयाँ (पछवा हवा) की रमक (मन्दगति) का 
आनन्द लेता है | चिल्ला जाड़ों में जब पारे (पाला) की मार से किसान के हाथ-पाँव ठिद्ुस्कर 
सुज्न (सं० शून्य > प्रा० सुण्ण > सुन्‍न) पढ जाते हैं, तव वह अगिहाने में आग बराकर (वालकर) 
अपनी जड़ियाइईद (जाड़े से पैदा हुई ठण्ड) छुटाता है। यदि अध्याने में लकड़ियाँ गीली होती 
हैं, तो वे ठीक नहीं जलतीं बल्कि सुनसुन करती हुई घुआँ देती है । लकड़ियों का इस तरह जलना 
'सद्‌कनए कहाता है | 
पेड की पींड़ (वना) की ऊपरी छाल (देश० छुल्‍ली दे० ना० मा० ३३२४) को बककुल 
(सं० वल्कल, प्रा० वक्‍कल > वक्‍कुल) ओर नई लाल-पीली किलस (सं० किसल) या कोपल को 
“गीदी” कहते हैं| गर्मियों के दिनों में किसान नीम के वक्कुल और गीदी को उपयोग म॑ लाते हैं । 
कुछ निधन किसान बरहे (जंगल) में अपने खेतों के पास रहते हैं। वे पहले खेत में से 
मिंट्ठी लेकर और पानी से उसे गलाकर गिलाया या तगार (गाढ़ा-सा गारा) बनाते हैं। उसे गोंद 
कहते हैं | उस गोंदीली मिटद्ठी से छोटी-छोटी चार दीवारें अर्थात्‌ दो भींतें (लम्बाईवाली दीवार) 
ओर दो पाखे (चौड़ाई वाली दीवार) छोप-छोपकर बनाते हैं। उन पर लम्बाई के रुख में एक मोटा 
डड़ा (बल्ली) रखकर एक गधइया छान (दुपलिया छुमर) डाल लेते हैं। वही उनका घर होता है । 
उस घर को मढ़इया कहते हैं | मढइया किसान का घर और घेर दोनों ही होती है। उसमें ही किसान 
की रोटी बनती है | धुआँ निकलने के लिए गधइया छान में जो छेद होता है, उसे नैनुआँ" कहते 
है | पाली भाषा में इसे ही घूमनेत्त (सं० धूमनेत्र) कहते थे (पा० धूमनेत्त,--टी० डब्ल्यू० राईस 
विड्स : पाली इंग्लिश डिक्शनरी, ४० २१३ )। 
0$३०३--घेर और उसमें बँधी बुरकी तथा सान के घेर में ही रथ खड़ा 
करने के लिए “रथखाना” ओर घोड़े के लिए तबेला भी वना रहता है | तवेले को घुड़सार (सं० 
पोटशाल) और असबल (अ० अस्तबल) भी कहते हैं । 
जहाँ किसान के पोहे बँधते ओर चारा खाते हैं, वह स्थान घेर या नौहरा (नोई ८ पशुओं 
को बाँधने की रस्सी +सं० णह + क >नोईहरा > नोहरा > नौहरा) कहाता है। नौहरे में वह कोठा 
जिसमें चारा खाने के लिए लम्बी लड़ामनी बनी रहती है, सार (सं० शाल) कहाता है । किसान के 
बैल, गाय, भेंस आदि पशु सार में ही न्‍्यार (चारा) खाते हैं | वेद में गोष्ठःः शब्द (अथर्व० 
७।७५॥२) 'सारः के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है| पाणिनि (अष्टा० ५२१८) ने भी गोप्ठरे शब्द का 
प्रयोग किया है। ऋग्वेद (११८) में सार! के लिए, (सर! शब्द भी आया है ।* 





) 'ैनुऑ” के लिए जायसी ने 'नैन' शब्द लिखा है 
“बरसहिं नैन सुअह्ि घर माहाँ।” 
-+सं० डा० माताप्रसाद गुप्त : जायसी अन्थावली, पद्मावत, ३५६।६ 
९ #हइम गोष्ठमिद सदो घृतेनास्मानत्समुक्षत ।?---अथव० ७।७०॥२ 
अथात्‌ हैं गोओ ! इस सार में रहो । हमको थी से सींचों और बढ़ाओं । 
38 “गोष्ठात्‌ खज भूतपूर्वें”--पाणिनि : अप्टा० ५४२।१८ 
3 वृवद्वेदवासी अप्तुरः सुतमा गन्त तूणंयः | उस्रा इव स्वसराशणि। 
ऋक० सं० १॥ सू० ३॥८, अथात्‌ है कमकुशल तथा शीघ्र कम करनेवाले विश्वदेव | 
जैसे गाये अपनी शालाओं को जाती हैं, उसी तरह यथडों आओ | 


( औल० ) 
किसान की सारी बसुधा बेर और खेत में ही रहती है। इसलिए लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 


5 के. कई ॥2 का (का बौंह ० ब न 
“किसान के हैं तीन मंद | बेर, कुट्रा, बहड़ा ॥ 


कोई-कोई किसान अपने बेर के पास ही एक पानी की कंडी बनवा लेता है, जिसमें पानी 
भर दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर पौहे उसमें पी लेते हैं। इसे पोसरा (सं० प्रपाशाला) 
कहते ह | 

अँधरी रात में किसान जब सार में घुसता है, तव सन की सेंटी को जलाकर उजीते 
(उजाला) के लिए ले जाता है | इस जलती हुई सेंटी को लूकटी' कहते हैं | सार के दरवाजे पर 
एक चौड़ी किवाड़ चढ़ा दी जाती है | इस किवाड़ में न बैनी होती है और न पुस्तीमान | केवल 
दोरुखे तख्ते जढ़े रहते हैं | पहले चौड़ाई में फिर उनके ऊरर लम्बाई में तख्तें जड दिये जाते हैं । 
ऐसी एक किवाड़ का दरवाजा खिरका या खरिक्मा कहलाता है। बिना किवाड को सार सार 
कहाती है और किवाद की सार खिरका कहाती है | खिरका बडा और खिशकिया छोटी होती 
है | खिरकिया का उपयोग किसान के घर ओर चौपाल पर होता है | ब्रजमापी कवि सूर ने खरिक!* 
शब्द का प्रयोग खिरके के अर्थ भ॑ किया है। 


सार की पुरानी छुत चौमासों में कई जगह से टपकने या चूने लगती है | इस प्रकार के चूने 
के लिए 'भदकना? धातु का प्रयोग होता है । 


6३०४--गाय, भैंस तथा बैलों के गोबर से जो गोल-गोल चाँदियाँ-सी बनाई जाती हैं, उन 
कंडा, उपला (खैर-खु्ज में) या गोसा (बुलं० में) (सं० गोसग > गोसग्ग >गोस्सअ >> गोसा) 
कहते हैं। कंडे बनाने के लिए पाथना क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जंगल में पशु के गोबर के 
स्वतः सूख जाने पर जो कंडा बनता है, उसे आन्ना (सं० आरण्य) कहते हैं। बहुत छोण और 
पतला कंडा कंडी, कंडिया या करसी (खुज्जें में) कहाता है (सं० करीप३ >> करसी) 


किसानों की स्रियाँ कंडझों को एक खास तरह से चिनकर एकत्र करती हैं; थे तभी सुरक्षित 
रहते हैं। कंथें को सुरक्षित रखने का साधन बिटिआ (खैर में) या बिशोश (सं० विष्ठाकूट) 
कहाता है। बिठोरे का ऊपरी भाग पाखा ओर मध्यवर्ती भीतर की चिनाई शथा कहाती है । चया 
आयताकार होती है, लेकिन पाखा तजिम्ुजाकार | बिटोरा बड़ी साववानी से बनाया जाता है | 


पहले कई पॉलियों (पंक्तियों) में कंडों को तले ऊपर रखा जाता है। तीन-चार हाथ झँची 
ढेरियाँ लगाई जाती हैं, जिन्हें बट कहते हैं | बाँटों के बीच म॑ खाली जगह को जिन कंडों से भरा 
जाता है, वे भरत या भरेंत कहाते हैं। बाँठ और भरैंत को मिलाकर चया बनाया जाता है प्रत्येक 
बाँट सें कंडे पद्ट ही रक्‍्खे जाते हैं | यदि बाँट में चित्त कंडे लग जाते हैं, तो वे कष्टप्रद बताये जाते 
हैं| किसानों का कहना है कि बाँटों में जितने कंडे चित्त चिने हुए होंगे, उतने दिनों बिदौरे के 
मालिक के सिर में दद रहेगा। जब चया और पाखा बनकर तैयार हो जाता है, तो उनके ऊपर 
गुबरेसी (पानी मिला हुआ गोबर) ह्हेस दी जाती है । विटैरे के ऊपर गुबरेसी ह्हेसने को कंडा 
! किसान के रहने के लिए तीन स्थान ही हैं---एक घेर (जहाँ पश बंँधते हैं) दूसरा कुटैरा 
(जहाँ कुद्दी की जाती है) और तीसरा खेत । 

* “वे सुरभी वह बच्छदोहनी खरिक दुह्यवन जाहीं ।--सूरसागर, १०।४१५७ 

₹ “करोष मिष्टकाड गाराच्छुकरा बाछुकास्तथा ।”? 

-मनुस्झति, अध्याय ८, इछोंक २५० । 


( श्थू१ ) 


दोबना या चया दोबना कहते है ||मेह-वंद से बचाव करने के लिए. बिटौर के ऊपर छोटी-सी 
एक छान (छुमर) भी छुवाकर रख दी जाती है | बिटोरे को कमी-कभी पोतत ओर चीतते हैं | उसके 
सिरे पर एक हाँड़ी रखते हैं ओर एक चुटिया भी लगाते हैं | यह प्राचीन 'झतूयी!' या 'कल्लशी” की 
अनुकृति है | बियोरे के संबंध में लोकोक्ति प्रचलित है- 


(5 ५ ह! 


“मा डोले चोथी-चोथी, पृत विटौराई बकसत्वे |?! ९ 


प्छ्ट 





[ रेखा-चित्र ६४ से ६७ तक] 
बुरजी या बुरकी (अ० बुर्जी - मीनार--स्टाइन ०) एक विशेष साधन है, जिससे किसान 


का भुस ख़राब नहीं होता | इसकी आकृति मीनार की भाँति होती है। पहले गोलाई में अरहर की 
लकडियाँ गाड़ी जाती हैं | इसे घेर (कासगंज, एटे में खो? भी) कहते हैं | लोकोक्ति है--- 


[किक] 


“कातिक बाजरा बैसाख जो । खोदिले खत्ती गाड़िले खो ||” है । 

अरहरी की लोदों (लकड़ियाँ) का ऊपरी भाग फुलकी कहादा है। फुलकी से कुछ नीचे 
घेर के चारों ओर भीगी हुई अरहर की लकड़ियों का जुदा बनाकर बाँध दिया जाता है। इसे बीड़ा 
या बता? कहते हैं। यदि अरहर की लकड़ियाँ नहीं होतीं तो साबित सेंटों (पतेल सहित सरकंडे) की 
मोटी जुद्दी बनाकर बाँघ देते है | पतेल सहित सरकंडे को बोद। कइते हैं | बते के नीचे उससे चिपटा 
हुआ जना (वे० सं० यून >हिं० जूता >नरई का बना हुआ रस्सा) बाँधते हैं।वता ओर जूता 
दोनों मिलकर कॉश्ना (सं० कायबन्धन) कहाते हैं | कौंचने को लकडियों से जिन मूँज की पटारों 

) डा० ग्रसन्नकुमार आचाय : ऐन साइक्तोपीडिया आफ हिन्दू आर्किटेक्चर, प्‌ू० १०८ 
ओर ५७६ | 

२ निधन सा-बाप का कोई लड़का यदि बहुत अपव्ययी हो, तो उस पर यह लोकोक्ति 
चरिताथ होती है | शब्दार्थ यह है कि मा तो एक-एक कंडे के छिए पशुओं के चोथ जैसे-तैसे इक्हे 
करतो फिरती है; लेकिन उसका पुत्र बियोरा बख्शता है अर्थात्‌ बिटोरा दान में देने का संकल्प 
करता है । 

3 कातिक में बाजरा के लिए खत्ती तैयार करों और बैसाख में जो भुस के लिए “खो 
गाड़ छो । 


( रृपयर ) 


द्वारा बाँवा जाता हे, वे पटारें बन्देंजा कहाती हैं। घेर से घिरी हुई खाली जगह धर कहाती है। 
धाँच में धुस खूब दाव-दावकर अर्थात्‌ पाँतों से खूँद-खँदकर भर दिया जाता है| इसे “ठसाठस 
भरना! कहते हैं। धाँच में सुस इतना भर देते हैं कि वह कुछ फुलकी से ऊपर दिखाई देने 
लगता है | 


/॥ ॥ । [ः $ ५५ 


8 
हे 


| 


| 00 
ही || । | | 


॥. 
| 


(2 । १] है । |] 
+./ ४ र 407 
4586/5$: ४१ 

है) | 


॥ 


टिया अाकाआ०5 कमी 
“5 स्कृरछ5:2 ४ ताक, 
बज 





बुरभी- रेखा-चित्र रथ | 
के पूलों से छतराई की जाती है | पूलों का फैलाव फिटकरी कहाता है। पूरी गोलाई 
में फिटकरी लगाकर फिर उसे जना से लपेट दिया जाता है | इसके बाद उसके ऊपर केचीनुमा मँँज 
को जेबरी की साँकरी डाल दी जाती है | फिटकरी के ऊपर जो केंचीनमा रस्सी डाली जाती है; रस्सी 
की उस आकृति को सॉकरी और उस रस्सी के बँबाव को 'भत बधना' या घूत वॉच्चना? कहते 
हैं| घूत पुरानी जेबरी से बाँधे जाते हैं। वह क्लोंगा कहाती है| 
जूने को फिटकरी पर लपेटने से पहले कॉौंबनी के 
पास भुस में एक डंडा गाइड लेते हैं। इसमें जूता का 
छोर बाँध लिया जाता है। उस डंडे को छोर! नाम 
से पुकारते हैं । 
बुरजी के तीन भाग होते हैं। सबसे नीचे घेर अथवा 
कॉंधनी; फिर पेट और सबसे ऊपर चुटिया। भ्ुस भरते जाते 
हैं और पेट की छुवाई करते जाते हैं। इस तरह ऊपर को चलते 
चलते एक चोंच-सी निकल आती है, जिसे खुटिया कहते हैं । 
कभी-कभी घेर गाड़कर ओर उसके धाँच सें भ्रुस भर- 
कर उसके ऊपर छुपपर डाल देते हैं, ताकि बरसात में भुस न 
भीगे | इसे बोगा कहते हैं। बोगा आकार में बुरभी से बड़ा 
होता है। भीगा हुआ सड़ा-गला भुस गँड़ी या गूड़ी और 
बहुत बारीक भुस रैनी कहाता है । 





२४ 


अकरएु ६ 


कि 
सान के गह-उद्योग 


विभाग १ 
पुरुषों के ग्रृह-उद्योग 
अध्याय १ 
खाट बुनना 


(३०४--रस्सी तैयार करना--रस्सी को जेबरी भी कहते हैं । रस्सी जिन पौधों और 
घासों से बनाई जाती है, वे कई प्रकार की होती हैं। सन के पौधों को किसान असाढ-सावन में बन 
के साथ बोता है। शेष सब घासें हैं, जो हरिमाया से (प्राइतिक रूप में) ही खेतों में उग आती हैं । 
वे घास भाभर, पटेर, कॉस (सं० काश), कुस (सं० कुश) या दाब (सं० दर्भ), पतेल ओर 
मूंज (सं० मुंज) हैं। फुलसन और सूत की रस्सी सूतरी' कहाती है और शेष सब घासों की बनी 
रस्सी जेबरी कही जाती है। 

रस्सी जिन खास बस्त॒ओ्नों से एंटी जाती है, उन्हें चरखी और ढेरा कहते हैं। चरखी का 
वह मोटा और चौड़ा खूँटा-सा डए्डा जिसके सिरे पर छेद होता है, गड़ना कहाता है। गड़ने के 
ली ० को छेद में पड़नेवाली तथा एऐँंठा लगानेवाली लकड़ी 

हा घेरनी या घेन्नी कहाती है। ढेरे में दो लकडियाँ 

एक दूसरे के ऊपर इस (+) तरह कठान रूप में जड़ी 

हि रहती हैं, जिन्हें चकका कहते हैं| उनके ऊपर एक खड़ी 

| | #--> लछुएः... लकड़ी लगा दी जाती है, जो नरा, डॉड़ी (सं० दस्डिका > 

डरिड्आ > डए्डी > डॉडी) या ढिरनी कहाती है। 

टिरनी के ऊपर एक छोटी लकड़ी ठुकी रहती है, जिसमें 

#* के रस्सी को अटकाकर चकक्‍्के को घुमाते हैं | उस छोटी लकड़ी 

[रेखा-चित्र ६६] को रोक, सुलहुल या नक्किनी कहते हैं। चक्‍के के 
चारों भाग अलग-अलग दशा में 'पखुरिया” कहाते हैं । 

ढेरे द्वारा जब रस्सी ऐंटी जाती है, तब उसके लिए हेरना' क्रिया का प्रयोग होता है। हाथों 
की हथेलियों से जेबरी के दो पजो--(पटार) को मिलाकर ऐंठा लगाना बटना कहाता है। बटी हुईं 
रस्सी को दुहरी या तिहरी करके उन्हें आपस में लपेटना भानना कहाता है। भन जाने पर रस्सी 
बहुत मजबूत हो जाती है और उसे रस्सा कहने लगते हैं | पैर चलाने के लिए. किसान बते की लटो 
(लड़ी या लड) को भानता है। तीन लटे भनकर ही बते बनती है। जब, इकहरी लट में चरखी को 
घेरनी से एठे लगाये जाते हैं, तब उस क्रिया को बत चलाना कहते हैं। पुरानी बतें का ठुकडा 
बतेंड़ा कहाता है | बड़े में से उदेडकर निकाली हुई लग शुद्ध या बट कहाती है। बट की लट बड़ी 
टेढ़ी-मेढ़ी और इँठी हुई होती है | सूर ने वियोगिनी राधा की अलक को बट की लट के समान बताते 
हुए बट” शब्द का उल्लेख किया है ।* 








सर 'सूरदास कहूँ सुनी त्त्‌ देखी पोत सूतरी पोहत |? 
“सूरसागर, काशी ना० ग्र० सभा, १०३६९० | 

* “अलक जु हुती भ्रुवंगम हू सी बट-लंट मनहु भई 7! 
“-सूरसागर, काशी ना० अ० सभा, १०॥३४०४। 


श्व्यद 


जेबरी में जव अधिक ऐंठे लगते हैं, तब उसमें जगह-जगह मुड़ी हुईं गाँठे पड़ जाती 
हैं, उन्हें अंटा, अलबेटा, गुड़ी, ल्हबे. घुर्रा या बह (सं० वल> टेढ़ कहते हैं। 'जिवलि'* 
(> मांसलता के कारण पेट पर पड़नेवाः तीन रेखाएँ) शब्द के मूल में सं० वल, या बलि! 
शब्द ही है। बाण ने वलः? शब्द का ,बोग ठेढ़, मोड़ या झ्रुकाव के अर्थ में किया है। ठेढ़े 
होने के अर्थ में बल खाना? मुहावरा भी प्रचलित है । 
पतेल के पौधे के तने को द्रकंडा, संटा, दरकना या सरकंडा कहते हैं। सरकंडे 
के ऊपर का पत्तर पतोल कहाता है | सरकंडे की ऊपरी फुलक (सिरा) तीर कहाती है। तीरों की 
सिरकी वनती है । तीर के ऊपर का छिलका या पत्तर कोआ कहलाता है| सटे या सरकंडे 
टुकड़े, जो सूढ़े बनाने के काम आते हैं, फरी कहाते हैं। सटे, पत्ते, पतोल और तीर सहित सरकंडों 
की जुट्टयों का समूह बिडोरी कहाता है। पतोल ओर कोथ को कूटकर रस्सी बनाई जाती 
है। यह पतेलिया जेबरी कहाती है। यह नीमन (मज़बूत) नहीं होती; बहुत बोदी (कमज़ोर) 
होती है | 
मूँज के सैँटों से भी पत्तर उचेला जाता है। यह क्रिया 'पतोलना” कहाती है। मूँज के 
तीर पर लिपटा हुआ पत्तर नारी कहाता है। नारी को कूट्कर जो रस्सी बनाई जाती है, वह बहुत 
मज़बूत होती है। सरकंडे के नीचे के मध्य माग तक लिपटा हुआ एक पत॑ समनन्‍द कहाता है। 
समन्द की जेबरी घटिया किस्म की होती है | 
कोथ, नारी, समन्द और पतोल को सुखाकर उन्हें जिस लकड़ी के तख्ते पर कूटा जाता है 
उसे मुड॒ढी या सुढ़ी कहते हैं | जिससे पीटते हैं, वह मूँठदार लकड़ी मोगरी कहाती है। कुटी हुई 
मेज के पँजों को चरखी से एठते हैं। चरखी में एक चौखटा होता है, जिसकी लम्बाईवाली दो 
लकड़ियाँ पाटी ओर चौड़ाईवाली दो लकड़ियाँ गिहिलयाँ या सेरे कहाती हैं | चौखटे के बीच 
में दो लकड़ियाँ घूमती हैं, जिन्हें बेलन कहते हैं | सेरे की गिल्‍ली में एक 'छोटी गद्टक पड़ी रहती 
है, जिसे फूल कहते हैं | बेलनों पर जो मोटी डोरी लिपटी रहती है, वह इंठानी कहाती है। इँठानी 
से ही वेलन घूमते हैं ओर मूँज इंठती हैं । 
इंठ जाने के बाद लकडी के बने हुए एक अड्ड'| या चौखटे पर रस्सी को लपेट लिया जाता 
है | पूरी तरह लिपट जाने पर रस्सी की पूरी लपेट बान कहलाती है। एक बान में ५०० गज के 
लगभग जेबरी होती है । 
$२०६--खाट के लिए रस्सी सुलकाना और खाट की वुनावट--आकार के 
विचार से खाटे (सं० खट्वा > खट्टा >खाट) कई प्रकार की होती हैं। बहुत छोटा खाट जिस पर 
छोटे-छोटे बालक सोते हैं, और ऊंचाई लगभग आध हाथ होती है, खटोला (सं० खट॒वा + सं० 
पोतलक) कहाती है। खटोले से बडी खटिया, खटिया से बड़ी खाट, खाट से बड़ा पलका, 





3 “कांची कछापेन दूयमानस्य नश्यत्रि वलिरेषावलयस्य ।? 
“जाणः कादम्बरी, पंचम स्क॑० निशयसागर प्रेस, १९१६, प्ू० १३६ । 

* “विविधांगवलेन[यासितमध्यभागा वृथा खिदयसे |? 
“”जाणः कादम्बरों, चन्द्रापोड दशने नागरीणां भावालापाः, सिद्धांत विद्यालय, कलकत्ता 
पृ७ ३२८ 
“तिय्यग्वलिततारकेण चक्षुपा अवनतमुखी राजानंसाभ्यसूयमिवापश्यत्‌”” 

बाण: कादम्बर।, राज्ञ गभवात्तावगमः, सिं० वि० क॒० पृ० २७० तथा निणयसागर प्रेस, 
पचम ससस्‍्क०, पए० १३९॥। 


( श्थ७ ) 


पलिका या पलंग (सं० पर्यक') और पलेग से बड़ा सचान या माँचा (सं० मंचक) होता है | 
लोक-गीतों की भाषा में पति-पत्नी के सोने की खाद सेज़ या सिजिया कहाती है । 

खाट में आठ अंग होते हैं। चौह़ाई में लगी हुईं दो लकड़ियाँ या बाँस सेरे, और 
लम्बाइवाले डंडे पाणी या पट॒टी (सं ० पट्टिका) कहाते हैं। खाद में चार पाये (सं० पादक) 
होते हैं | पायों के सिरों पर छेद होते हैं, जिन्हें सिल्‍्ल, भिलल्‍्ल (सं० विल) सूलाख (फ़ा० सराख़्) 
या स्याल कहते हैं। इन सूराखों म॑ पाटी और सेरों को सिरों पर कुछ पतला करके ठोक दिया जाता 
है| वह भाग जो सूराखों में घुसा हुआ रहता है च्यूर (सं०चूड >चूल >चूर) कहाता है। यदि 
सूराखों में चूलें ढीली होती हैं, तो उनमें दो-एक लकड़ी की फच्चट ठोक दी जाती है, जिसे 
घॉँसल कहते हैं | 

खाट का ऊपरी भाग जिधर सोते समय सिर रहता है, सिराना या सिरहाना कहाता 
है; और जिधर पाँव रहते हैं, वह पाईंता या पाइत (सं० पादान्त>पायंत > पाइंत>पाइईत) कहाता 
है। पाटी और सेरों के ऊपर की चार, छः या आठ रस्सियों की सामूहिक लड़े' सोखा कह- 
लाती हैं । 

जिस खाट की रस्सियों की लड़े ढीली हों गई हों और जहाँ-तहाँ टूट भी गई हों, उस 
खाठ को झाँवरभालला, झाँगी या ऋणोला कहते हैं | लोकोक्ति है-- 

“मोंगी खाट, बाह की देह | छिनार तिरिया, दुख को गेह ॥* 

जिस खाट की एक पट्टी बड़ी और दूसरी छोटी हो अथवा एक सेरा देसरे सेरे से छोटी हो, 
वह आकार में आयताकार नहीं रहती; बल्कि कोनों पर कुछ खिंच जाती है, वह खाट क्कची 
कहाती है । उस टेढ़े खिंचाव को 'कान' या 'खोंच' कहते हैं | बिना बिछी खाट (जिस पर बिद्ैया 
न हो) खरैेरीं कहाती है । 

जिस खाट का एक पाया शेष तीन पायों से छोटा होता है, वह कुत्तामृतनी कहाती है । 
बैठने अथवा लेटने के समय जो खाट “चर-चर? ध्वनि अधिक करती है, वह चरमर्री कहलाती है । 
जो खाट इतनी ढीली हो कि उसके भौंगे (खाट का ढीला और गडढेदार पेट) में आदमी का सारा 
शरीर पट्टियों और सेरों से नीचा चला जाय, वह सचल्लील या सबरलील कहाती है। पाइँते में 
पड़ी हुई मोटी रस्सी अद्माइन, या अद्वॉइन कहाती है| यदि खाट इतनी छोटी हो कि सोनेवाले 
व्यक्ति की टाँगें कुछ आगे को निकली रहें और टखने के पास तथा एड़ी से ऊपरवाली नस अद- 

इन (खाट के पाइँते में लगनेवाली मोटी रस्सी) से कठ्ती हो, तो वह नसकाट कहाती है| 
लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 
“कुत्तामृतनि चरमरी, सबल्लील नसकाट | 
इन चारनु कूं छोडिकें, मैया पौढ़ों खाट ॥??3 


१ “पंजर मंचली मंचंकाकाष्ठ फलकासनम्‌ । 
तयथैव बालपयंडः के पयंड,कमिति कथ्यते ॥” 

--सं० डा० प्रसन्नकुमार आचाय : मानसार, अध्याय ३, इलोक ६ । 

८“परेश्व धांकयों:”” अष्टा ० ८।२।२२ के अनुसार पलंग” की सं०पद्थंक से व्युत्पत्ति है। 

२ ढीली खाट, बात से पीड़ित शरीर और कुलछटा खी--ये तीनों जहाँ होते हैं, वहाँ दुःख 
ही दुःख है । 

3 कुत्तामूतनी, चरमर करनेवाली, सबरलींऊ (सब निगल जानेवाली) और नसकाट--इन 

चार तरह की खादों को छोड़कर, हे भाई ! तुम किसी ओर खाट पर सोओ । 


( श्थल ) 


होती; उसे पीढ़ा (सं० पीठक > पीढआ > पीढ़ा) कहने हैं । 

खाट बुननेवाले को खटबुना कहते हैं | खट्बुना खाट बुनने के लिए पहले बान की रस्सी 
को डबेडकर और सुलमाकर उसकी गुड़ी अर्थात्‌ वल छुड़ाता है । फिर उस लम्बी रस्सी को पिंडे 
की भाँति लपेट लेता है | उसे गूज़री या विड़ी (सं० बीटिका > बीडिआ >बीड़ी > बिड़ी) कहते हैं । 
जत्र अपने हाथ के पंजे पर खटबुना रस्सी लपेटता है, तब उस लपेट को मोइया कहते हैं | 

खटबुने (खाट बुननेवाले) जितनी तरह की घुनावटे' बुनते है, उन सबको तीन भागों में 
विभक्त किया जा सकता है--(१) सोखिया बुनावट--इसमें सोखों के आधार पर अनेक प्रकार 
की बुनाई की जाती है। (२) सॉकरी बुनावट--इसमें साँकरियों की विभिन्नता के आधार पर कई 
बुनावटे बुनी जाती हैं। (३) लहरिया बुनावट--इसमें खाट के चौक के चारों ओर अनेक प्रकार 
की लहरें डाली जाती हैं। विशेष रूप से सोखिया और साँकरी नाम की बुनावटों में ही सॉकर- 
छल्लियों ओर फूल-पत्तियों के अनेक घाट (डिजाइन) बुने जाते हैं | 


बैठने के लिए एक वर्गाकार खोला होता है, जिसमें अदमाइन (पाइते की रस्सी) नहीं 
उसे पी 


खाट की व॒ुनावटों के नाम 

(१) कड़ियो के विचार से-डुकड़ी, तिकड़ी, चौकड़ी, छिकड़ी, अठकड़ी, 
नोकड़ी और बारह कड़ी । 

(२) फूलों के विचार से--चौफुली, नौफुली, सोलहफुली और चँसठ फुलिया । 

(३) बेल या लहर के विचार से--खजूरी, गड़ेलिया या फरीदार, फूलगड़ेली, 
राजवान, चौफड़िया, सतरंजी, लहरिया | 

(४) सॉकर-छुल्ली तथा अन्य दृष्टिकोण से-नोनक्यारी, पाखिया, डीकाभूली, 
गरकट, चौफगा, चबकाबूई, गधापटारी, जाफरी, चौफेरा, सकलपारिया, -चौकिया, 
छत्तीस चौकिया, संकरफुलिया, बरकड़ा, च टाई, मकड़ी, गड़िया, लगफार और 
निवाड़ी | 

राट की बुनावर्टें 


प्मेय्ड्ट्दी स्ोलडा कुती- 
॥ ;:: कल आई ४ 





| 
औकली 


कृताणगरडेली: 


हि 5 


0०७ ०० कक 


6 | 67 
विशिष्ट चुनावों के नाम रेखा-चित्र 
( १) चौफुली +०० ७० 
(२) नौफुली 75 ७१. ढ 










ह्स्क्क्ब्ल््ल्ि 


ह्न्ल्््ल्ल 


आन सम के शमी, समय, 


62 


हि हल जज लत 
(३) सोलहफुली 2 ७२ 
(४) गड़ेलिया या फरीदार डे ७३ 
(५) फूलगड़ेली बडे ७४ 
(६) नोंनक्यारी ह ७प्‌ 
(७) चकक्‍काबुई 5 ७६ 
(८) चौफेरा ही ७७ 
(६) सकलपारिया ५४ छ्प 
(१०) लहरिया ढ ७६ 


जेबरी की एक लर अर्थात्‌ इकहरी रस्सी एक कड़ी कहाती है। दो कड़ी मिलकर ज्ोट 
कहलाती हैं । बुनने में रस्सी की जोट ही दबती और उछलती है| चौकड़ी में चार कडियों के सोखे 
पड़ते हैं | साँकरी बुनावट में सोखे कडियों में नहीं बनते, बल्कि पूरी पद्दी रस्सी से ढक जाती है और 
सेरे (चौडाईवाले डण्डे) पाठियों (पद्टियों ८ लम्बाईवाले डण्डे) के पास एक आयताकार सॉकरी 
पड जाती है। 

जोट के उछालने और दबाने से खाट में लहर ओर फूल भी पड़ते हैं। तब आयताकार 
निशान भी बनते जाते हैं, जिन्हें चौक कहते हैं | पाईंते की ओर की कुछ रस्सियों का जुद्दा अत- 
रामन, कोंघनी (सं० कायबंधनी) या माही कहाता है। इसी में अद्वॉइन डाली जाती है। 

ख्खट के अंग 
सेंचनी 








पक 
डेप हू; 92227: 
९४ 9 2५) (5 
के ब 
2222: 





(५ 
॥| 






हैः 
५ 
! 
है 
३८८2०) है 5 
/ (छा ।९८ 


९ 





दाया<- सोॉरवा प्यारा | जि 
की यो अति 


[ रेखा-चित्र ८८०] 
खटबुना पहले जेबरी की १२ जोटे अर्थात्‌ २४ लरे या कडियाँ पूरब-पब्छिम के कोनों पर 
डालता है | इसे पूरना कहते हैं और ये लड़ें मिलकर 'यूर” कहाती हैं | पूरने से भी पहले जो कार्य 
किया जाता है, वह बडा आवश्यक है और उसी पर बुनाई निर्मर है। सबसे पहले अदवाइन की 


( १६० ) 


आर खाद को चोदाई को हालत में रस्ती की पद्भह-त्रीस लड़े पूरकर एक जुद्दा-सा बना लेते हैं, 
जिसे कोंघनी कहते हैं। इस कौंधनी के ऊपर मजबूती के लिए ल्क्ता ( कपड़ा ) लपेट देते 
हैं, जिसे लेंगोटा या लेंगोट कहते हैं। कोंपनी के बीच में एक छोटा-सा डए्डा डालकर उससे 
कौंवनी में ऐंठा लगा देते हैं ओर उस डंडे को खाट बुनने तक कोंघनी और पाइँत के सेरे में अटकाये 
रखते हैं, जो ऑतरखटा कहाता है । लड़ें पूरने के बाद जो जोट पड़ती है और चार या छः कड़ियाँ 
दब जाती हैं, तब उसे सोखा फ़ूटना कहते हैं| बुनते-बुनते बीच में इस तरह बुनावट करनी चाहिए 
कि चौक की कड़ियाँ अन्त में उछत्ी हुई रहें। उसे उछुरा चोक (उछला हुआ चोक) कहते हैं | 
दवले चोक (दवा हुआ चौक) की खाट अच्छी नहीं मानी जाती | किसानों का कहना है कि दवे 
चौक की खाट पर सोनेवाता वर्राता रहता है | सोते-सोते कुछ मुंह से कहना बर्रान? कहाता है। 
लोकोक्ति है--- 
“जोक जों न उछुराइ | खाट परीो बर्राइ |”? 

खाट की बुनावट में यदि केद्ध-स्थान का चोक उछुल्ता हुआ नहीं आता, तो खटबुना एक 
लकड़ी से उसकी कड़ियाँ पास-पास करता है | इस क्रिया को खिचियाना' कहते हैं | जिस लकड़ी 
से खाट सिंचियाई जाती है, वह सेंचनी कहाती है। तिचियाने से खाट के पेठ (मध्यवर्ती भाग) में 
जगह हो जाती है ओर तत्र चोक को उछलता हुआ डाल दिया जाता है। बुनतें समय यदि लड़ें 
भूल से एक-दो ऊपर नीचे हो जातो हैं, तो उसे लग्काट कहते हैं। खाट बुनने में तीन आदमी 
लगने चाहिए-- 

“चार छाबें | छः नरावें || तीन खाद | दो बाद ॥”* 

पुरानी खाट जब दो-एक जगह उधड जाती है, या उसकी रस्सी हू जाती है, तब उसे एक 

रस्सी से जहाँ-तहाँ बुनकर ठीक कर देते हैं | इस तरह बुनने को 'सॉँटन(” कहते हैं । 


अध्याय २ 


गन्ने पेलना ओर गढ़ बनाना 


(9  . पे नर 

. 3१२३०७--कोल्ह के भाग ओर गन्‍नों का रस-ईख (सं० इक्तु) के खेत में गाँडे 

(गन्ने) छीलनेवाला छोला कहाता है। छोला खेत में से कोल्हू के पास गननों का जो बोफ लाकर 
उसे ह 5 न्‍ 5 हैं छ ० के ै 

डालता है, उसे फाँदी कहते हैं। जहाँ पर फाँदियाँ इकट्ठी की जाती हैं, वह जगह पैर या फड़ कहाती 
है | कोल्हू (देश० कोल्हुअ> दे” ना० मा० २६५) में मुख्य वस्तु एक मोटी बलल्‍ली होती है, जिसमें 

ह ) यदि खाट के केन्द्रस्थान में चौक उछुला हुआ न रहा, तो डस पर सोनेवाला नींद में 
बरायेगा । 


प्र 24 « अम क न हक ३ कप चच बिक में 
छप्पर छाने में चार, राने में छः, खाट बुनने में तीन और रास्ते में दो आदुमियों का 
साथ-साथ होना ठीक है । 


( १६१ ) 


बैलों की जोट (जोड़ी) जोतकर चक्कर लगवाया जाता है| उस बलल्‍्ली को लाठ कहते हैं। बल्ली के 
सिरे पर एक बत॑ का मोटा ठढुकड़ा बाँधा जाता है और उसके दूसरे सिरे का सम्बन्ध बैलों के जूए से 
कर दिया जाता है। उस टुकड़े को काढ, कहते हैं। बैलों की जोत को हॉँकनेवाला व्यक्ति जोटिया 
कहाता है | कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो गन्ना छीलते नहीं, वल्कि छोलाओं के गन्नों को सिर पर 
लाकर पैर में पठकते रहते हैँ, वे आदमी ढोवा कहलाते हैं | कोल्हू के बैल जिस वृत्ताकार रास्ते पर 
चलते रहते हैं, वह पाढ़ कहाता है| जिस जमीन पर कोल्हू गाडा जाता है, वह सतह थरिया या 
थरी (सं० स्थली > थली > थरी) कहाती है। थरी के पास एक नाली बनी रहती है, जिसमें कोल्हू 
के बेलनों में से गन्‍्नों का रस आता है और बहता हुआ्रा नीचें एक गडढ़े में रखे हुए, बर्तन में गिरता 
जाता है। वह छोटी-सी नाली पँदारी और वह ॒ बर्तन रखसेड़ी (सं० रस +सं० भारिडका) कहाते 
हैँ । कभी-कभी छोटी नाँद (सं० नन्‍्दा) भी अधिक लामदायक रहती है, उसे नेंदोरी (सं० नन्‍्दा + 

सं० पोतलिका) कहते हैं | गननों का रस पँदारी में बहता हुआ रखंडी में आकर गिरता है। रखेंड्ी 
के पास ही एक आदमी बैठा रहता है, जो कोल्हू में गग्नों का मूँठा देता रहता है। उस व्यक्ति को 
मूंठिया कहते हैं। कोल्हू के दूसरी ओर गन्‍्नों के निचुड़े हुए छिलके निकलते जाते हैं। वेलनों की 
गन्‍्नों के छुकले पते या खोई कहाते हैं। खोई मटटी में कोंकने के काम आती है । खोई उठाने 
के लिए. लकड़ी की बनी एक वस्तु होती है, जिसमें बाँस की फच्चटें और दो डंडे लगे रहते हैं । 
उसे संभझी या पच्छी कहते है ( रेखा-चित्र ८२) प्रायः मद्दी के ऊपर रखे हुए; तीन कढ़ावों में रस 
ओऔरदता रहता है। सूखे हुए पातों को भट्ठी में फॉंकनेवाला 'कॉंकिया' कहाता है। औटे हुए रस 
के ऊपर से मैल अलग किया जाता है। उस मैल को 'मैली” या “'लदोई' कहते हैं। रस की 
सफाई के लिये भिड़ी या खुकलाई (एक पौधा) का लुआब डालते हैं, जिसे निखारी कहते हैं। 
लदोई को छानने के लिए. जिस कपड़े में रस डाला जाता है, उसे छुनूना और जिस वस्ठु से लदोई 
हौदी में से उठाई जाती है, उसे पौना या पौइना कहते हैं । 


होड़ यच्की या संग्की घोटए 





( रेखाचित्र यश से व६ तक ) हु 
९३०८-गुड़गोई और भटटी के हिस्सों के नाम--जिस कॉपड़ी में चाशनी से गुड 
बनाया जांता है, उस झोपड़ी को गुड़गोई या गुरगोई कहते हैं। गुडगोई के दो मुख्य भाग 
होते है--(१) पारछा (२) मौंहरी | वह जमीन जो चाक और भट्दी के बीच में होती है, पारछा 
या पाच्छा कहाती है। चाक के पास की सतह, जहाँ गुड़ बनाकर टाट पर रक्‍्खा जाता है, भोहरी 
या भौंरी कहाती है | गुड बनानेवाले व्यक्ति को गड़िहा या गुड़इया कहते है । 
२५, 


| ॥8. /) 


भट॒टी में मुख्य तीन भाग होते है । पीछे का भाग, जहाँ एक गडडढ़ें में सूखी खोई भरी 
रहती है, और झोंकिया (खोई भोंकनेवाला) बैठा-बैठा खोई मोंकता रहता है, मुकुण्ड (मोंक + 
कुण्ड) कहाता है । भट्दी के पीछे बना हुआ एक छेद, जिसमें से मोंकिया सूखी खोई भट्टी में फेंकता 
है, मंक्ा कहाता है । भट्ठी के आगे का हिस्सा, जिसमें से धुआँ निकलता रहता है धुनैना (सं०धूम- 
नयन) धूमना या घुमैना कहलाता है। घूमने के पास की करहैया (कढ़ाई) पहली कढ़ाई होती 
है | इसी तरह पीछे की ओर की क्रमशः दूसरी ओर तीसरी कढ़ाई मानी जाती है | रसेंड़ी में से लाया 
हुआ रस पहली कढ़ाई में ही पड़ता है। उस कढ़ाई को होदी कहते हैं। इसी' तरह दूसरी कढाई 
करहेया और तीसरी तई कहाती है। पहली कढ़ाई का रस कचैला, दूसरी का पाका और 
तीसरी का चासनी (क्रा० चाशनी) कहाता है। तई की चासनी ही गुड बनाने के लिए. चाक 
(सं० चक्र > चक्क > चाक) पर डाली जाती है। गुड था शक्कर बनाने के लिये जो वस्तुएँ दूध, 
मिडी का रस आदि डाली जाती है, उन्हें लाग कहते है | 
जुड बनाने की $ 728 


बऋरदलेपा 








रेखाचित्र प्य७ 


$३०६-गुड़ बनाने में काम आनेवाले ओऔजार गुड़ बनाना--लकडी के जिस वर्तन से 
चासनी चाक पर डाली जाती है, उसे डोई (देश० डोअ--दे० ना० मा० ४११) कहते है | लकडी 
के चमचे से निलूती उल्नी दो वस्तुएँ चडुआ और घोटा है । तई की चासनी को लकडी की 
जिस वस्तु से घोटते है, वह घोटा कहाती है। चाक पर पडी हुई चासनी को लकडी के जिस 
ओऔऔजार से इधर-उधर फेलाया जाता है, उसे चडुआ कहते है । यह क्रिया चडना कहाती है। 
चडुए से छोटी एक वस्तु चड़ई होती है, जिससे चाक पर जहाँ तहाँ चिपटी हुई चासनी खुरची 
जाती है । 
रस की चासनी से शक्कर (सं० शकर > पाली०सक्खर सकक्‍्कर) राब, और गशुड्ध (सं० गुड) 
घनाया जाता है। 'गुड़' को “मिठाई? कहते है | ढाई सेर चासनी कपड़े में भरकर उसका एक बडा- 
सा ढेला बना देते है, जिसे अदृइया भेली ' कहते है! । पाँच सेर की भेली को पंसेरी भेला कहाते 
है' | यदि १० सेर के लगभग चासनी किसी छुबड़े में जमाई जाती है, तो वह भेला धौंदा या 
घोंधा कहाता है। मुट्ठी भर के गोले जब सोंठ डालकर बनाये जाते है', तब वे सौठिया कहाते 
है | गर्मी के कारण पिघला हुआ गुड़ लाट या धाप कहाता है। पानी में एक तरह की धास 
होती है, जिसे सिंचार (सं० शेवाल > सिंवाल>सिवार) कहते है' | सिवार के पर्तों पर राब बिछा 
दी जाती है| उसमें से जो द्रव पदार्थ निकलता है, वह सीरा कहाता है। 
गह्नों में दो किसमें बहुत प्रसिद्ध है--(१) ऊभा (२) चिन | चिन गन्ने का गुड अच्छा 
माना जाता है। कढ़े गन्ने को कठा गाँड़ो कहते है! । जिस नरम गन्ने का छिलका ऊपरी पँगोली 


१ “कान्ह कुअर को कनछेदन है हाथ सुहारी भेली गुर की ।” 
सूरसागर : काशी नागरी अ्चारिणी सभा, १० १८० 






( १६३ ) 


से लेकर नीचे की पँगोली तक निरन्तर उतरता चला जाता है, वह “कनफर्सों गाँड़ो” कहाता है। 
गाँड़े (गन्ने) से सम्बन्धित यह उक्ति प्रचलित है--“हाथिन्नु के सँग गाँड़े खाइबो |”? इसका अर्थ 
है धींग अर्थात्‌ बलवान से प्रतिद्वन्द्रिता मोल लेना या स्पर्डा करना | ऐसा करना वास्तव में अपने 
को छोटा, असमर्थ और विफल सिद्ध करना ही है। 'सूरसागर” में इस उक्ति का प्रयोग 
हुआ है।* 

इसी प्रकार मतलब गाँठने के लिए “टिल्लों लगाना! और बिना कष्ट के आनन्दपूर्ण 
जीवन बिताने के लिए ' फूली-फूली चरना” मुहावरों का प्रयोग होता है। काम की सफलता के 
लिए, आशा की समाप्ति होने पर कहा जाता है कि “गई भैंस पानी में” | बात यह है कि भैंस 
जब किसी पोखर (सं० पुष्कर > पुक्खर > पोखर > छोटा तालाव, जोहड) आदि के पानी में 
लोगने के लिए. चली जाती है, तो उसका जल्दी वापस आना संभव नहीं | 


विभाग २ 
किसान-स्त्रियों के ग्रह-उद्योग 


अध्याय ३ 
बन बीनना 


३१०--कपास के पौधे को बन या बाड़ी ( खुजें में ) कहते हैं| संभवतः सबसे पहले 
कपास! (सं० कर्पास) का उल्लेख आश्वलायन शतसूत्र ( २। ३। ४ १७ ) और लाट्यायन श्रौत 
सूत्र / २) ६। १; ६। २। १४ ) में हुआ है * । ग 


बन के खेंत में से कपास चुनना बन बीनना कहाता है। किसानों की ब्लियाँ लहँगे पहनकर 
और ओहढ़ने ( देश० ओडठढण, दे० ना० मा० १। १४४ ) ओढ़कर बन बीनने जाती हैं । बन बीनने 
वाली स्तरियाँ पेहारी कहाती हैं | बन बीनने में खेत का जितना भाग एक पैहारी के बॉँट ( हिस्सा ) 
में आता है, वह माँग कहाता है। एक-एक माँग में एक-एक पैहारी बन बीनना आरम्भ करती 
है | माँग में घुसकर बन बीनना आरम्भ करना, सूढ़ा उठाना कहलाता है। बन का गूला अर्थात्‌ 
गूलर हवा और धूप से फट जाता है और उसमें कपास फूली-फूली-सी दिखाई देने लगती है, उसे 
बन का तिरना कहते हैं। तिरे हुए गूले को टेट कहते हैं। जब टेंट को तोड़कर उसमें से कपास 
निकाल लेते हैं, तब उस गूले का ऊपरी सूखा खोल काँक या काँकसी कहाता है। पैहारियाँ 
(वन बीननेवाली स्रियाँ) कपास रख लेती हैं ओर काँके फेंक देती हैं । 


१ ८कहु षटपद, कैसे खेप्रतु है हाथिन के सँग गाँडे ।/--सूरदास, अ्रमरगीतसार, संपादक 
रामचन्द्र झुकक्‍्छ, सं० २००९ वि०, पद, २५ 
२ डा० मोतीचंद्र, प्राचीन भारतीय वेशभूषा, ए० १४ । 


( १६४ ) 


पैहारियाँ बिनी हुई कपास को कछेला, कछोटा (सं० कक्षपट > कच्छुपट >> कच्छुबट + क > 
कच्छुठट +अ > कच्छौटा > कछौटा ) या फोर में रखती जाती हैं। लहँगे की एक विशेष प्रकार 
की मोड़ कछेला कहाती है, जिसमें पैहारी कपास रख लेती है। पैहारी अपने लह गे के आगे के कुछ 
पाटा ( >चघूमों ) को ऊपर उठाकर उसके दोनों ठोक (>सिरे) अपनी कमर के दायें-बायें भाग में 
उरस लेती है। उनको इस ढंग से उरसा जाता है कि पैहारी की टू डी ( नामि ) के नीचे लहेँगे में 
एक बड़ा यैला-सा बन जाता है | उसे ही कछेला कहते हैं| कछेला मारने पर लहँगे का आगे का 
हिस्सा पैहारी के घुटनों तक ही रहता है । 

कुछ पैहारियाँ ओढ़नी की कोर, झोरी (सं० भोलिका ) या कोरिया बना लेती है | 
पीठ-पीछे ओढ़नी को लहँगे में इस ढंग से उरस लिया जाता है, कि पीठ पर एक ऐसा बड़ा थैला बन 
जाता है, जिसमें दाँयें-बायें रुख में दो मह होते हैं| वह यैला-सा ही फ्लोर कहाता है। उसमें 
पैहारियाँ अपने दाँयें या बायें हाथ से कपास रखती जाती हैं। फ्लोर में कछेले से अधिक कपास 
आती है। कछेले में पाँच सेर और मोर में दस सेर के लगभग कपास समा जाती है। 

जिस बन में गूला समाप्तप्राय हो जाता है और जिसका तिरना भी बन्द हो जाता है, वह 
निहरा ( अ्रत० में ) या निनरा ( कोल-हाथ० में ) बन कहाता है । जब बन के पौधों पर से गूले 
पूरी तरह टूट जाते हैं और हरे-हरे पत्ते भी पशुओं के लिए. सूँत लिये जाते है, तब उस बन को उज़रा 
( उजड़ा हुआ ) कहते हैं । | ह 

पैहारियाँ बिनी हुईं ( एकत्र की हुई ) कपास को खेत की मालकिन के घर ले जाती हैं । 
वहाँ मालकिन ( खेतवाली किसानी ) एक तखरी या नरजा (तोलने की तराजू ) लेकर उसे 
जोखती है ( तोलती है ) अथवा हाथों से बाँट करती हैं | सारी कपास के सोलह बाँट ६ हिस्से ) 
किये जाते हैं। उनमें से एक पैहारी को मिलता है और पन्द्रह खेतवाली किसानी ले लेती है। इन 
हिस्सों को खेँट या कड़ा कहते हैं | इस तरह पैहारी को बन-बिनाई ( बन बीनने की मजदूरी ) बीनी 
हुईं कपास की बह मिलती है | 

तिरे हुए चन की कपास के सम्बन्ध में एक लोकोक्ति पहेली के रूप में प्रसिद्ध है-- 

पहलें दही जमाइके, पीछे दुहिऐ गाय । 
बछुरा माँ के पेट में, लौनी हाट बिकाय ||* 
किसानों की ल्लियाँ कपास को एक बड़ी डलिया में रखती हैं, जो बिना चिरी अरहर की लकड़ियों 

से बनी होती है । उस डलिया को अधनोटा कहते हैं | अधनौटा ऐसे अनुमान से बनाया जाता है 
कि उसमें २० सेर कपास आ जाती है। बत मान अधनौटा? हमें प्राचीन काल के 'द्रोण' और 
पायय ( पाशिनि : अष्टा० ३| १। १२६ ) की याद दिलाता है, जो नाप-विशेष के प्रसिद्ध 
बत न थे | सं० अर्धमान >अद्धवाँव > अधडन > अ्रधौर्न <- आधा मन, २० सेर | 


मं 
के 





) पहले बन को अच्छी तरह तिर जाने दो, जिससे खेत ऐसा मालूम पड़े, मानों सफेद-सफेद 
दही जम रहा है। फिर बन को बीन छो ( “गाय दुहना' का अर्थ 'बन बीनना! है )। बछुरा अभी 
गाय के पेट में ही है ( अर्थात्‌ बिनौला कपास के अन्दर है ): परन्तु आश्चये है कि गाय की छौनो 
बाजार में बिक रही है [ कपास छोनी ( नवनीत ) की भाँति सफेद होती है, इसलिए उसे छौनी 
की उपमा दी गई है |। 


( शैह५४ ) 


अध्याय ४ 


कशस ओटना 


. $३११--चरखी ओर उसके अंग--रैंटी ( सं० अरघट्टिका ) या चरखी द्वारा कपास 
से बनोरा (बन +सं० पोतलक--बन + ओोलञश् > बनौला > बनौरा ) अलग करना ओटना! 
( सं० आवतन >ओइण >ओटना ) कहाता है | उठी हुई कपास रूआ' रूअ-दे० ना० मा० 
७ ६ ) या रूई कहाती है | 


रेटी में एक खास चीज़ फरई है। यह लकड़ी का एक चौड़ा तख्वा होता है, जिसके 

सिरों पर दो चोड़े खूँटे ठके रहते हैं। उन दोनों खँटों के ऊपरी सिरे पर एक-एक छेद होता है। 
उनमें एक लोहे की डए्डी ओर काठ का चिकना डण्डा पडा रहता है। डण्डी को डॉडी और 
डण्डे को बेलन कहते हैं। वेलन के सिरे पर एक लकड़ी और ठुकी रहती है, जिसे हथिया कहते 
हं। हथिये के सूराख में एक छोटी-सी लकड़ी डालकर वेलन को थुमाते हैं। उस लकड़ी को 
यररवी के अंग घेन्नी या घेरनी कहते हैं । लोहे की डाँड़ी का सिरा 

न॒कीला और पत्तीदार कर दिया जाता है उन 

पहियों को पर (फ़ा० पर>पंख ) कहते हैं । 
डाँड़ी पर कहट्ट के ऐसे ( »» » » ) चिन्ह 
बने होते हैं। उन्हीं के कारण कपास बेलन ओर 
डाँड़ी के बीच में दबती है और विनोले उससे अलग 
हो जाते हैं। उन गुणात्मक ( >< ) या धनात्मक 





हा अल ( + ) चिन्हों को चित्ती या शुदना कहते हैं। 
चरखी और उसके अंग फरई के बीच में पीछे की ओर एक डण्डा डुका रहता 
( रेखाचित्र दल ) है, उसे मंझा कहते हैं। चरखी चलाते समय 


पंके को किसी भारी कंकड़ या पत्थर से दाव देते हैं, ताकि चरखी अपनी जगह पर से 
इधर-उधर हिल न सके | 

बेलन और फरई के बीच में पीछे की ओर एक कपडा बधा रहता है, इससे उठी 
कपास ( रुई ) पीछे की ओर ही रहती है | उस कपड़े को 'लेगोटा कहते हें । 


अध्याय ५ 
चरखा काततनों 


6३१२--चरखा या .रैंटा लकड़ी का बना हुआ एक यंत्र "होता है, जिससे धुनी हुई रुई 

5 ८5 ५. दि कक (९ 
को खूत में बदल दिया जाता है | चरखा घुमाकर सूत निकालना कातना (सं० कछूत्‌ से कतंन ) 
कहलाता है। 





किक 


» पाइअसदमहण्णवो कोश में 'रूुअ! शब्द के आगे देश० 'रूत' भी लिखा है । 


( १६६ » 


कते हुए. सत को लकड़ी के बने एक अड्डे पर लपेटा जाता है। इस तरह लपेटने के 
लिए ऐनना' या अटेरना! क्रिय्रा का प्रयोग होता है। उस अडडे को ऐना या अटेरना कहते 
हैं | ऐने से लिपटा हुआ सूत जब अलग कर लिया जाता है, तब वह एकत्र किया हुआ सूत आट 
या अटिया कहाता है | 

चरखे में चौड़ा ओर भारी एक तख्ता होता है, जिसमें दो खूटे डके रहते हैं; उस तख्तें 
को फरई कहते हैं। फरई में गड़े हुए दोनों खूँटों के बीच में एक लम्बी लकड़ी पड़ी रहती है जिसे 
नराया लाट ( खुर्जा में ) कहते हैं। नरे के बीच में गोल तथा अंडाकार भारी काठ पडा 
रहता है, जो मदरा कहाता है। मदरे के दोनों ओर लकड़ी की चौडी-चौडी पत्तियाँ लगी 
रहती है, जो पखुरियाँ कहाती हैं| पंखुरियों के सिरों पर दो-दो कटान ( गड़ढे ) कर दिये जाते 
हैं, जो खाँचे कहाते हैं। खाँचों मं एक डोरी लपेट दी जाती है, जो अदमाइन, अदवॉइन 
या जंदनी (खुज में ) कहाती है। नरे के एक सिरे पर एक लकड़ी ठुकी रहती है, जिसे 
हथिया कहते हैं। हथिये में एक छेद होता है जिसमें कि तर्जनी उँगली डालकर नरा घुमाया 
जाता है। नरे के घूमने से उसके ऊपर की वस्तुएँ मदरा और पखुरियाँ आदि भी घूमती हैं । 
यदि खूँटे ओर पखुरियों के बीच में काफी जगह होती है और नरा तथा मदरा ठीक नहीं घूमता, 
तो पखुरियों और खूँटे के बीच में लकड़ी की एक गोल चकई-सी डाल दी जाती है, जिसे चेंगी 
या चिरइया कहते हैं। यदि लोहे का नरा होता है तो नरे में दोनों ओर लोहे का एक गोल 
छल्ला लगाया जाता है, जिसे क्रम कहते हैं। कृम नरे के ऊपर ही घूमती है। 

फरई से कुछ पतली और हलकी एक लकड़ी तकुली नाम की होती है, जिसके सिरों के ऊपर 
एक-एक खूँटा और बीच में दो छोटी-छोटी लकड़ियाँ गड़ी रहती हैं। उन दो लकड़ियों के बीच में 
तकुआ ( सं० तक ) होता है और उस पर माल (एक काली डोरी) घूमती है। छोटी-छोटी दोनों 
लकडियों की गुड़िया कहते हैं | तकली और फरई को जोडने वाला बीच में एक डंडा होता है, जो 
मंझा ( सं० मध्यक > मज्मश्र > मंभश् > मंझा ) कहाता है । 

तकली की दोनों गुडियों ( खूँटों ) के छेदों में मूँग की बनी हुईं चमरखें लगी रहती हैं। 
उन चमरखरों के छेदों में ही तकुआ आर-पार होकर घूमता रहता है | तकुए के ऊपर सैंटे या बगनर 
की एक पोखी गड़ेली चढ़ी रहती है, जिसे नरी या बीड़ी ( खुज में ) कहते हैं। नरी से आगे 
दिमिरका चढ़ा रहता है। सूखे और पके हुए तोमरे ( लौका ) में से एक गोल चकई-सी बना ली 
जाती है और उसे तकुए के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। उस चकई को द्मिरका (वद्र॒म्म +क+ 
अड़--अपश्रंश प्रत्यय ७ दमकड़ा > दमकरा >* दिमिरका ) कहते हैं । द्मिरका पैसे की भाँति का 
होता है, लेकिन आकार मैं पैसे से दूना होता है । 

जब पखुरियों की अदमाइन और तकुए पर माल को मजबूत बनाने के लिए उस पर रोर 
( सं० राल > एक प्रकार का काला गोंद ) रगड़ी जाती है। जिस चमड़े के टुकढ़े में रखकर राल 
को डोरे पर रगड़ा जाता है, वह चमड़ा छिपटा या छेचटा कहाता है ! 

पींजन ( धुनकी ) की ताँत से घुनी हुई रई में से खींक ( सं० इषीका ) द्वारा मोटी और 
पीली बत्तियाँ-सी बटकर तैयार कर ली जाती हैं, जिन्हें पौनी (देश० पूणी--दे० ना० मा० ६। ५६) 
कहते हैं। कातते समय पानी में से तार, तागा या तगा (पह० ताक; फा० ताग>तागा ) 
निकाला जाता है | उस तागे को फिर तकुए पर ही लपेट दिया जाता है | तकुआ फिराकर पौनी में 
से तागा निकालना ही 'कातना कहलाता है। ऋग्ेद ( १। १५६। ४ ) में तागे के लिए, “तन्तुः 
शब्द का और कातने के लिए तन? धातु का प्रयोग हुआ है? । 


) लव्यं नव्यं तन्तुमातन्वते!-- ऋक्‌० १। १५५९ ४ 


( # ७ ) 


( १ ) तकुए पर तांगा ( देश० तग्ग--दे० ना० मा० ४॥ १) लपेटना तगा पेसना 
कहाता है ( सं० प्रेष्‌ > प्रेषण >प्रा ० पेसणु >पेसना ) । जब तकुए पर लगातार तागा लपेटा 
जाता है, तब सूत का जो पिंडा बनता है, उसे कूकरी कहते हैं। छोटी कृूकरी पिंदिया ( सं० 
पिडिका ) कहाती है। कूकरियाँ जब सर्दी पहुँचाने के लिए पानी में मिगोई जाती हैं; तत्र वह क्रिया 
'मोआ लगान!? कहलाती है | मोआ लगाने के बाद कूकरियों को भूभर" ( गर्मराख ) पर 
रख दिया जाता है। किसी की मौत चाहने के श्रर्थ में स्त्रियों की एक गाली प्रसिद्ध है-- 


'मूँह पर भूमर डालना ।?९ 


चरखे को तेज चलाना बुन्नानाः कहाता है, क्योंकि वह चलते समय ुन्न-बुन्नः की 
आवाज करता है। चरखे के सम्बन्ध में पहेली प्रसिद्ध है-- 


“एकु पुरस, बहुत गुनभरो | लेटो जागे, सो खड़ौ || 
उलगटी हैकें, डारै वेल । जे देखो, करता के खेल |” 


पीनी में से थोडी-सी निकाली हुई रुई फोआ कहाती है। प्रारम्म में फोए को लम्बा करके 


और उसे तकुए की नोंक पर पेसकर तार 
निकाला जाता है। 
कत जाने के उपरान्त कूकरियों से तार 
( धागा ) निकालकर उसे लकड़ी के एक अड॒डे 
पर लपेटते हैं जिसे ऐना या अटरना कहते हैं। 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का मत है कि 
अटटी और अटेरन शब्द पश्तो भाषा से हिन्दी 
में आये हैं * । ऐने पर सूत के धागे लपेटना 
[चित्र १२] 'पेनन! कहाता है | कोली लोग ऐने हुए सूत 
की आर कपड़ा बुनने के लिए खुरीद लेते हैं | बहुत गर्म पानी में जब कुछ ठंडा पानी मिलाया जाता 
है, तब उसे 'खमोना” कहते हैं | आटों को समोये हुए पानी में मोया जाता है। मोया हुआ सूत 
वजन में भारी हो जाता है। चालाक कत्ती (सं० कर्त्री > चर्खा कातने वाली ) मोया हुआ सरूत ही 
बेचने के लिए ले जाती है| कहावत है--- 





+ भूभर”ः शब्द का प्रयोग गम रेत के अथ में भी होता है। तुल्सीदासजी ने इसी 
अर्थ में इसका प्रयोग किया है--- 

“पॉँछि पसेड बयारि करौं, अरु पाये पखारिहों भूमुरि डाढ़े ।” 

तुलसी ग्रन्थावत्ती, दूसरा खंड, कवितावछी, अयोध्याकांड, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, 
छुन्दं, १२ | 

- ्ोज खोना: 'कढ़ी करना' ओर मुँह पर फूंस फेरना! पिड फोरना, सकेरा 
करना भो खियों की प्रचलित गालियाँ हैं, जिनका अथ मौत चाहना ही है। 


का 


एक पुरुष है ( एक वस्तु है जो पुंड्लिंग है ) गुन ( डोरी ) उसके ऊपर है । लेटा हुआ 


ज 
किन 


वह जागता है और खड़ा हुआ सोता द॑ । डछटा होकर बेश् डालता है। यह कर्ता का खेल है। 


कक 3] का 


४ डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : हिंदी के सी शब्दों का निरूक्ति, नागरी ग्रचारिणी पत्रिका, 
वष ७४ अंक ३ ४० ९२ । 


( शए्ध्य ) 


“मोई आठें वेचीं मन्दी कत्ती बडी चकत्ती ।' 
कत्ती कहै कोरिया लूटौ, कोरी कहै मेने कत्ती |” ' 


सटेने या ऑटिरनोे 


दे है ली 


विभिन्न प्रकार के ऐने ( रेखाबचित्र ८६ ) 


अध्याय ६ 
दही विलोना 






|| 
है 

बे 

५३ 
अम्स 


0३१३--दही के विभिन्‍न रूप-- 
जमा हुआ दूध दही (सं० दधि) 
कहाता है। जिस थोड़े से दही से दूध जमाया 
जाता है, उसे बीथन, सहन, सहेजा या 
जामन कहते हैं। दही को मिट्टी के एक बड़े 
बर्तन में जमाया जाता है। यह बतन आइति 
में गागर की माँति होता है, परन्तु उसका पेट 
और मुंह चौड़ा होता है। उसे कछरी कहते 
हैं | कछुरी में दही को बिलोकर जब लोनी या 
दही बिलोती हुई किसानी नोनी (सं० नवनीत" >नवनीअ>नउनी> 
नौनी) निकाली जाती है, तब उस क्रिया को दही बिलोना (सं० विलोलन>बिलोना), दूध 
चलाना, या मठा चलाना कहते (सं० मथित मठा हैं। हेमचन्ध ने 'बिलोना! के लिए अपने 
प्राकृत-व्याकरण में 'विरोलः ( ४। १२१ ) धातु का उल्लेख किया है। दोनों हथेलियों से रई को 
दही में चलाना ख़ुरकना” कहाता है। थोड़ा दही खुरका ही जाता है। 
फटे हुए दूध को छेना या छीलर कहते हैं । दही के कण 'फिटक' कहाते हैं। बिना 
पानी का दूध निपनियाँ और पानी का पनिहाँ या पनियाँ कहाता है। 


च्द हि प 
320 3222 2 


32% 
पु 74९ 


जी ०6 ७५४०-३० ५० 








) कत्ती ( चरखा कातनेवाली ) बड़ी चाछाक थी। उसने सोचा छगी हुईं आग कोलछी को 
मन्दे भाव पेंठ में बेचीं । तब कत्ती कहने रूगी कि मैंने कोली छूट लिया और कोली कहने छगा कि 
मैंने कत्ती रूट री । 

२ ५तस्यें नवनीत तस्ये घृत तस्था आमिक्षा तस्पे वाजिनम ।?” शत० ३॥३।३।२ 


( १६६ ) 


जिस मिट्टी के वर्तन में दही बिलोगा जाता है, उस बर्तन को बिलोमनी (ुजें में) चला- 
मनी या दहेड़ी (सं० दथधि +भारिडका) कहते हैं। दही का पानी जब दही से अलग किया जाता 
है, जब उस क्रिया को नितारना कहते हैं । | 
हि ४--रई के अंग-प्रत्यंग--दही की चलामनी में लकड़ी का एक डंडा पड़ा रहता है, 
जिसे रई या मथानी” कहते हैं| चलती हुई रई के सम्बन्ध में पहेली प्रसिद्ध है-- 


“घौंढुन कीच कमर फन्‍्दा। नाचतु आवै रमचन्दा ||” 


रई के नीचे काठ की दो चिड़ियाँ लगी रहती हैं, जिन्हें बोंदा (कोल, हयाथ० में) या बौंड़ 
(सादा० में) कहते हैं | इन बौंदों के ऊपर बाँस या लकड़ी की चार सींकें लगी रहती हैं, जिन्हें केम 
(सादा० में) तितली या तीली कहते हैं। रई के लिए हेमचन्र (देशीनाममाला-७३) ने रब 
शब्द लिखा है | रई से जो रस्सी लिपटी रहती है, उसे नेती या नेता (सं> नेन) कहते हैं | तिल्लियों 
से ऊपर रई में काठ की एक गोलाई बनी रहती है, जिसे कंठा या कंठी कहते हैं। जब नंती के 
दोनों सिरे पकड़कर खींचे जाते हैं, तब रई धूमती है ओर दही को मथकर लौनी का लोदा (लौनी 
का गोला) निकाला जाता है । रई चलते समय दही में से जो आवाज़ निकलती है, उसे खुरक, 
खुरकन या घमरा कहते हैं | सूरदास ने इसके लिए 'घमरकौ? शब्द का उल्लेख किया है । 

किसानों की स्त्रियाँ लौनी को ताकर (गर्म करके) और छानकर घीड (सं० घुत) कर लेती 
हैं और उसे बेचती भी हैं। घी खरीदनेवाला घीया कहाता है। हर अट्टे (आठ दिन) के बाद इकट्ठा 
धी खरीद लेना कटनऊ करना कहाता है । 

कछुरी या चलामनी में दही जमाने से पहले अथवा धोनी (सं० दोहनी ) में दूध दुहने 
से पहले किसान की ख्लियाँ थोड़ा-सा पानी डालती हैं और उसे हिलाकर फिर उस पानी को 
फेंक देती हैं | इस क्रिया को खँगारना' या 'पखारना'४ कहते हैं । 

नेती" के सिरों पर काठ की छोटी-छोटी दो गट्कके पड़ी रहती हैं, इन्हें डील, कोइली 
(खुर्जा) कौड़ीला ( अत० ) या गिल्ली ( इग० ) कहते हैं। रई को दो रस्सियों से जमीन 
में गड़े हुए एक डण्डे से सम्बन्धित किया जाता है। वह डणए्डा बिज्लींड या गिड़गम कहाता 
है। उन गोल रस्सियों को खुजे में सेखड़ा (सं० शिक्य +ड़ ) दोना या दौमना ( कोल-- 
हाथ० में ) कहते हैं। एक दौमना रई के सिरे पर और एक रई के बीच में डाला जाता है, ताकि 
रई चलामनी में रुकी रहे | चलामनी को मिट्टी के एक ढक्कव से ढक दिया जाता है। उसे ढकना 


१ “कोड महुकी कोड माटभरी नवनीत सथानी ।* 
सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०। १६१८ 

४ घुटनों तक कीच है और कमर में फन्‍्दा पड़ा है । इस हालत सें रमचन्दा नाचता हुआ आ 
रहा है । 

३ ८व्यो-त्यों मोहन नाच, ज्यों-ज्यों रई-घमरको होइ (री) ।” 
सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०। १४८ 

४ “नई दोहनी पोंडि पखारी” 
सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०) १६०० 

५ “मरे भाजन मनि-खंभ निकट घरि नेति छई कर जाइ ।” 
सूरसागर, काशी ना० ग्र० सभा, १९। ३७८ 

र्८्‌ 


( २०० ) 


या पारा कहते हैं। पारा गहरे घरावल का एक तश्तरीनुमा बर्तन होता है, जिसके बीच में 
पकड़ने के लिए एक ट्ूमनी ( एक गोली-सी ) बनी रहती है। 


दही में से लीनी निकल जाने पर मठा (सं० मथित) या छाछ (सं० छुब्छिका) रह जाती है। 
हेमचन्ध ने देशीनाममाला ( ३। २६ ) में 'छाछ' के लिए 'छासी” शब्द लिखा है। महाकवि सूर ने 
ही को 'दहयो” और मठा को 'महयो' भी लिखा है) । दही के चल जाने पर उसमें फिटक 
( नवनीत के कण ) ऊपर आ जाती हैं। उन्हें हाथ की खौंच में ले लेते हैं | जब दही के लिलूला 
पूरी तरह से फिटक बन जाते हैं, तब उसे 'मठा आन! कहते हैं। मठा आ जाने पर ही फिट्क 
को इकट्रा करके लौंदा तैयार किया जाता है। लौंदा बनाते समय फिटकों को मठे पर से ले 
लेते हैं | इस क्रिया को नितारना या सतना कहते हैं | यदि पूरी तरह फ़िटके नहीं निकलतीं तो वह 
मठा अश्वचल्ला कहता है | अधचले में हाथ डालकर थोड़ी देर हिलते हुए हाथ से खुर-खुर 
ध्वनि करते हुए उसे हिलात हैं | मठे में हाथ डालकर धीरे-धीरे हाथ को हिलाना 'फल्फलाना? 
कहलाता है | 


डक: पिाका डाला ०2-कालत्+-+>++>« पाया जमाना 


अध्याय ७ 


चक्की चलाना 

8३१४--चकक्‍को के अंग--चकी को चाकी (सं० चक्निका या चक्री ) कहते हैं | चक्की 
चलाकर अन्न के दानों को आटे में बदलना चाकी चलाना, चाकी पीसना या चाकी 
ओरना कहाता है। पिसा हुआ आग पिखान या चून (सं० चूर्ण ) कहाता है। इसे जिस 
वस्तु में छानते हैं, उसे छुलनी या चलनी (सं० चालनी ) कहते हैं | लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 

“सूप तो सूप परि चलनीऊ बोली जामें हैरण सो-सौ छेद |” * 

“चलनी में धार काढ़े करमऐ ठोके |? 3 

चक्की पीसनेवाली त्री पिसनहारी कहाती है। जितना अनाज एक बार में चक्की में डाला 
जाता है, उस मात्रा को कौर (सं० कबल) कहते हैं । 

चक्की में ऊपर नीचे जो दो गोल पत्थर लगे होते हैं, उन्हें पाट कहते हैं| ऊपर का 
पाठ डपरोदा और नीचे का तरोटा कहाता है। ऊपरी पाठ के बीच में एक गोल छेद होता 
है, जिसे गलार कहते हैं। गलारे में लकड़ी की एक गट्दक अड़ी रहती है, जो गलुआआा 
कहाती है। वरौटे ( नीचे के पाठ ) के बीच में लोहे की एक कील टुकी रहती है, जिसे कीली 





१ “कोऊ दूध कोड दृहयो महत्यों ले चली सयानी |” 
वहीं, १०। १६१८ 
२ सूप बोला तो बोला, लेकिन आइचय है कि चछनी भी अपनी अशंसा करती है जिसमें कि 
सौ-सो छेद (सं० छिद्ध> दोष) मौजूद हैं । यह लोकोक्ति उस समय कही जाती है, जब कोई दोषी 
या अ्रवुणी व्यक्ति अपनी अशंसा में बड़-बढ़कर बातें बना रहा हो | 
3 जो चलनी में दूध दुहता है, वह व्यथ ही अपना कम ठोकता है। भर्थातः वह व्यर्थ 
तकदीर को दोष देता है । 


( २०१ ) 


कहते हैं ' पर ही गलुआ घूमता है। कीली जिस लकड़ी के सिरे पर ठ॒ुकी रहती है, उसे 
मानी १११ हैं। मान! ८ द.चे लकडी का एक लम्बा तख्ता लगा रहता है, जो पटली कहाता है | 
पठुली पत्थर के एक ठुकड़े पर जमी रहती है | उस टुकड़े को करका कहते हैं । करके को ऊँचा- 
नीचा करने से ही चाकी चलने में हलकी-भारी हो जाती है | 

मानी मिद्दी के बने हुए चूह्हे की भाँति के दो मठीलनों के बीच में रहती है, जिन्हें बडआँ 
कहते हैं। उन्हीं बउओं पर मिंधी की भिर बनाई जाती है, जिसमें पिसा हुआ शआ्रादा आकर 
इकट्ठा होता रहता है। मिर में एक जगह खाँच-सी होती है, जहाँ से मानने ( वह कपड़ा जिससे 
श्राठा बटोरा जाता है ) द्वारा आटा डले ( सं० डल्लक ८ कागज कूटकर बनायी हुई एक टोकरी ) 
में लाया जाता है। मिर की उस खाँच को आयना? कहते हैं | चक्की के ऊपरी पाट में 
१०-१२ अंगुल की एक लकड़ी उुकी रहती है, जिसे पकड़कर पिसनहारी (पीसने वाली) रक्‍्की 
धुमाती है। उस लकड़ी को हथेला कहते हैं। कभी-कमी अधिक समय तक चक्की चलाने पर 
पिसनहारी की हथेली में हथेले की रगड़ से फलक या फफोला (सं० पूगफल > फोप्फल > 
फोप्फला > फफोला > हिं० श० नि० ) पड़ जाता है। 


यदि- चक्की बहुत मारी चलती है, श्रर्थात्‌ यदि ऊपर का पाठ आसानी से नहीं घूमता 
है, तो कपड़े की चीर का एक छुहला बनाया जाता है और उसे चक्की की कीली में डाला जाता है । 
उस छल्ले को गेड़ी कहते हैं। पीसने में काम आने वाली चक्की से छोटी वस्तु द्रंता (सिकं० में) 
चकुला या चकला कहाती है। चकला दाल आदि दलने में काम आता है। प्रायः दालों 
के दलने में कीली के ऊपर गेड़ी को काम में लाया जाता है। अलीगढ़ क्षेत्र की बोली में .सूप, 
चलनी, चकला आदि को सामूहिक रूप में 'सॉज़ '? कहते हैं । 

6३१६--पीसना तैयार करना--जो अनाज पिसने के योग्य बना लिया जाता है, उसे 
'पीसना' कहते हैं। 'पीसना' तैयार करने में जो जो क्रियाएँ होती हैं, वे सब पीसना करना” 
कहाती हैं । 

सबसे पहले लोहे या पीतल के छेद्दार बर्तन में नाज़ (श्रनाज) छाना जाता है, ताकि 
उसमें से सरसों, रेत, राई, लहा आदि के दाने निकल जाये । अलग किये गये रेत, सरसों आदि 
को छॉटन कहते हैं| उस छेददार बतेन को छटना कहते हैं। सिरकी अर्थात्‌ तुरी की बनी हुई एक 
वस्तु होती है, जिसमें अनाज को फटकते हैं | जिस वस्तु से अनाज फटकते हैं, उसे सूप (सं० शुप्)२ 
कहते हैं| फटकने में मैल, मिद्ठी, कंकड़ियाँ, डेलियाँ आदि किराकर रोल ली जाती हैं | किराना और 
रोरना (रोलना) महत्वपूर्ण क्रियाएँ हैं | जब सूप के आगे के भाग को कुछ नीचा करके हाथ ऊपर-नीचे 
किये जाते हैं, तब उसे 'किराना? कहते हैं | सूप्र को दायें बायें हिलाना रोरना (रोलना) कहाता है । 
किराने से सरसों राई आदि अनाज से अलग हो जाते हैं। कभी-कभी दानों सहित बाल के ढुकड़े 
नाज में मिले हुए रह जाते हैं, जो दोबरी कहाते हैं। फटकने से दोबरियाँ अलग हो जाती हैँ! 
उन सब दोबरियों को लेकर धनकुटे (मूसल) से किसानी एक ओखरी (ओखली) में डालकर 
कूट लेती है (सं० धान्यकुदक > धनकुटा 5 अनाज कूटने का लकडी का बना हुआ एक मोटा ओर 





१ “थाहू सोंज् संचि नहिं राखी अपनी धरनि घरी |” 
सूरसागर, काशी ना० अ्र० सभा, ३) १३० 


२ “शुपसशनपवनम” ु 
यास्क ; निधणटु समान्वितनिरुक्त, नैगमकाणड, पंजाब यूनीवसिटी 


प्रकाशन , अध्याय ६, खण्ड १०, ए० १९१७। 


६५. 0. 0) 


भारी डंडा, मूसल) | कमी-कभी सारा अनाज भी ओखली में कृटा जाता है, ताकि उसके ऊपर से 
मोटा छिलका उतर जाय। इस थ्रकार धनकुटे से कूटने को 'छुरना? कहते हैं। यदि दोबरियाँ 
थोडी होती हैं, तो वें खरल या इमामदस्ते में मूसरी (सं० मुशलिका, मुपलिका, या सुसलिका) 
से कूट ली जाती हैं | पत्थर या कंकद की बनी हुई उठठआ ओखरी (चल ओखली) 
खरल, और लोहे की उठठश्ना ओखरी इमामद्रुता कहाती है। पत्थर के सिलबटटे (सं० शिला + 
वट्ठक) से भी दोबरी में से अन्न निकालते हैं। सिल को सिल्लोटा या सिलोटिया भी कहते हैं । 
बद्चा लोढ़ा या बटना कहाता है। लोढ़े से सिंल के ऊपर किसी वस्तु को घिसना बटना कहाता 
है | मूसली से अनाज कूटने के बाद दोबरी में से अन्न का दाना बाहर निकल आता है| उसे फिर 
फटके हुए साफ अनाज में मिला दिया जाता है। फटकने से जो कूड़ा-करकट निकलता है उसे 
फटकन कहते हैं| साफ अनाज को बाद में बीन लिया जाता है श्रर्थात्‌ उसमें से कंकड़ियाँ और मिद्ी 
निकात् कर बाहर फेंक दी जाती है! ।बिन जाने के बाद अनाज पिसने योग्य बन जाता है। उस 
अनाज को 'पीसना' कहते हैं | पिसनहारियाँ (चक्की पीसनेवाली) पीसने को चक्की में पीसकर 
उसका आधा बनाया करती हैं । 

“पीसने! के अनाज को जल्दी ही चक्की में पीस लिया जाता है । यदि कोई सत्री अपने पीसने 
को एक दो महीने रखा रहने के बाद पीसती है तो उसकी पड़ोसिनें कभी-कभी कह देती हैं-- 

“परु के मरी मश्या, एसों आये आँसू |? 

बीता हुआ वर्ष पर की साल या पार साल कहाता है। आनेवाली साल भी पार साल 
ही कहाती है। वर्तमान साल को एसों (सं० एतद्वर्ष) कहते हैं। बीती हुई तीसरी साल या 
आनेवाली तीसरी साल त्योरस कहाती है | 

सललो (सं० सरला सीधी, मूर्ख) बइयरबानी (ज्री) चाकी ओरते (चक्की चलाते) 
समय अपना मुँह, नाक, आँखें आदि चून (आटा) से मुड़भुड़ी कर लेती हैं | खुतैमन (सं० सुख्तरी- 
कमणि>सुतीवमनि >सुतैमन) और करतबीली (कत व्यशीला) ख्रियाँ हँग से पीसती हैं। कमेरी 
(काम करने में लगी रहने वाली) सत्री यदि काम करती रहे और पृष्टिकारक भोजन के स्थान पर 
अल्लो-मल्लो (वेकार का; बहुत ख़राब) खानों (भोजन) खाती रहे तो देह (शरीर) में लट॒ जाती 
हे अर्थात्‌ दुबली-पतली हो जाती है। वह आये दिन माँदी (बीमार) ही रहती है। लोकोक्ति प्रच- 
लित है-- 

“प्ोंटी जब तक लटैे घटे । पतरो तब तक मरि मिट्टै ।?२ 

कोमल तथा कमज्ञोर व्यक्ति के लिए. जनपदीय शब्द लुजशुन या भूभूपारऊँ प्रचलित 
है | उसे लपसी को पिंड (सं० लप्सिका-पिंड) भी कह देते हैं | दु्बलता के लिए. ब्रज बोली का 
शब्द बोदिगाई' है। अच्छे खन्न (कुल, खानदान) की स्त्रियों को बिना काम किये ज़क (चैन, 
कल) नहीं पड़ता । 'जक? शब्द का प्रयोग बिहारी ने भी किया है।रें 








” माता तो पार साल मरी थी, किन्तु उसकी धीय (पुत्री) उसके वियोग में इस वर्ष 
रोई । भावाथ यह है कि उपयुक्त समय के बीत जाने पर बहुत काल के उपरान्त किसी 
काम को करना और वह भी दिखावटी रूप में | 

* जब तक मोटा व्यक्ति पतला-दुबला होता है, तब तक पतला व्यक्ति मर जाता है। 

3 “त् जक धरत हरि हिय धरे , नाजुक कमछा बाल । 
भजत, भार-भय-भीत डे, धजु, चन्दनु, बनमाऊ ॥” बिहारी --रत्नाकर, प्रखेता 

श्री जगन्नाथदास रत्नाकर, सन्‌ १९७७ ई०, दों० ४०७ 


भकरणु १० 


बतन, खिलौने और संदूक 


अध्याय १ 
मिट्टी के बतेन और मिट्टी की अन्य वस्तुएं 


$२१७--सभी प्रकार के मिट॒टी के बत॑नों को सामान्यतः बासन" या भभाँ 
( सं० भाण्डक ) कहा जाता है। धातु और मिट॒टी के वर्ततव एक जगह रखे हों तो उनको सामूहिक 
रूप से वासन-कूसन' या बतंन-भाँड़े! मी कह दिया जाता है| जब तक चासन (मिट॒टी का 
बर्तन ) इस्तैमाल में नहीं आता, तब तक वह कोर कहाता है। यदि मिट्टी के बर्तन को 
टटूटी-पाखाने के हाथों से छू लिया जाय तो वह भैंड्रौर हो जाता है। पेशाब की कुंडियों का 
पानी जिन गागरों से भंगिन ( महतरानी ) बाहर निकालती हैं, वे भैंडोंरी गागर कहाती हैं | यदि 


जूठे ( सं० जुष्ट ) हाथों से पानी की गागर छू ली जाय तो वह उतरी गागर 
कहाती है । 


गोधन ( गोवर्धन ) त्योहार से दो दिन पहले अर्थात्‌ कातिक लगती चौदस ( कार्तिक 
कृष्णा चतुदशी ) को कुम्हार किसान के घर छोटे-बड़े सभी प्रकार के बत न दे जाता है. जिन्हें 
सामूहिक रूप में कुलवारा कहते हैं । 


३१८--छोटे-छोटे बतंन ओर खिलोने--मिट्टी के छोटे-छोटे बर्तन कई प्रकार के 
होते हैं ओर एक ही बर्तन को कई नामों से पुकारते हैं। बहुत छोटा बत न, जिसमें प्रायः तेल या 
चटनी रख ली जाती है, चिपिया कहाता है। इससे कुछ बडा दीवला या दिवला, दीवले 
से कछ बड़ा दीया या दोवा कहलाता है। दीमे से बड़ा मानक दीया होता है। दीवले, दीये 
ओर मानक दीये दिवाली (सं० दीपावली -- दीप + आवली) पर तेल और बाती (सं० वर्सिका) 
द्वारा जलाये जाते है | 
मंगल कलश के ऊपर एक ढक्कन आटे से भरकर रखा जाता है। वह आकार में दीवले 
से दुगुना-तिगुना होता है। उसे सरवा (सं० शराव +क) या सरइया कहत हैं। इससे कुछ बड़ी 
तस्तरी या रकेबी कहाती है। सरखे से बड़ा सकोरा, कछोरा या ढोकसा होता है 
अम्बर ढोकसा दीखना' एक मुहावरा भी है, जिंसका लक्ष्याथ अमिमान हो जाना? है। पानी 
पीने के लिए जो छोटा बत न काम आता है, बह भोलुआ या छछछंड कहलाता है। कुल्हड़ के 
लिए हेमचनद्ध ने 'कोहल्लर' ( देशीनाममाला, २। ४७ ) शणद लिखा है। भोलुण से कुछ छोटा 
बतन कूल्हा, कुल्हुआ या कुल्हरियां ( सं० कुल्हरिका ) कहाता है। व्याह-शादियों की पॉति 
( दावत ) में दही बूरे के लिए सकोरा और पानी के लिए. भोलुआ परोसे जाते हैं। कूल्हों में 
खील भरकर प्रायः दिवाली की रात को लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। जब चार कूल्हे आपस 
डवाँ ( जुड़े हुए ) बनाये जाते हैं, तब वे खोंडोल कहाते हैं। जब नीच से ऊपर को बड़े- 
छोटे के हिसाब से एक कूल्हे पर कई कूल्हे ३, ५ या ७ की संख्या में रखकर बनाये जाते है, तब 


* “लेहिं न बासन बसन चोराई ।! 
रामचरितमानस, गीता प्रेस, गोरखपुर, अयोध्याकांड २७१। २ 
» फोरि भाँड दि माखन खायो ।-- सूरसागर, स्कन्घ १०, पद ३१८ । 


) 


वह खिलोना कोठी या मेँ डेर (सं० मार्दावलि >भँडेर--खुर्जे में) कहाता है। यह प्राचीन वर्श्रमान 
(एऐनसाइ०) था। मकान की तिदरी की माँतिका खिलौना हठरी कहाता है। बालक हटसी के द्वारों 
में दीवले जलाते हैं ओर खीले' भी भर लेते हैं। लक्ष्मी ओर गोधन की पूजा में हठरी रखी जाती 
है । सूर के वलदाऊ और कान्हा ने भी हठरी' से अपना मनोविनोद किया था * | 

बुर्ज़ की आकृति का ऊँचा-सा खिलौना चुज कहाता है। यदि ऊपर से वह गोलाई में 
हो तो गोल वुज कहलाता है। किसी बड़े मुँह से बतन को ढकने के लिए एक ठक्कव काम में 
लाया जाता है, जिसके बीच में पकड़ने के लिए. एक टूमनी लगी रहती है, वह पारा या परिया 
कहाता है। कहावत है-- 


| 0० 


0) 


“मबरी राति पीसी ओर परिया मर सकेरी ||” 3 


नो्रेकी या यॉडर 


ऋडेत 
ब्ल्खात्ा 





मिट्टी के खिलोने ओर छोटे बर्तन--( रेखाचित्र ६० से ६४ तक ) 
३१६--मिट्टी की बनी हुईं गद्क-सी पर एक दीया ( सं० दीपक > दीवञ > दीवा > दीया ) 
बना दिया जाता है; उसे दीवट (सं० दीपस्थ) कहते हैं। एक गोल छोटा पहिया-सा जिसपर घड़ा 
(सं०घठ + क) रखा जाता है, घेरा कहाता है | साग-तरकारी रखने के लिए एक छोटा बर्तन जिसके 


१ डा० प्रसन्न कुमार आचाय : ऐनसाइक्लोपीडिया आफ दिल्‍्दू आरकीटैक्चर, 

आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, सन्‌ १९२७ पृष्ठ, ४४८। 

२ “सुरभी कान्‍्ह जगाय खरिकहि बलमोहन बेठे हैं हठरी |” 
सूरसागर, काशी ना० ग्र० सभा, प्रथम संस्करण, रकन्ध १०, पद ८१० । 

3 एक पिसनहारी खतरों सारी रात पीसती रही, परन्तु जब गआतः में पिसे हुए आटे को 
सकेंरा ( इकट्ठा किया ) तो कुल परिया भर ही बैठा । 


( २०७ ) 


किनारे पतले और सपाट होते हैं, कुँड़ेली, कॉड़ी या कुंडी कहाता है | कूँड़ी से कुछ वड़ा बर्तन 
कुड़ेला कहलाता है | एक खुरखुरा टुकड़ा-सा जिससे हाथ-पाँवों का मैल छुड़ाबा जाता है, झामा 
कहाता है । 

घड़े से छोटा बर्तव जिसका मुँह और पेट चौड़ा होता है, गन बहुत कम होती है, और 
किना ठे (मुह का किनारा ) कुछ मुढ़े हुए तथा गोल होते हैं, कछुरी, चपटिया, कमोरी 
मठुकी, हेंड़िया (सं० भारिडका>हंडिआ्रा > हंडिया>हँड़िया ) या हड़ की कहलाता है| 
जिस कछेरी में दूध दुहा जाता है, वह धोनी (सं० दोहनी ) कहाती है। जिस कछुरी में दूध 
जमाया जाता है यह जमावनी कहाती है; और जिसमें दही विलोया जाता है, वह विलोमनी 
मथनी' या चलामनी कही जाती है।त० सादाबाद में उसे ही पसन्ना (सं० प्रस्तववक ) 
कहते हैं | 

कछुए की शक्ल का बना हुआ एक बर्तन कछुबा कहाता है। जिसकी गर्दन लम्बी 
होती है, वह बर्तन झुराही या कंजी और छोटी गद॑न का भारी या भज्कर कहलाता है। 
कछुबा, सुराही ओर झारी पानी के काम में आनेवाले बर्तन हैं। बाण ने झारी के लिए 
ही सम्भवतः संस्कृत-शब्द आचामरुक! ( ह्षेचरित, चतुर्थ उच्छुवास, निर्णयसागर प्रेस, पंचम 
संस्करण, पृ० १४८) लिखा है। है 

बूरे को रखने में एक चौड़े मुँह का बर्तन काम आता है, वह तौला या खमड़ा कहाता 
है। तोला आकार में घड़े का आधा होता है। तौले से छोटे बतन जो पानी के लिए काम में 
लाये जाते हैं, डबुआ, कूजा, कमणडल ( सं० कमण्डलु ); चरुआ (सं० चरुक ); करबा और 
मलरा; मल्ला ( खुजे में मटकना ) और मह्ला (सं० मलल्‍्लक८ एक बर्तन--मो० वि० ) 
कहलाते हैं। करए को बदना, करवली, (सं० करक' >करओआ) या करवा भी कहते हैं। करवा 
वास्तव में एक प्रकार का णऐंटुनीदार (टोंटीदार) मिट्टी का लोढा होता है। उससे प्रायः 
सोबर ( सूतिण्ह ) के बाज्षक नहलाये जाते हैं और दिवाली पर गोवर्धन की परिक्रमा और पूजा 
में उसी से जल डाला जाता है| उसी में रक्खा हुआ चरुए का पानी सोबरवाली जच्चा ( बच्चे 
वाली त्लरी ) को पिलाया जाता है। एक मलरे में जब जौ भर दिये जाते हैं और ठक्कन अर्थात्‌ 
एक सरवा ऊपर से रखकर च्यून (सं० चू्ं ->आठा) में मिली हुई हल्दी ल्हेस दी जाती है, तब 
याह के समय उसे ही बर्मनियई या बरोनियाछ कहते हैं (सं० शराव>सरवा "छोटा सकोरा) | 


मिंद्ठी के जिस बतेब में तेल रखा जाता है, उसे गरिया या टिरिया कहते हैं। टिरिया 
का पेट बड़ा होता है, लेकिन मह छोटा और गदन बहुत कम होती है । टिरिया से बड़ा एक तेल 
का बर्तन मोना, मौनी या मौनि कहाता है। मौनि का मुँह भी बहुत छोटा होता है, लेकिन पेट 
बहुत बड़ा होता है | लोटे के बरात्र मिद्ठी का एक बतन, जिसमें तेल रहता है, मलरिया या 
मलसिया कहाता है। कुछ लम्बा और छोटे मुह का एक बतन जिसमे अचार (फ़ा० आचार > 
स्टाइन०) या मुरब्बा पड़ता है 'अमरितबान' कहाता है। 


१ “लन्दजू के बारे कान्‍ह छाँडि दे मथनियाँ ।” 
सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०। १४५ 

< ४तुघारपरिकरिंत करक शिशिरीक्रिग्रमाणोदश्विति ।” 
बाण : हषचरित, उच्छुवास पंचम, निर्णयसागर प्रेस बम्घई, पंचम संस्करण, 
पृष्ठ १७० | 

२७ 


घड़े को सामान्यतः गागर या गगरी [सं ० गर्गरी > गगरी >गगरी) कहते हैं | छोटी गागर 
चपटा, घल्‍ला या घलह्लिया कहाती है। घलले से कुछु बडा मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी भरा 
रइता है, मठुकिया कहाता है। शिवमूर्ति पर चढ़ाई हुईं पानी की दो गागरें जेहर कहाती हैं । 

थाली की भाँति का मिट्टी का एक बतंन, जिसमें हलबाई पेड़े रखते हैँ, गिरदी कहलाता 
है । गिरदी से बडा और गहरा एक बर्तन जिसमें दूध जमाया जाता है, कड़ा कहा जाता है 
(सं० कुण्डक) > कृंडआ > कंदा) | गहरे कटोरे की भाँति का मिट्टी या कंकड़-पत्थर का एक बर्तेन 
कड़ी (सं० कूंडिका* >कंडिआ > कंडी > कडी) कहाता है । 

२२०-बड़े ओर भारी बतन--मिट्टी के बहुत बड़े बतंन जो आकार में घड़े से दुगने, 
तियुने तथा चौगुने तक होते हैं, मथना, माँट, मठुका, नाप (सं० निपट) बोट, गोल' और 
करसी (लम्बोतरा मटका) कहलाते हैं। करसी में खाँड़ और उक्त शेष बर्तनों में प्रायः अनाज 
भरा जाता है । 








(७ ई0 


(मिट्टी से बनी हुई विशिष्ट वस्तुएँ और बतन) 
(रेखा-चित्र ६४ से ६६) 


3 #पिठरः स्थाल्युरवा कुणडम्‌” 

अमर० २॥९।३१९ 
२ “कुशिडका खबति”! 

वामनजयादित्य , पाणिनीय व्याकरणसूत्रवृत्ति काशिका, अष्टा० १॥३॥८८ 
£ “घटः कुद निषो” 

अमर० २।९।३१ 


४ ब्रीट ० बोटकुट - लबोतरा कम चोंड़े मह का घड़ा। इस प्रकार को बोटठ अजन्ता गुफा 
१ में चित्रित है। (ओऔंधक्ृत अजन्ता, फरूक ३९, बुछ्धू की उपासना करती हुई खियाँ 
शीषक चित्र में )) ऊपर दीवाछ गिरी में लम्बोतरा पात्र बोटकुट! रक्खा है 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : जनपद त्रमासिक वर्ष १, अंक ३, ४० १९ | 


+ अलिजर! एक महाकुम्म अर्थात्‌ बड़ा माँट था | बाण ने इसी का दूसरा नाम गोल! दिया 
है | (हषचरित, घृ० १७६) 
“स्रसशेवल वलयित गरूद गोलयंत्रके ।?? 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, विन्ध्य बन का एक गाँव, जनपद, खंड १, अक १, एु० १८ । 


का, 


व्याह-शादियों के अवसर पर एक गहरे ओर भारी बतेन में प्रायः साग रक्‍वा जाता है 


हे 
उसे नांद (सं० नन्‍्दा) कहते हैं। छोटी नाँद नदोरा (सं० नंदारोत्हऋ-दयाँद का बच्चा) 
कहाती है 


$२२१--मिंट्ी की अन्य वस्तुएँ--कटोरेनुमा मिद्ठी का एक बत॑न, जिसमें प्रायः दुकान 
पर हलवाई अपने पैसे रखता है, “गढला” कहाता है। हकक्‍के की चिलम भी मिट्टी की ही बनती 
है। बड़ी चिलम को चिलमा और पतली तथा लम्बी गददन की छोटी जलिम को सलफियाई 
चिलम कहते हैं। कटोरदान की तरह की मिट्टी की एक वस्तु जिस पर खाल मदी जाती है और 
बजती है, भील कहाती है| तबले की खाल जिस मिट्टी के बर्तन पर मढ़ी जाती है, वह कुडा या 


कमडल . कुंजी. सतकियार्ड बिलय 


सटका. टह्प्रे जसाने कत्र कड़ा 





मिट्टी से बनी हुई विशिष्ट वस्तुएँ और बर्तन 
(रेखा-चित्र १०० से १०५ तक) 

कुणडी कहाता है। गिलास की आइति की मिट्टी की एक वस्तु, जिसके किनारे कुछ मुड़े हुए 
होते हैं और पँँदे की अ्पेज्ञा मुँह का घेरा बडा होता है, गमला या घमला कहाती है। मिंद्ी 
की बनी हुई एक वस्तु जो चूल्हे के रहे में रहती है ओर जिसके सहारे से रोटी सिकती है, सिकना 
कहाती है | एक प्रकार का बन्द मेँह का कुल्हड़, जिसमें पैसा डालने के लिए एक लम्बा-सा छेद 
बना होता है, गुल्लक या गोलक कहाता है । 

मिट्टी की एक लोटेनुमा गोल वस्तु, जिसमें किनाठों के नीचे पेट पर कई छेद बने होते हैं 


फ् ग््द शू 





है 


४ 
१2% ०2७. ..६......-०- ४80० 


[ चित्र १४ |] न १५ | हे 
और उन छेदों पर एक रंगीन हल्का कागज लगा दिया जाता है, ऋॉम्की कहाती है। क्वार उतरती 


( २१० ) 


दूसमी (आश्विन शुक्ला दशमी) से लेकर क्यार की पूरनमासी (आश्विन शुक्ला पूर्णिमा) तक लड़- 
कियाँ घर-घर जाकर गात गाती हैं ओर अनाज प्राप्त करती है। इस झाँफी भाँगना कहते हैं | इसी 
तरह छोटे-छोटे लडके टेखू माँगते हैं। तीन लकड़ियाँ (डंडियाँ) केंचीनुमा जोडी जाती हैं । इनके 


सिरों पर मिट्टी के आदमी का सिर लगाया जाता है | ऊपर दीपक रखकर जलाते हैं। वे डंडियाँ टैसू 
कहलाती हैं | 


अध्याय २ 


म 
काठ के बतेन 
१३२२--काठ का बड़ा और गहरा बरतन, जिसमें आटा माँड़ा और गूँदा जाता है, कठोटा 
या कठडणी कहाता है। इसी तरह का पत्थर का पथरोटा होता है। सिकं०, हाथ० में पथरौटे 
को 'उदला” भी कहते हैं। कठौटी से छोटे आकार का बर्तन, जिसमें रोटियाँ रखी जाती हैं, 
कठडउआ या पतिया कहाता है | पतिये से छोटा कठेला और कठेले से छोटी कठेली 
होती है । 


वह गोल काठ जिस पर रोटी वेली जाती है, चकरिया या चकरा कहाता है। अंडाकार 

काठ, जिसमें दोनों ओर पकड़ने के लिए. पतली डण्डी निकली रहती है, बिलनिया या बेलन 
कहाता है। काठ का चमचा डोआ ( देश० डोअर० दे० ना० मा० ४॥ ११ ) कहाता है। खानेदार 
एक काठ की संदूकी जिसमें नमक-मि्चे आदि मसाले खखे रहते हैं, मसालदानी कहाती है | 


मुसलमानों के घरों में साग-भाजी बनाने के लिए. काठ की करछुली भी होती है| हेमचन्दर 
ने इसके लिए. कडच्छु! ( दे० ना० मा० २। ७ ) शब्द लिखा है | गिरी निकले हुए एक खोखले 


“| 





काठ के बतंन 
(रेखा-चित्र १०६ से १०६ तक) 
नारियल में एक लकड़ी और लगा ली जाती है; उसे मठके के पानी में डाले रहते हैं और पानी 


पीते समय उसी से पीते हैं। वह डबुआ कहाता है। बेसन या कढ़ी में काम आनेवाली काठ की 
एक डोई भी होती है। 


( २११ ) 
अध्याय ३ 


बम्पर ए 
चसडु के बतन 

6३२३--एक चमड़े का ठुकड़ा जो पुराने पुर ( चरस ) में से काटकर बनाया जाता है 
श्रौर जिस पर गुड़ आदि कूटकर महेले (घोड़े की एक खुराक) में मिलाया जाता है चमौटा या पुरैंड़रा 
कहाता है। पानी पिलाने तथा छिड़काव करने के लिए सकका या मिश्ती के पास बकरी के 
चमड़े की एक लम्बी थैली होती है, जिसे मुखक ( फ़ा० मशक-स्टाइन० ) कहते हैं। चमड़े का 
एक डोल (सं० दोल ) होता है, जिससे सका कुएं से पानी खींचता है | डोल से छोटी डोलची 
होती है । डोलची के किनारे-किनारे चमड़े की पट्टी लगी रहती है, उसे कन्ना कहते हैं । 

ब्याह-शादियों में मसाल ( अ० मशाल ) पर तेल डालने के लिए. मशालची नाई पर 
एक कुप्पी (सं० कुतुपिका ) होती है जिसमें तेल रहता है। कुप्पी के नीचे का हिस्सा चमड़े 
का और मुँह काठ की नली का बना होता है । कुप्पी से बड़ा बत॑न कुप्पा कहाता है। 

6३२४ -मुशक के अंगों के नाम और छिड़काव--मुशक का मुँह, जिसमें से पानी की 
दाल या दल्ल (धार) निकलती है, घाना (फ्रा० दहाना) कहाता है| कमर पर लटकाने के 
लिए मुशक में लगी हुई बकरी के अगले दोनों पैरों की खाल काम में लाईं जाती है | उन दोनों खालों 
को पचि (फ़ा० पाय्रचा-स्टाइन०) कहते हैं। पाँचों में लगी हुईं गाँठ ओर पटार द्सकला कहाती 
है। बकरी की पिछली टाँगों की खाल से बनी हुईं चमड़े की चोंच-सी ख्‌टा कहाती है | खूँटा पकड़कर 
ही भरी हुईं मुशक उठाई जाती है और पीठ पर लादी जाती है। चमड़े की डोरी जो मिश्ती के 
कन्धों पर रहती है और मुशक में भी बँवी रहती है, जोती कहाती है। मुशक में लम्बाई की हालत 
में एक सींमन (सिलावट) होती है, उसे दरज या दज्ज (अ० दरज़) कहते हैं । 

मुशक के द्वारा धरती को पानी से तर करना छिरकाव या छिड़काव कहाता है। जब 
पानी पतली और हलकी बूदों के साथ छिड़काया जाता है, तब वह छिड़काव छींटिया छिरकाव 
कहाता है | छींटिया छिरकाव से अधिक पानीवाला छिड़काव बूदिय  छिरकन कहलाता है | बदिया 
छिरकन में यदि लम्बी धार से आगे पतली बूँदें फुहारे की माँति पड़ें, तो उस छिड़काव को फुरो 


वि 





दि शक 
मर लक ललित 6 हा (५ ) 
कन्द्‌ 
पा स्ट्फेल्ल हक 
कक रा 
दल ट्ह्मन्ग 


(चित्र-रेखा ११० से १११ तक) 
कहते हैं | यदि फुर्सों में बड़ी-बड़ी बूँदें मी साथ-साथ गिरें तो वह छिड़काव छुर्रो कहाता है| यदि 
बैंदं न गिरे बल्कि पानी बँधी धार में गिरे, तो उसे दल्ला कहते हैं। दहला नाम के छिड़काव से 
धरती पर कीच हो जाती है। यदि दहला का पानी एक लम्बी रेखा में दूर तक चला जाय तो उस 
छिड़काव को दलेली कहते हैं | फुरें की बहुत पतली बूँदों की लम्बी फेंक खुर्री कहाती है। 


( २१५१२ ) 
पमुसक' के लिए. संस्कृत-शब्द ति! और भस्त्रा हैं। पाणिनि काल में दतिहरि 
( हरतेद तिनाथयोः पशौ पाणिनि ; अप्टा० ३३२२५ ) शब्द प्रचलित था। इतिहरि! एक छोटा 
पशु होता था जो दति में पहाड़ों पर सामान ढोने में काम आता था। आ्राजकल भी उसी भाँति की 
पहाड़ी भेड़ें ओर बकरियाँ पहाड़ों पर सामान दोया करती हैं | 


नैल यर तटकती ठई वाल 





३ कक 








डे)... दहाना या सुखार 


04७ 


सह: 






( रेखा-चित्र ११२) 


6३२५ -मुशक से भी बड़ी पखाल होती है, जिसमें मंगी (मेहतर) मोरियों और नालियों का 
गन्दा पानी भरकर बाहर फैकते हैं। पाल को मेंसे पर लादकर ले जाते हैं। वह दुहरी और 
दुतरफा यथैलेनुमा होती है। दोनों तरफ एक-एक यैला लटकता है। प्रत्येक भाग आखा कहाता है। 
पानी भरा जानेवाला मुंह गल्ला ओर पानी मरते समय गहल्‍ले में लगनेवाली लकड़ी पकक्‍खा 
या पाखा कहाती है | पखाल में भरा हुआ पानी जहाँ से बाहर निकलता है, उस स्थान को मुहार 


कहते हैं। मुहार को बाँधनेवाली चमड़े की डोरी बंद कहाती है। 


अध्याय ४ 


पत्तों और कागजों से बने हुए बन तथा अन्य वस्तुएँ 


$३२६--कमल के पत्ते अथवा बर (सं० बट) और दाक के पत्ते ब्याह- शादियों में पॉति 
( दावत ) जिमाने के काम में आते हैं। ढाक के पत्तों को नीम की सींकों से जोड लेते हैं। इस 
तरह वे एक थाली के पदे के बराबर हो जाते हैं। उन्हें पातर, पत्तर या पत्तल (सं० 
पत्र > पत्तल > पत्तर > पातर) कहते हैं। कमल का केवल एक ही पत्ता पत्तर कहाता है। यदि 
बरी या दाक के एक पत्ते को गोल और गडढेदार ढंग में मोड़कर उसमें सींकें लगा दी जाती 


( २₹*३ ) 


हैं, तो उसकां वह रूप दौना (सं० द्रोण"*) कहाता है। इसे ही माँठ में पतोखा ' और सादाबांद 
में पतडआ भी बोलते हैं | शक सौ दोनाी को एक गरडुडी और २०० पत्तलीं का एक गटठठा होता 
है। बड़ा गटठर जिसमें २४ गटठे होते हैं, एक ओरा कहाता है | 


हवन में घी की आहोती (वं० सं० आहुति) डालने के लिए. लकड़ी के एक सिरे पर 
चमचानुमा आम का पत्ता बाँध लेते हैं, उसे खुरवा (सं० ख्र वा) कहते हैं | कथा के समय या पृत्र 
ददुठोन (सं० दशोत्थान) पर अथवा ब्याह में दरवाजे पर एक रस्सी में आम के कई पत्ते लगाकर 
बाँध दिये जाते हैं, उन्हें बन्दनवार कहते हैं। पूजा के लिए जिस पत्ते में फूल ले जाते हैं, उस 
पुड़िया या पतोनी कहते हैं | दरवाजे के ऊपर जब अर्द्धचन्द्राकार रूप में पत्ते लगा दिये जाते 
हैं, तत्र वह बँधाब तोरन (सं० तोस्ण) कहाता है। यदि आम की तीन-चार डालियाँ एक जगह 
करके रस्सी में बाँधकर दरवाजे या छुत्त में लठ्का दी जाती है, तो उन्हें भरोना कहते हैं । 
त० सिकंदराराऊ ओर सोरों में उन्हें सबना (शोमनक) भी बोलते हैं। कथा या पूजा के समय 
काठ की चौकी के चारों पायों पर केले के पत्ते बॉधकर फिर उन चारों पत्तों के सिरों को मिलाकर 
ऊपर बाँध देते हैं। केलों का यह बँधाव मण्डप या मंड़्ठआ (हाथ० में) कहाता है। कभी-कभी 
पंडित अपने जिजञमान (सं० यजमान) के हाथ में एक आम का पत्ता दे देते हैं और उससे देव- 
विशेष के लिए जल छुड़वाते हैं, तब वह पत्ता अरघनी (सं० अधंणिका) कहलाता है। जिस पत्ते 
से पंडित या पिरोइत (सं० पुरोहित) जिजमान को पूजा के समय जल पिलाते हैं, वह पत्ता 
अचोनी (सं० आचमनी) कहाता है । 
१३२७--म्नियाँ रद्दी (पुराने कागज) इकट्ठी करके उन्हें पानी में गला देती हैं । जब कागज 
गलकर कुटने के योग्य हो जाते हैं, तब उन्हें पनपना कहते हैं। पनपनों को एक ओखली में 


च्यतव्ठटा 





(रेखा-चित्र ११३ से ११७ तक) 
धनकुटे (मूसल) से कूट लिया जाता है। सिल पर पनपनों का कुटा हुआ रूप लुगदा या लुगदी 


१ “द्रोणाहावमवतमश्मचक्रम॑ सत्रकोश सिंचतानूपाणामस” 

ऋक ० १०।१०१।७ 

“द्रोशूं द्रममय भवति! 

सं० डा० लक्ष्मणस्वरूप, यास्ककृत निवण्टुसमन्वित निरुक्त, नेगमकांड 
अध्याय ५, खंड २७, एरू० १०७। 

२ “बारक वह सुख आनि दिखावहु दुष्ि पय पिवत पतूखी ।” 
सूरसागर, ना० प्र० सभा, १०३७५०७ 


( २५४ ) 


कहाता है। किसी गागर या महले (सं० मल्‍्लक) को ओँधा रखकर उसके ऊपर लुगदी को ह्हेसते 
जाते हैं | गागर के पैंदे ओर पेट पर लुगदी को पूरी तरस हहेसकर हाथ से धीरे-धीरे थपथपा देते हैं। 
सुखाने के बाद उस पर से उतार लेतें हैं। लुगदी से बना हुआ वह बर्तन डला (सं० डल्लक), 
ढला, दल्ला या ढलरिया कहाता है । 


अध्याय ५ 


बतन रखने के आधार और काठ की बनी हुई अन्य वस्तुएँ 


३३५८--मिंड्ठी और ईंटों से बना हुआ छोटा-सा खम्म, जिस पर पानी के घड़े रख दिये 
जाते हैं, मठौना या मठोटा कहता है। यदि मठोठा ऊँचाई में कम और चौड़ाई में अधिक 
हो तो उसे घलथणी या पनयथलो (कासगंज में) कहते हैं। यदि ऊँची और लम्बी-सी चतरी 
पर बर्तन रखे जायूँ तो उसे बसेंडी कहते हैं। ऊँची तथा गोल चौंतरी थ्मड़ी या थमरी 
कहाती है | 

काठ का एक चौखटा जो दीवाल में गड़ा रहता है ओर जिस पर पानी के बतंन रखे जाते 
हैं, पढ़ैंनी या पढुँली कहाता है। इसे माँठ में घड़ोंची (सं० घट +मंचिका > घड़ौंची > घनौंची) 
आर सादाबाद में घ्नोंची कहते हैं । 


एक गोल काठ जो बीच में खाली होता है और जिसमें नीचे तीन या चार लकड़ी के पाये 
लगा दिये जाते हैं, टिकठी या टिखटी (सं० त्िकाष्ठिका) कहाता है। गड़ढेदार और आयताकार 
तख्ते में तीन पाये लगा दिये जाते हैं, तो वह तिपाई कहाती है। तिपाई और टिंखटी घड़े रखने के 
काम आती है। इसे टेकनी या सथैनी भी कहते हैं | 

देहातों में चौपाल पर एक बडा तख्त पडा रहता है, जिसे कठमाँचा कहते हैं | उसके पाये 
टापदार बनते हैं। पायों के कोनों पर जो कीलें जड़ी जाती हैं वे कोनिया कहाती हैं | लकड़ी के 
तख्तों पर जडी जानेवाली कीलों को बताशेदार कीलें कहते हैं | 


लोहे, पीतल आदि के बतेन रखने के लिए एक ऊँचा-सा तख्ता काम में आता है, उसे 
पट्टा (सं० पटक) या पा कहते हैं | यदि पद की चौड़ाई कम हो और लम्बाई अधिक हो, तो 
उसे पटुली या पटलिया कहते हैं | भूले की रस्सी में लगाने की खाँचदार लकड़ी भी पडुली ही 
कहाती है । बल्ली पर पड़े हुए दुहरे भूले “हिड़ोले' कहाते हैं | 


चार पायों की छोटी-सी चौकोर मँचिया चोकी (सं० चतुष्किका > चडक्किआ > चक्की > 
चौकी) कहाती है। इस पर भी बत॑न रक्खे. जाते है। बहुत बड़ी ओर ऊँची चौकी तखत ( अ० 
तथा फा० तझ़्त--स्टाइन ०) कहाती है | तख्त के पाये झँचे नीचे हों, तो उनके नीचे-इईट-पत्थर का 
एक रे लगा दिया जाता है, उसे डेटा ( कोल, हाथ० में ) या टिकेटा (मांट में ) 
कहते हैं । । 


स्वाट, खणेला, चौकी, तखत, पद्मा, टिखयी आदि वस्तुओं को सामूहिक रूप में 'साजर' 


कहते हैं । 


( २११५ ) 


हि $२२१६--काठ की ; वस्तुओं में जो चौके के काम आती हैं, उनमें चकरा , बेलन और 

कठपरिया बहुत प्रचलित हैं । पानी के घड़ों के मुंह ढकने के लिए काठ के बने गोल दकने (ढक्कन) 
कठपरिया कहाते हैं । 

काठ के दो पल्‍्लों से बनी हुईं एक वस्तु होती है, जिसके दोनों पल्‍्लों के बीच में नीबू आदि 
को रखकर रस निचोड़ा जाता है; उसे निब्बूनियोड़ कहते हैं | काठ की चौड़ी पटली पर एक 
लोहे का सरौता लगाया जाता है | उससे आपों को अचार के लिए फाड़ते हैं। वह अमसरोता 
कहाता है | ह॒द्‌ (सं० हरिंद्रा), मिर्च आदि कूठने के लिए लोहे का गहरा 'खरल होता है, जिसमें 
एक मूसली भी होती है, उसे इमामद्रुता ( फा० हावनदस्ता ) कहते हैं। नाव को शक्ल का 
पत्थर का बना हुआ खरल और छोटी मूसली 'खल्लरबट॒टा” कहे जाते हैं । 

सावन के महीने में बालक जिन काठ की वस्तुओं से खेलते हैं, उनमें चकई (सं० चक्रिका) 

या चकती और लहटहू या भारा (सं० अमरक) अधिक प्रचलित है। चकई जिस डोरी पर 
घूमती है, अर्थात्‌ आती-जाती है, वह चकडोरो* कहलाती है रहैद्ू वा लट्॒टू की डोरी लट्डोर 
या डोर कहाती है। भौरे के घूमने पर जो आवाज निकलती है, उसे बुन्न, वा 'मुन्नः कहते हैं। 
जब भौंरा इतने जोर से घूमता है कि उसका घूमना दिखाई नहीं देता, तब उसे तायभरना या ताव 
भरना कहते हैं। यदि एक जगह ही भौंरा ताव (ताब) भर रहा हो, तो वह “सोया हुआ! 
कहाता है । 

भादों उतरती द्वादशी (इन्द्र द्वादशी) को चटसारों में पढ़ानेवाले अध्यापक विद्यार्थियों को 
लेकर उनके घर जाते हँ और उनके माता-पिताओं से दक्षिणा लेते हैं | उस समय विद्यार्थी छोटी- 
छोटी काठ की डंडियों के जोड़े बजाते हैं ओर चोपई (पद्धह मात्रा का एक छन्द) गाते हैं । वे 
छोटे-छोटे डंडे चद्‌टा कहाते हैं| वे चोयइयाँ चदटा-चौपई” कहाती हैं । उस समय सब छात्रों 
को कुछ मीठा भी दिया जाता है, उसे मिठाई या सिन्नो (फ्रा० शीरीन--स्टाइन०) कहते हैं | 

सींकों से बनी हुई जुटटी, जो मकान भाड़ने के काम आती है, बुहारी सोहनी, (सरैती 
ओर खुनैत खलिहान में ) और झाड़ू, कहाती है | हेमचद्र ने 'बोहारो? शब्द (देशी नाममाला 
६।६७) देश्य माना है | 


अध्याय ६ 


रस ९ भें ऊ « 0 
चोके तथा अन्य ग्रह-कार्य में काम आनेवाले धातु के बतन 
6३३०--चूल्हे की आग ठीक करने की वस्तुएँ---चिमदा या चीमठा लोहे का 
होता है । इसके दोनों पाते (पत्ता) आग की कंडी या अ्रँगार (सं० अंगार) को पकड़ने में काम आते 
हैं | लोहे या काठ की पोली नली-सी होती है, जिससे चूल्हे की आग फूँक मारकर जलाई जाती है, 
फेकनी, फुकनी या फुकना कहाती है । 


१ “ब्रज-लरिकन सँँग खेलत डोलत, हाथ लिये चकडोरि। 
“-सुरसा[गर, काशी ना[० प्र॑० सभा, १०१६७० 
श्द्य 


( २१६ ) 


$३३१--रोटी सेकने में काम आनेवाली वस्तुए--लोहे अथवा पीतल की एक वस्तु, 
जिससे तवे की रोटी पलटठो जाती है, बेलचेा, पल्था (सं० प्रलोटक) या पल्टिया कहाती है। 
उसकी डॉड़ी के आगे लगा हुआ पत्ता कुछ-कुछ अर्द्धचद्धाकार होता है । यदि पत्ता बिलकुल गोल 
होता है, तो उसे कच्छू, करछुल, करछुला या करछुली कहते है । हेमचन्द्र ने इसके लिए; 'कडच्छ? 
(दे० ना० मा०, २७) शब्द लिखा है। 





व्यता या कर 


[ रेखा-चित्र ११६ | 

6३३२--पूरी, परामठे ओर सेब बनाने में काम आनेवाली वस्तुएँ--परामठों को 
पतल्टा और टिक्कर भी कहते हैं | ये तये (तवे) पर सिकते हैं। चऋम्मय या चमचिया से धी 
लगाया जाता है | पूरियाँ (पूड़ियाँ) करहैया (कढ़ाई) में सिकती हैं । सिकी हुईं पूड़ियाँ परछा या 
पच्छा, परछिया या पच्छिया में से पौइना (हत्या) या पोनियाँ से कर्‌हैया (कढ़ाई) से बाहर 
निकाल ली जाती हैं | बहुत बड़ी कढ़ाई को पच्छा कहते हैं | 

काठ की दो डंडियों के बीच में लोहे की चौड़ी एक छेद्दार पत्ती लगी रहती है। उसे 
छुटना कहते हैं । उसमें सेब छाँटे जाते हैं। जिस घी और तेल में पूरी-कचौड़ी, सिक चुकती है 
ओर फिर जो कढ़ाई में बच रहता है, वह ढंंढ़ेल कहाता है। ढँढ़ेल को कढ़ाई से निकालने के 
लिए डोई काम में आती है। एक काठ के डंडे में एक कटोरी को कील से ठोक दिया जाता है। 
उस कटोरी को डोई कहते हैं। यदि कदोश लगा दिया गया हो तो वह डोआ कहाता है। 
“दारुहस्त” अर्थात्‌ लकड़ी को चमची के अर्थ में देशी नाममाला (४१९१) में “"डोओ” शब्द 
लिखा है | 


सडोसी - 





च्फेरा.....- 


दल्टप ट्क्ैन्ता 
«०-77 लीक. ३9 " 


और्ड 


पकवान बनाने में काम आनेवाली वस्तुएँ--- 
(रेखा-चित्र १२० से १२२ तक) 


( २१७ ) 


... $रेपेरे-दाल-साग में काम आनेवाले बतंन--स्रियाँ जिन बर्तनों में साग-दाल 
राधती (सं० रघ्‌ ८ राँधना, पकाना) हैं, वे बर्तन पीतल, कसकुट (भरत) और सिलवर आदि के 
होते हैं | उनमें बडुला, कसेंड़ा (सं० कंस + भांडक) बटलोई, पतीली (सं० पातिली), देंगची 
(फा० देगचा शब्द का ख्रीलिंग) आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। लोहे की सँड़ासी (सं० संदंशिका> 
प्रा० संडासिआ > संडासी > संड़ासी) गर्म पतीली उतारने में काम आती है। लोहे या पीतल की 
छेददार एक वस्तु होती है, जिस पर गोला या लौका हरौंथते हैं| वह बिलइया, घीयाकस या 
कद्द कस कहाती है | बिलइया पर किसी चीज को रगड़ना हरोंथना कहलाता है | 


8३३४--आएटा माँड़ने ओर रोटी रखने में काम आनेवाले बतन--परात, थारी 
या थरिया (सं० स्थालिका>प्रा० थल्लिया>थरिया), तसला, थार (सं० स्थाल) और कटोर- 
दान । कटोरदान में दो पल्‍्ले होते हैं| दोनों कटोरेनुमा पल्‍ले एक दूसरे में फँस जाते हैं और जो 
वस्तु रखी जाती है, वह अन्दर बन्द हो जाती है | 


९३३५--दाल-साग के खाने में काम आनेवाले बतंन--कटोरी, बेला या बिलिया, 
छोला और कटोरा (सं० करोटि१ , करोट, कटोर) विशेषतः काम आते हैं। बेले ओर छोले फूल 
(काँसा*) के बने होते हैं । 

6३३६--पानी पीने में काम आनेवाले बतन--मनुष्य प्रायः गिलास, लोटा या 
लुटिया और घरणटी में पानी पीते हैं । छोटा और हलका लोडा घण्टी कहाता है। लोटे को गड़ुआ 
और लुटिया को गड़ई भी कहते हैं । एक विशेष प्रकार का गिलास जिसका पेट पिचका होता है, 
कमणडल (सं० कमण्डलु) कहाता है | बालकों की छोटी टोंटीदार घएटी या लुटिया तुतई कहाती 
है। प्रायः दो-तीन वर्ष के बच्चे ठुतई में पानी पीते हैं । 


३३३७--पानी भरने में काम आनेवाले बततंन--ताँबे का टोंटीदार बड़ा लोटा गंगा- 
सागर कहाता है। पीवल का एक बर्तन जिसका पेट बहुत बड़ा और मुंह छोटा होता है, तोली 
कहाता है। ताँबे की तौली को तमिया कहते हैं | इसी से मिलते हुए. बर्तन टोपिया, दोकनी * 
टोकना (देशी० टोक्कणञअु) कलसा और कलसिया हैं । ताँबे की बड़ी और ऊँची नाँद तमेंड़ी 
या तमेंड्ा कहाती है । पीतल की बड़ी नाँद को देग (फा० देग) कहते हैं। मुसलमानों में बहुत बड़ी 
पतीली को देग ही कहते हैं । 


चौड़े मुंह का पीतल का एक बर्तन जिसके किनारे कुछ मुढ़े होते हैं, 'भगीना (सं० 


१ क्टोरा शब्द को व्युत्पत्ति सं० करोट, कटोर या करोटि--तीनों से ही सम्भव है। मोनियर 
विलियम्स कोश और वाचस्पत्यब्ृहदभिधान कोश में कटोर शब्द का अर्थ पात्र-विशेष लिखा है। 
कटदोरा लिये हुए देवमूर्तियों के लिए “करोटिपाणिदेव” शब्द अयुक्त हुआ है। डा० प्रसन्नकुमार 
आाय॑ द्वारा संपादित एनसाइक्लोपीडिया आफ हिन्दू आ्किटेक्चर (० १०३) में करो! शब्द 
का अर्थ बतन लिखा है | 

२ “न चासीतासने भिन्‍ने भिन्नकांस्य च वजयेत्‌” 

--महामारत, अनुशासन पव, सातवलेकर संस्क०, १०४।६६ | 

3 #कबीर तष्टा टोकर्णी लीए फिरे सुभाइ । 

_-शमनाम चीन्‍्हे नहीं पीतल ही के चाय ॥? 

कबीर अन्थावलछो, काशी ना० प्र० सभा, चाँणक को अंग, दो० ५ । 


( शश्द ) 


भागद्रोण )) कहाता है। वह पानी भरने के काम आता है। प्राचीन संस्कृत में “भाग” का अर्थ 
था--“अन्न का राजग्राह्म अंश और 'द्रोण' शब्द का अर्थ था--नापने के काम आनेवाला 
एक लकड़ी का बर्तन |! (सं० भागद्रोणक > भागदोणअ > भागशोनञ्र > मगौना) । 

कुछ छोटे बर्तन जो लोटे या बड़े गिलास के बराबर होते हैं, टैसुआ और बंटा कहाते हैं । 

चार बड़ी-बड़ी कटोरियाँ जिसमें जुड़ी रहती हैं, वह चोकड़ा कहाता है। एक हत्येदार 
छोटा भगौना जिससें द्रव पदार्थ बाहर निकलने के लिए. एक नाली-सी बनी रहती है, रायतेदान 
कहाता है । इसे ही हाथरस में टेनी या टेनिया कहते हैं | 

डोल और बल्टी भी पानी के बत॑न हैं | इसके अतिरिक्त कनस्तर ओर कोठी या ताश 
( ड्राम जेंसा लोहे का गोल और गहरा बतेन ) में भी पानी भर दिया जाता है। कनस्तर का आधा 
भाग कटद्ठा या कट्चिया कहाता है | पीतल या अन्य किसी धातु की बनी हुई एक तरह की दीवठ, 


मल _ ८  पतोलस्वेरव 





( रेखा-चित्र १२३ से १२५४ तक ) 
जिस पर रखकर प्रायः दीपक जलाया जाता है, पतीलसोख ( फ़ा० फ़तीलसोज़ * ) कहाती है | हाथ 
की पाँचों उँगलियों की भाँति पाँच डंडियों में, जो एक ही मोटी डंडी में से बनाई जाती है, एक 
कपड़ा लपेटा जाता है | उस कपड़े को पत्नीता ( फ़ा० फ़लीता ) कहते हैं। जिस चीज में पलीता 
लगाया जाता है, वह पंजी कहाती है | 


अध्याय ७ 
धातु और लकड़ी के सन्दूक 


03३२८-- काठ की बनी हुईं गोल और ढकक्‍्कनदार वस्तु डिब्बा कहाती है। डिब्बे में 





) डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : दस हिन्दी शब्दों की निरुक्ति, हिन्दी अनुशीलन पत्रिका 
न + 
(त्रमासिक), वष ४७, अंक ३, पृ० ४ | 


+ स्टाइनगास 'फतीलसोज” को अरबी और फारसी दोनों भाषाओं का शब्द मानते हैं। 
“-परशियन इंगलिश डिक्शनरी, द्वितीय संस्क० सन्‌ १९३० घरु० ९०८ । 


( २१६ ) 


कटोरदान की भाँति दो पहले होते हैं, जो आवश्यकतानुसार मिला दिये जाते हैं, और अलग हो 
जाते हैं, डिब्बे से छोटी डिबिया होती है, जिसमें प्राय: स्त्रियाँ ईगुर-बेंदी ( बिन्दी ) रखती हैं । 

$३३&६--बाँस या खजूर की बनी हुई गोल या आयताकार दो पल्लोंवाली मंजूुष्रा पिदारी 
या पिटारा कहाती है | पियरे बाँस की खपंचों (चिरे हुए. ब्राँस के टुकड़े) या खजूर के पलिंगों 
( पत्तों ) से बनाये जाते हैं | 

जब पिटारों में पकड़ने या लटकाने के लिए हत्थे लगा देते हैं, तब वे कैंडिया कहाते हैं । 

काठ की खानेदार संदूकी जिसमें स्त्रियाँ अपने शंगार की वस्तुएँ रखती हैं, (सिंगरौटी” 
कहाती है । इसे त० माँट में 'खुहोगिली” और त० सादाबाद में 'सोहिली” भी कहते हैं । 

$२४०--लकड़ी का बना हुआ बहुत बड़ा बक्स, जिसमें गद्दा, रजाई. दड़ी, लिहाफ आदि 
बड़े-बड़े कपड़े रखे जाते हैं, और जिसमें दो-दो कुन्दे और साँकरें जड़ी होती हैं, सिंदुका (अ०सन्दृक) 
कहलाता है। इससे छोटा सिंदूक या खंदूक कहाता है। संदूक से छोटी सिंदूकिया या 
संदुकची होती है । 

$३४१--लोहे की चद॒र के बने हुए संदूक बक्स (अँग० बौक्स) कहाते हैं। बहुत छोटा 
बक्स बकसिया कहाता है | बकसिया से कुछ बड़ा बक्स पेटी कहलाता है। इन सबमें एक ही 
साँकर-कुन्दा होता है और पकड़ने के लिए, कुन्दे के पास ही हत्था या कोंड़ा पड़ा रहता है, जिसे 
पकड़कर बक्स उठाया जाता है | 


९३४२--जब बक्स आकार में काफी बड़ा होता है और उसमें दाई -बाई पखों में भी कौड़ों 
को जड़ दिया जाता है, तब वह टिरंक (अ्र० ट्रंक) कहाने लगता है । 


अकरणु ११ 


पहनाव-उढ़ाव, साज-सिंगार और खान-पान 


अध्याय १ 
पुरुषों के कपड़े 

0३४३--कपड़े के लिए. जनपदीय बोली में प्रचलित शब्द ल्त्ता ( सं० लक्तक-मो० वबि०; 
फ़ा० लत्ता-स्टाइन ० ) है। जो कपड़ा प्राय: रखा रहता है, अर्थात्‌ जो विशेष अवसरों पर ही पहना 
जाता है, उसे घरऊ कहते हैं | प्रतिदिन पहना जानेवाला रोजनदार कहाता है| फरटे-पुराने को 
गूदरा ( गूदड़ा )या चीथरा ( चीथड़ा ) कहते हैं | गूदड़ों का ढेर गूदड़ कहाता है | किसी कपड़े 
का बहुत कम चौड़ा लेकिन अधिक लम्बा टुकड़ा चीर कहाता है। चौड़ी चीर पद्दी कहाती है। 
शरीर से उतारकर जो कपड़ा अलग कर दिया जाता है, तथा जिसे फिर नहीं पहना जाता, उसे 
डउतरन कहते हैं | पुराना ओर फटा हुआ कपड़ा फटी चरा (सं० पट्च्चर-अमर० २।६।११५) कहाता 
है। एक प्रकार के मोटे कपड़े को गाढ़ा या गजी कहते हैं| एक का प्रकार बहुत मोटा कपड़ा सनी- 
चरा कहाता है | कपड़ा फट जाने पर उसमें जो कत्तल लगाई जाती है, उसे थेगरी या पेबन्द कहते 
हैं| कठिन और आश्चर्यजनक कार्य करने के श्रर्थ में अम्बर में थेगरी लगाना” एक मुहावरा 
भी प्रचलित है | कपड़े का एक ठुकड़ा, जो एक-दो बिलाइईद ( बालिश्त ) का हो, टुक वा डुकेला 
कहाता है। 

९३७४--सिर से पाँव तक पहने जानेवाले पाँच विशेष कपड़े पँचबसना” या सिरोपा'ं 
कहाते हैं | विवाह में भात आदि के अवसर पर जब किसी को सिरोपा पहनाया जाता है, तब उसे 
पहरावनी कहते हैं। सिरोपे के कपड़ों में सिर की पाग ( सिर पर बाँधा जानेवाला एक कपड़ा ), 
ऑगरखा (सं० अंगरक्षुक>अँगरखा-अचकन या कोट की तरह का एक वस्त्र), गले का 
डुपद्मा, पाजामा ( फ़ा० पायजामा-स्टाइन० ) और पडुका ( कमर में बाँधने का एक कपड़ा ) 
सम्मिलित हैं | पटुके को फेटा या कमरपेटा भी कहते हैं | स्त्रियों के एक लहँगे और उसके साथ 
एक ओढ़नी को मिलाकर तीहर कहा जाता है। विवाह में लड़केवाला बरीपुरी ( चढ़ावा ) के 
समय एक बढ़िया तीहर चढ़ाता हैं, जो प्रायः प्रदर्शन के लिए ही रक्‍्खी जाती है, उसे दिखाये की 
तीहर कहते हैं । उसे ब्याहुली (नवविवाहिता लड़की) बिदा के समय पहनती नहीं, बल्कि साथ में 
बस के अन्दर रख दी जाती है। जब्र सुन्दर तथा स्वस्थ मनुष्य किसी काम-धन्धे को नहीं करता, केवल 
बैठा ही रहता है; तब उसके लिए. 'दिखाये की तीहर' मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। पाग 
(पकड़ी) और डुपद्ढे को मिलाकर बागा कहते हैं| सूरदास ने 'बगाए ओर सेनापति ने बागा? शब्द 


१ अथववेद में पँचबसना देने का उल्लेख है-- 
थे « 7 हर 
'पंचरुक्‍्सा पंचनवानि वस्त्रा पंचास्स घेनवः कामहुधा भव॒न्ति । 
| 

--अथबे ० ढाणारण हे रु ही 
२ दियौ सिरपाव नुपराव ने महर कौं आपु पहिरावने सब दिखाये। 
--सूरसागर, काशी नागरीभ्रचारिणी सभा; १०५८७ 

'देके सिरपाउ तो हरामें बाँघि राखिए ह | 
--.उमा शंकर शुक्ल (संपादक) : सेनापति कृत कवित्तरत्नाकर, तरंग 4, छंद ।७४। 
3 “मारे के चढ़ाइ लीनों लाल को बगा ।! सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०३९ 
४ “बागों निसिबासर सुधारत हो सेनायति |? 
--उमाशंकर झुक (सं०) : सेनापतिकृत कवित्त रत्नाकर, २७६ 


हे 


( २२४ ) 


का प्रयोग किया है । व्याह में दूल्हे के म्हौर (सं० मुकुट > मर >मौर>म्हौर) की पाग के ऊपर जो 
एक लाल पढ़ी बँधती है, उसे पेचों कहते हैं। पेचों की लपेट पेच कहाती है। अचकन-जैसा लम्बा 
और दीला वस्त्र जिसे दूल्हा विवाह में पहनता है, ज्ञामा, रूगा या चोला कहाता है। जामे के 
ऊपर कमर में एक पीले रंग का फेंटा बाँधा जाता है, जिसे पीरिया कहते हैं। पीरिये को दूल्हे के 
कन्वे पर या गले में भी डाल देते हैं। पीरिये के एक ठोक ( एक कोने का सिरा ) पर एक लम्बी 
लाल पट्टी बाँध दी जाती है, जिसे चीरा कहते हैं। ३-४ हाथ लम्बा एक कपड़ा जो हाथ-मुह पोंछुने 
के काम आता है, अगोछा ( सं० अंग" +प्रोब्छ - रगड़ना ) कहाता है | 

6३४४--सिर के कपड़े--आठ-दस गज लम्बा कपड़ा, जो सिर पर बाँधा जाता है, साफा, 
स्वाफा, मुड़ाइसा, मुड़ासा (सं० मुग्डवासक ) या हिमामा ( अ्र० इमामा-स्टाइन ० ) कहाता 
है। मुड़ासे का पना या बर* (अर्ज >चौड़ाई ) पगड़ी के बर से बहुत बड़ा होता है। टोपे- 
टोपियाँ भी सिर के ही कपड़े हैं । एक टोपा, जो कानों को ढक लेता है और जिसकी दाई-बाई 
पट्टियाँ कानों पर होती हुईं गले के नीचे घुण्डी द्वारा मिला दी जाती हैं, कंदोपा कहाता है । 
घ्रुएडी जिस गोल छेद में प्रविष्ट की जाती है, उसे नक्की कहते हैं। बालकों की छोटी गोल टोपी 
कुल्हइया ( फ़ा० कुलाह-स्टाइन ० ) कहाती है। टोपी के अर्थ में सूरदास ने 'कुलहो?? शब्द का 
प्रयोग किया है। 

(३४६--धड़ पर पहने जानेवाले सिलले हुए कपड़े--एक प्रकार का सिला हुआ कपड़ा, 
जो बन्द गले के कोट की भाँति नीचा होता है, अचकन (सं० कंचुकर >प्रा> अंचुक-हि० श० सा०) 
कहाता है । अचकन से मिलते-जुलते एक कपड़े को चपकन (फ़ा० चपकन-स्टाइन ०) कहते हैं | शरीर 
में ढीला-दाला और चपकन की तरह नीचा एक कपड़ा ऋंगरखा (सं० अंगरक्ञक ) कहाता है । 
अगरखा नीचाई में शुटनों से नीचे तक होता है । इसके दाहिने पर्त का ऊपरी भाग इस तरह गोलाई 
में काया जाता है कि उसको पहननेवाले आदमी का दाहिना स्तन चमकता रहता है। अँगरखे 
दुपोस्ते ( दुहरे पत॑ के ) और रुईदार भी बनते हैं | एक प्रकार से रुईदार अँगरखे को किसान का 
चेस्टर सममिए | अँगरखे में बटन नहीं लगते, उनके स्थान पर प्रायः आठ तनियाँ ( कपड़े से 
बनाई हुई डोरियाँ-सी ) टाँकी जाती हैं। श्रगरखा दो प्रकार का होता है--(१) छिकलिया 
( सं० घट >प्रा० छु +सं० कलिका -- ६ कलियोंबाला ) (२) चौकलिया (सं० चतुष्कलिक) | 

अचकननुमा ढीला कपड़ा, जिस पर सोने के सलमे-सितारे जड़े रहते हैं, पिसबाज 
( फ्रा० पेशबाज़-स्टाइन ० ) कहाता है | इसे प्रायः ब्याह में बरने ( दूल्हा ) को पहनादे हैं | कारचोबी 


: ) डा[० सुनीतिकुमार चाहुर्ज्या : भारतीय आयभाषा और हिन्दी, ए० १०० | 

* “पूरी गजगति बरदार है सरस अति |? 

“लैनापति : कवित्तरत्नाकर, प्रयाग विश्वविद्यालय, हिन्दी परिषद्‌, तरंग १, छंद १७। 

3 'कुलही रूसति सिर स्थामसुँदर के बहुविधि सुरँग बनाई ।/ 

“ सरसागर, काशी ना० प्र० सभा, स्कंध १०| पद १०८ । 

४ अंगरखे की भाँति का एक वस्त्र 'कंचुक' कहाता था। विक्रम की ६-७ वीं शताब्दि में 
राजाओं के अन्तःपुर में रहनेवाले कंचुकी 'कंचुक' पहनते थे । हप ने रत्नावली में लिखा 
'है कि--राजा उदयन के अन्तःपुर में रहनेवाले कंछुकी के कंखुक में एक बौने ( गद्ा 
आदमी ) ने बन्द्र के डर से अपने को छिपा छिया था | उदाहरण--- 
अन्तः कंचुकिकचुकस्य विशति त्रासादर्य वामनः ।! 

“दैष : रत्नावली, निर्णयसागर प्रेस, चतुर्थ संस्क० अंक २, इछोक ३ | 


( २२५ ) 


या कसीदे के काम के लिए ऋग्वेद में पिशस! ( श्रेष्ठ व: पेशों अधिधायि दर्शातं-क्रक० ४३६७ ) 
शब्द आया है। प्राचीन काल में कढ़ाई के सीधे तार ( ऊपर के घागे ) प्रवयण” और डल्टे 
तार ( नीचे के धागे ) अवप्रज्जन' कहलाते थे। ऐतरेव ब्राह्मण में अबप्रज्जन” शब्द का उल्लेख 
किया गया है | 


रुईदार ढीला अ्रगरखा-सा जिसमें बाँहें नहीं होतीं 'धगला” कहाता है। इसे साधु-संन्यासी 
अधिक पहनते हैं | 

0३४७--अँगरखे से छोटी अगरखी होती है, जिसे मिजई भी कहते हैं। इसकी नीचाई 
घुटनों से ऊपर जाँघों तक ही होती है । मिजई का पेस ( सामने का माग ) दो पतों का होता है | 
पर्तों का ऊपरी भाग चोली; ओर टंड़ी ( नामि ) से नीचे का भाग घेर कहाता है। घेर में लगे 
हुए कपड़े के पर्त कली कहाते हैं | मिजई के सामने में दो कलियाँ होती हैं | बाँहों को “आस्तीन! 
भी कहते हैं। आस्तीन के किनारे को महोरी कहते हैं। बगल के नीचे एक तिखंटा कपड़ा लगाया 
जाता है, जिसे बगल कहते हैं | बगलों के ऊपर का भाग जो बाँह और कन्धे के बीच में होता है 
कोठा या मुड्ढा कहाता है। मिर्जई के पीछे का भाग पींठ या पछेती कहाता है । 


$२४८--यदि अँंगरखी की नीचाई कम हो श्रर्थात्‌ उसका घेर चूतड़ को न ढक सके, तो 
उसे चुतरकटी ऑगरखी कहते हैं। अँगरखी या मिर्जई में छाती का दाहिना भाग कुछ-कुछ 
चमकता रहता है, जैसा कि अँगरखे में चमकता है । 
मिजई से मिलता-जुलता एक कपड़ा बगलबन्दी कहाता है। इसमें भी मिजंई की भाँति ८ 
तनियाँ होती हैं, लेकिन बटन और काज नहीं होते | बगलबन्दी को किसान का देशी डबलब्रेस्ट कोट 
समभिए,, जिसमें तनियाँ होती हैं ओर उन्हीं में गाँठ लगाकर बायें पते पर दाहिना पते बिठा दिया 
जाता है। कपड़े की बहुत पतली चीर, जिसे लम्बाई में दुहरी मोड़कर सिलाई कर देते हैं तनी'* 
कहाती है। दो तनियों में जो जल्दी खुल जानेवाली गाँठ लगती है, उसे सरकफरद कहते हैं| तनी 
का सिरा खींच देने पर गाँठ तुरन्त खुल जाती है। बगलबन्दी के अ्रन्द्रवाले परत में एक जेब 
( अर० जेब ) भी लगाई जाती है। 
6३४४६--बच्चे की एक तरह की गोल टोपी, जिसमें चार या छः पट्टियाँ लगती हैं, चोतनी 
कहाती है । कुरतेनुमा एक कपड़ा, जिसे छोटे-छोटे बच्चे पहनते हैं, झगुला या रूगली" कहाता 
है | झूगुले के ग॒ले के आगे एक चौड़ी पट्टी भी ऊपर से बाँधी जाती है, जिसे गरोट कहते हैं । 
बच्चे की लार गरोंट पर ही गिरती रहती है। जन्मोत्सव पर छुठी के दिन बच्चे की फूफी (बूआ) 
एक प्रकार का कुरता, अपने भतीजे को पहनाती है, जो छुट्टकरी कहाता है। दूल्हे को ब्याह में 
अचकन जैसा एक कपड़ा पहनाया जाता है, जिसे कूगा कहते हैं। एक प्रकार से झंगुला झूगे3 
का बेटा है, जो बाप की होर (छवि) और उनहार (आकृति) पर ही होता है | दूल्हा जब ब्याहने 
के लिए घर से चलता है, तब उस लोकाचार को निकरोसी या सेकोंड़ा कहते हैं। निकरौसी पर 
दूल्हे को झगा पहनाया जाता है | 
60३५०--जनपदीय बोली में कुरते को कुस्ता' और [कमीज को 'कमीच” (अ० क्रमीस- 


१ आनेद्मगन राम गुन गावे दुख-सँताप की काटि तनी ।! 
--सुरसागर, काशी नागरीग्रचारिणी सभा १३९ | 

२ औनोये ऋगलि तामैं कंचन-तगा ।!  --वहीं, १०।३५९ 
3 छाल बधाई पाऊँ छाछू को रूगा ! --बही, १०।३५९ 


( शश६ ) 


स्टाइन०) भी कहते हैं | करते दो प्रकार के होते हैं--(१) कलीद(ए (२) कलकतिया | कलीदार 
में बगल से नीचे की ओर कलियाँ पड़ती हैं ओर वह आकार में बड़ा तथा दीला-ढाला होता है | 
कलकतिया देह से चिपटा हुआ-सा रहता है ओर बाँहें ऊपर से नीचे की ओर संकोच होती चली 
जाती हैं| कमीज के आकार का एक छोटा कपड़ा कुस्ती (फा० कुरती?-स्टाइन०) कहाता है। 
कलीदार कुरते के घेर में चार कलियाँ पड़ती हैं| पद्ठी का एक जोड़, जो ऊपर कम और नीचे 
अधिक होता है, कली कहाता है। बारीक मलमल के कपड़े के कलीदार कुरते प्रायः गर्मियों में 
पहने जाते हैं| इनकी कलियों की सिलाई गोल दज (गोल किनारी की सिलाई) की होती है। 
सामने और पीठ के घेर के किनारों पर तुरपाई (कपड़े के किनारों को मोड़कर ओर ऊपरी तथा 
निचले पर्त को लेते हुए जो सिलाई की जाती है, उसे तुर॒पाई या तुरपन कहते हैं) की जाती है। 
जिस सिलाई में तुरपन की चौड़ी पत्ती-सी बनती है, वह अमलपत्ती की सिलाई कहाती है। 
अमलपत्ती से भी अधिक चौड़ी सीमन (सिलाई) चोरा कही जाती है । कुरते के दायें-बायें खुले 
हुए भाग चाक कहाते हैं। चाकों के ऊपरी भाग में मी अमलपत्ती की सिलाई होती है। यदि 
करता फट जाता है तो फटे हुए भाग के दोनों किनारे मिलाकर जब सुई से सिलाई की जाती है 
तब उस क्रिया को 'फोक सरना? कहते हैं। वह भाग, जो फट जाता है, फोक या खोप 
कहाता है। हाथ की सिमाई (सिलाई) में पाँच काम मुख्य हैं--(१) लंगर (लग्बे-त्म्बे टाँकों की 
कच्ची सिलाई) (२) फोक (३२) अमलपत्ती (४) गोलद्ज (५) तुरपाईं। मशीन की सिलाई 
बखिया कहाती है | जब खाता (फटा हुआ हिस्सा) उसी कपड़े से मिलते-जुलते डोरे को पूरकर 
भर दिया जाता है, तब उसे 'रफू? कहते हैं| रफू का काम करनेवाला कारीगर रफ़ूगर कहाता है | 
फोंक के दोनों प्त मिलाकर जब एक साथ फन्दे डालते हुए उठी हुई किनारी की माँति सिये जाते 
हैं, तब उस क्रिया को गोठना कहते हैं। प्रायः सत्लो (अनाड़ी और अनभिश) बइअरबानी 
(स्त्री) कपड़े की फोंक को गोंठ लिया करती है । 

करते प्रायः मलमल, डोरिया, गजी, गाढ़ा, खददर, रेशम, टलर और पोपलेन 
आदि कपड़ों के बनते हैं | एक प्रकार की घास से बने हुए, कपड़े के लिये अथववेद (१८४३१) 
में तार्प्य!ः शब्द आया है। डा० सरकार ने टसरः से तार्प्पः की तुलना की हैः । 


कलकतिये करते में कलियाँ नहीं पड़तीं। उसका घेर कम होता है। उसकी बगलों में 
चोबगले (बगलों में लगनेवाली चौखँटी पट्टी) नहीं डाले जाते | कलीदार करते में चौबगले डाले 
जाते हैं। किसी कपड़े में सिलाई की खरात्री से यदि कहीं सिकुड़न अर्थात्‌ सलबठ पडने लगती है, 
तो उसे कोल कहते हैं | यह कपड़े की घिलाई का दोष या त्रुटि मानी जाती है। सूरदास ने 
“भोल!? शब्द का प्रयोग कप्ती या खोट के अर्थ में किया है | करतों में गले कई तरह के होते 
हैं| सामने का गला पेसगला; बगल के पास का बगली कहाता है। जिसके कन्धे पर घंडियाँ 
लगती हैं, उसे हँखुलिया गला कहते हैं | पेस-गले में प्रायः काज और बठन लगते हैं। शेष अन्य 
प्रकार के गलों में कपड़े की घुंडी और डोरे की फन्देदार नक्की से ही काम हो जाता है | 


पेस-गले में नीचे का पत॑, जिसमें बटन लगे रहते हैं, बटनटेक कहाता है। ऊपर की 
काजवाली पट्टी काजपद्टी कहाती है। गले के नीचे का हिस्सा गरा या गरेबान (फा० गिरीबान 


) एफ० स्टाइनगास : पर्शियन-इंगलिश डिक्शनरी, द्वितीय संस्करण, घ० ३०२१। 
* डा० मोतीचन्द्र : ग्राचीन भारतीय वेशभूषा, ए० १४ । 

3 क्षेंधों तुम पावन प्रभु नाहीं, कै कछु मोम फ्ोलो । 

“-सूरसागर, काशी नागरीप्रचारिणी सभा, ११३६ 


( २२७ ) 


स्टाइन०) कहाता है| गरेबान के नीचे कपड़े की एक छोटी-सी पद्टी लगी रहती है, जो ताबीज 
(अ० तांबीजञ) कहती है। तिकोने तावीज को लिखूँटिया और चौकोने को चॉखँटिया कहते 
हैं। कलीदार कुरतें में तिखूँटिया और कलकतिये कुरतें में चोखूटिया ताबीज लगता है | 
काज बनाते समय दर्जी जो डोरे का फन्‍्दा डालता है, वह आँट कहाता है | 

आधी बाँहों की कम नीची कमीज कटद्ठा कहाती है। कट्ठे के घर की नीचाई कमर से कुछ 
नीचे तक होती है | कट्ें का वेर और गला कुरते के घेर और गले से मिलता-जुलता होता है | कुरता 
हमारा प्राचीन पहनावा है | इसका उल्लेख लियेन के संस्कृत-चीनी कोश (प्रृू० ७८५४-७६४) में हुआ 
है | एक चीनी शब्द “चान-का” है जिसका पर्याववाची शब्द “कुरतउ” लिखा गया है--(बागची, 
द्रलेक्सीक संस्कृत शिनुआ, भाग २, ४० ३५४७, पेरिस १६२७)। पुतंगाली भाषा में एक शब्द 
“करता-कबाया' है। इससे भी 'कुरता? शब्द का साम्य स्थापित किया जाता है? | टनर और 
स्टाइनगास 'कुरता' शब्द को फारसी भाषा का मानते हैं| हिन्दी शब्दसागर में इसे तुर्की माना 
गया है | कुरतों या कमीजों में जो कपड़ा, गले के चारों ओर पट्टी के रूप में लगता है, वह गरोटी 
कहाता है| यह अँगरेजी शब्द 'कौलर” के लिए प्रचलित जनपदीय शब्द है। कमीज या कुरते 
की बाँह या आस्तीन (फा० आस्तीन 5 बाँह) के आगे किनारे की पट्टी बहोलटी कहाती है। नाप 
की अपेक्षा बड़ी आस्तीनें बन जाने पर उन्हें बीच में कुछ मोड़कर सीं देते हैं। वह सुड़ा हुआ भाग 
मुरकन या मुरकनि कहाता है। कुरते की बाहों के अग्र भाग को “बहोल”* कहते है। 

९३५१--आजकल की फैशन में जो रूप “जवाहरकट” का है ठीक उसी प्रकार का एक 
कपड़ा फतूरी या सलूका कहलाता है। सलूके में बाँहें होती हैं और सामने में दो परत (पते) 
होते हैं | यह प्रायः दुहरे कपड़े का बनता है। दुहरे कपड़े से तात्पर्य यह है कि इसमें नीचे अस्तर 
(नीचे लगने वाला कपड़ा) लगता है। अस्तर वाला सलूका दुपोस्तां सलूका कहाता है। बिना 
बाँहों के सलूके को बंडी कह देते हैं । जनाने सलूके के पेस (सामना) में दो भाग होते हैं। 
ऊपर का भाग सीना और नीचे का पेटी कहाता है। पेटी नाम का भाग पेट को ढकता है । 
कपड़े की नाप को नपाना कहते हैं। जनाने सलूके में सीने का नपाना पेटी से कुछ सिज़ल 
(अधिक) रखा जाता है। 


पानदार या गोल गले वाला एक कपड़ा बनियान कहाता है। इसमें बटन नहीं लगते, 
लेकिन कन्धों पर घुर्डियाँ लग जाती हैं। बिना आस्तीनों की बनियान कटटी कहाती है। सँडो 
बनियान की भाँति सिली हुई बिना बाहों की बनियान को अधकट्ठी कहते हैं । 


१३५२--कमर से नीचे पहने जानेवाले कपड़े-कुछ कपड़े, जिसमें तनियाँ और 
पट्टियाँ लगती हैं और जो सामने के माग और नितम्ब भाग को ढक लेते हैं, कच्छा, लेंगोट, लुगी 
और रूमाली कहाते हैं। प्राय: पहलवान अर्थात्‌ मल्‍ल लूँगोट बाँधकर मज्ञई (पहलवानी) करते 
हैं | कुछ लोग गुप्तांगों को ढकने के लिए. कमर और सामने के भाग में दो पढ़ियाँ बाँचते हैं; उन्हें 
लेंगोटी या कोपीन (सं० कौपीन) कहते हैं | एक वस्त्र, जिसके पायँचे घुटनों तक होते हैं, घुटन्ना 





१ ड॥० मोतीचन्द्र : प्राचीन भारतीय वेशभूषा, छ० १७८ | 
२ धारत घरा पै ना उदार अति आदर सौं, 
सारत बहो लनि जो आँस-अधिकाई है ।” 
--जगन्ताथदास रत्नाकंर : र्नाकर पहला भाग, उद्ध व-शतक, काशी नागरी-प्रचारिणी 
सभा, तीसरा संस्करण, सं० २००३, कवित्त संख्या १०८, ४० १७५५ | 


( रशशप ) 


कहाता है। यह किसान का देशी नेकर है | घुटने से छोटा एक वस्त्र जो प्रायः लेंगोट के ऊपर 
पहिना जाता है, जाँगिया या जाँधिया कह्ाता है। । 

$३५३--घुटन्रें के पायंचों से बढ़े पार्येचोंवाला एक वद्चर पाजामा (फा०्पायजामा), पजञामा, 
पजम्मा या खूतना (सं० स्वस्थान > सुत्थन > सथान>सूथन 7> सूथना > सतना) कहाता है | बाण ने 
हप चरित में 'स्वस्थान*? और सूरदास ने सूरसागर में सूथन*? शब्दों का उल्लेख किया है। दीला और 
बहुत चौड़ी म्हौरियों का पाजामा खूसना, खुसन्ना या गरारेदार पाजामा कहाता है| तंग 
पाजामा चूड़ीदार या ओरेबी कहाता है। चूड़ीदार के पायँचे बहुत तंग और लम्बे होते हैं । 
उनमें पहनने के समय वहुत सी सलबटें-सी पड़ जाती हैं जो चूड़ियाँ कहाती हैं। मामूली चौड़े 
पायँचों का एक मध्यवर्तो पाजामा अलीगढ़ी कहाता है। अलीगढ़ी पाजामा अलीगढ़ के मुसलमान 
बहुत बड़ी संख्या में पहनते हैं। यह चूड़ीदार की भाँति पिंडलियों पर कसा हुआ और चिपटा हुआ 
नहीं रहता | 

९३४४--आाधी धोती के बराबर एक कपड़ा, जिसे प्रायः मुसलमान बाँधते हैं, तहमद या 
तैमद कहाता है। इसे विना लॉग (काँछ-घोती का वह माग जो आगे से पीछे को उरस लिया 
जाता है) के कमर में लपेट लिया जाता है। घोती (सं० धोत्िका >घोतिआ > धोत्ती >धोती) को 
जनपदीय बोली में घोबती भी कहते हैं। घोत' शब्द का अर्थ कपड़ा है? | लाँग के दृष्टिकोण से 
धोतियाँ दो प्रकार से बाँधी जाती हैं--(१) इकलंगी (२) दुलंगी | बँधाव के विचार से धोतियों 
के अलग-अलग नाम हैं--(१) फटिया बँधाव (२) पडुलिया बँधाव। 

फेंटिया वँधाव की धोती में कमर में फेटा (घोती का एक सिरा जिससे कमर बाँधी जाती 
है) बाँधा जाता है। इसमें एक टाँग पर लाँगदार मोड़ आती है। यह एक लाँग का फेंटिया बँधाव 
कहाता है | प्राय: किसान काम के समय दुलंगा फेंटिया बँधाव ही बाँधते हैं) इकलंगा फेंटिया 
और पटुलिया नाम के बँधावों की धोतियाँ प्रायः पंडित लोग बाँधा करते हैं । प्रत्येक धोती में दो 
छोर और चार ठोक (कोने) होते हैं। चौड़ाई वाले दोनों ठोकों के बीच का भाग छोर कहाता 
है। प्रसिद्ध है-- 

“घोत्रती के छोर लटकावे | जलइया काहे घर नाये आवे ||”! ४ 
'छोर' के लिए संस्कृत में 'पटान्त!” शब्द भी प्रयुक्त होता था। जनानी धोती का वह भाग, 
जो त्तरियों के स्तनों को ढँके रहता है, आँचर (सं० अंचल ) या पल्ला (सं० पल्‍लव >पल्लअ > 


१ “उच्चित नेत्र सुकुमार स्वस्थान-स्थगित जधाकाण्डेः ।? 
अर्थात्‌ फूलदार नेत्र नामक कपडे के बने हुए मुलायम सूथनों में जिनकी पिंडलियाँ फँसी 
हुई थीं | 
--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : ह चरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, एृ० ७६ । 
* “नारा-बन्धन सूथन जंधन |?” 
“--सूरसागर, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, १०| ११८० 
3 डा० सुनीतिकुमार चाहुर्ज्या : भारतीय आयभाषा ओर हिन्दी, ए० १०१ । 
वह दिलज शानेवाछा पटलीदार धोती बॉधकर उसके छोर छटकाता फकिरता है, न 
मालूम घर क्‍यों नहीं आता है ? 
१ शाजा पटान्तेन फलकमाच्छादयति |! 
--हैष : रत्नावली नाटिका, निर्णयसागर प्रेस, चतुर्थ संस्करण, ए० ६२ 


( शश१६ ) 


पहला ) .कहाता है। कादम्बरी में महाश्वेता के पल्‍ले (सं० पल्‍्लव" ) से कपिजल के पाँव पोंछुने का 
उल्लेख है | छोयी आयु की तथा क्वारी लड़की का अंचल-पट गाती* ( सं० गात्रिका ) कहाता है | 
धोती का छोर जब बाई बगल में दबाया जाता है, तब उसे गाती मारना कहते हैं | साथु-संन्‍्यासी 
चादर या धोती को इस ढंग से लपेटते हैं कि उनका पेट, पीठ, छाती और जाँघें आदि सब कुछ 
ढक जाता है। इस प्रकार के बँधाव को 'गाती” ही कहते हैं | 
३५४५४$--तवे बड़ी चादरें जिन्हें किसान लोग जाड़ों में ओढ़ते हैं, पिछोरा, पिछोरी ? या 
पिछोरिया कहाती हैं | कबीर ने इसके लिए पछेवड़ा' शब्द का प्रयोग किया है । एक प्रकार का 
दुपोस्ता (दो पतों का) चादरा खोर, दोहर या दोहड़ (खैर-खुज में) कहाता है | दोहड के किनारों 
पर जो गोद लगाई जाती है, उसे भललर, संजाप, मगजी या घोट कहते हैं। खोर के किनारों 
पर गोट ( किनारों की पटठी ) नहीं लगती है । दोहड़ में दो पर्त होते हैं। ऊपर का पत॑ अबरा 
ओर नीचे का अरुतर कहाता है । भऋन्वर या संजाप के अर्थ में वेद््‌क संस्कृत में दशा? ९ (कात्या० 
४। १। १७ ) और दश' (शत० ३। ३। २। ६ ) शब्दों का उल्लेख हुआ है। बाण ने भी उसी 
अर्थ में दश? शब्द का प्रयोग किया है | वर्षा के समय अपने शरीर को भीगने से बचाने के लिए 
किसान नलई या पिछौरे का एक खास तरह का श्रोढ़ना बना लेते हैं, जिसे खोइआ कहते हैं। नलई 
के खोइए, को किरा भी कहते हैं। किरा अथवा खोइआ एक प्रकार की किसान कीबरसाती है, जिसे 
ओद्कर किसान बरसते हुए मेह में भी काम करता रहता है। 
8३४६--सोते समय ओढ़ने-बिछाने के कपड़े--सोते समय खाट पर जो कपड़े ओढ़े-बिछाये 
जाते हैं,वे उढइया-बिछइयथा कहाते हैं | दुहरे सूत का बुना हुआ एक प्रकार का बिछुइ्या (बिंछौना) 
खेस ( फा० खेश-स्टाइन० ) कहाता है। बरेमा ( बटे हुए ) और मोटे ताने-बाने से एक कपड़ा 
दो पर्तों का बुना जाता है | दोनों पर्तों को बराबर रखकर बीच में जालीनुमा जोड़ लगा दिया जाता 
है, उसे दोबरा या दोबड़ा कहते हैं। दोबड़े में बर ( श्रज ) की ओर छोटे-छोटे डोरे लब्के 
रहते हैं | उन्हें ऐंठकर आपस में बाँध दिया जाता है। उस क्रिया को छोर बॉाधना कहते हैं । वे 
डोरे छोर कहाते हैं। मोगा और मजबूत कपड़ा अटूट' लक्षा कहाता है। मोटे सूत का एक बिछोना 


१ “चरणवबुपमज्यचोत्तरीयांशुकपल्लवेन ।! 

--बाण : कादस्बरी, मदनाकुरूमहाश्वेतावस्था, सिद्धान्त विद्यालय, कलकत्ता, संस्करण, 
घू० ७७७ । 

२ धात्रिका से ही हिन्दी का 'गाती' शब्द निकला है। ब्रह्मचारी या संनन्‍्यासी अभी तक 
उत्तरीय की गाती बाँधते हैं |! 

--डा० वासुदे्‌वशरण अग्रवाछ : हषचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, छ० १७५ । 

3 धीत पिछौरी स्याम तनु । 

“-सूरसांगर, काशी नागरीग्रचारिणी सभा, १०। ११८० 

४ «दिल मन्दिर में पैसिकर ताँणि पछेवड़ा सोइ ।” 
--कबीर ग्रथावली, बिसास को अंग, काशी ना० प्र० सभा, दो० ३। 

५ «ऊर्णा दशा वा”! ह 
--कात्यायन श्रौतसूत्र, अध्याय ४, कंडिका १, सूत्र १७। 

६ “गोरोचनाचित्रित दशमनुपह॒तमतिधवल दुकूछ-युगछम |? 
--बाणः कादम्बरो पूवे भाग, राज्ञीगमंवार्तागम, सिद्धास्तविद्यावय, कलकत्ता, बंगला 


संस्क०, ४० २६५९ | 


( २३० ) 


दरी या दड़ी कहाता है | महीन ( बारीक ) सूत का एक बिछोना जिनमें दो पत॑ होते हैं, दुतई 
( दोतही -- दो तहवाली ) कहाती है | चार तहों की बनी हुईं चोतईं कही जाती है | यदि कोई 
बिल्लौना दो तहें करके विछाया जाता है, तो उसे दुढ्लर या दुहल्लर बिछुइया कहते हैं। चार 
तहों का चोलर या चोहदलर कहाता है। फूलों और पत्तियों की उभरी हुईं बुनावट का एक 
बिछोना सज़नी ( फा » सोज़नी ) कहाता है | ओदढ़ने में काम आनेवाला एक हलका कपड़ा 
चादरा या चद्दरा कहाता है। फटे-पुराने कपड़ों के | को जोड़कर तह॒दार मोटा बिछोना 
कथूला कहा जाता है | इसी तरह के एक उढ़इये ( ओढ़ने का कपड़ा ) को गूदरी, गुद्री या 
गूदड़ी कहते हैं | 

यूर ने शूद्रि!" शब्द गूदड़ी के अर्थ में ही प्रयुक्त किया है । साल, दो साल के बालक के 
नीचे कपड़े का एक टुकड़ा लगाये रहते हैं, ताकि उसके ट्टटी-पेशाब से गोद खराब न हो;'उस 
टुकड़े को फलरिया, फलरुआ या पोतड़ा कहते हैं | 


6३४७--%ई६ से मरा हुआ विछाने का एक कपड़ा गद्दा या जीनपोस कहाता है। बैठने 
में काम आनेवाला छोटा चौकोर गद्दा गद्दी कहाता है | मैलें और बदबूदार गदू को गलीज गद्दा 
( अ० ग्रलीज़-स्टाइन० ) कहते हैं। असझ्य बदवू 'बुककाइद' कहाती है| उससे हलकी बदबू को 
बास कहते हैं । 


रुई से भरे हुए श्रोढ़ने के कपड़े सोर या सौड़ ( खैर-खुज में ), लिहाफ ( अ० लिहाफ़) 
रजाई ( फा० रज़ाई) और फद कहाते हैं। सौर मोटे कपड़े की होती है और उसमें लगमग 
३-४ सेर रुई पड़ती है। लिहाफ और रजाई में क्रमशः ३ सेर या २ सेर के लगभग रुई भरी 
जाती है | प्राय: छींट ओर रंगीन कपड़े की बनी हुई हलकी सौर रजाई कहाती है | फद किसान 
की सफरी रजाई है। इसमें सेर-सवा सेर रुई पड़ती है। सौर सबसे बड़ी होती है इससे छोटा 
लिहाफ, लिहाफ़ से छोटी रजाई ओर रजाई से छोटी फद होती है। बिना रुई की गोटदार 
फरद गलेफ कहाती है | जायसी ने सौर” शब्द का प्रयोग परदमावत” सें किया है ।* वक्त कस्त्रों 
के सम्बन्ध में जाड़े के लिये कहावत प्रचलित है-- 


सौर में सो मन। रजाई में नो मन। 
नेंक फद फटी में। परि नंगे की मुठी में ॥?३ 
सौर या फर्द के नीचे लगा हुआ हल्का-सा कपड़ा अधोतर कहाता है। अ्रधोतर कुछ 
बेगरी( विरल ) बुनी हुई होती है और खुरखुरी भी होती है, इसीलिए, उसमें रुई चिपट जाती है । 


(३४८--ओढ़ने-बिछाने के ऊनी कपड़े-भेड़ आदि पशुओं के गम बालों को ऊन 
( सं० ऊर्ण >प्रा० उरण >उन्‍न >ऊन ) कहते हैं| दुहरे पते का एक ऊनी कपड़ा जो ओदढ़ने में 
काम आता है, ठुसाला कहाता है | जरी के काम सहित इकहरे पतंवाले को साल कहते हैं। बड़ा 


१“पाटस्वर अंबर तजि गूदरि पहिरयाऊ |” 

-+सूरसागर, काशी ना० ग्र० सभा, १। १६६ | 

* सोर सुपेती आज जूड़ी | जानहूँ सेज हिवंचल बूडी । 

““डा० माताप्रसाद गुप्त (स०) : जायसी ग्रन्थावछी, पदमावत, ३००।४ 

3 जाड़ा सौर में सो मन ओर रजाई में नो मन छाता है। फटी हुईं फद में थोड़ा-थोड़ा 
अनुभव होता है | लेकिन नग्न (वस्त्रहीन) मनुष्य सुठी बाँधकर ही उसे बिता देते हैं । 


$ रे३१ ) 


और ऊनी एक कपड़ा कस्बर अथवा कस्मर (सं० कम्बल* ) कहाता है। ऊन से बुना हुआ 
एक कपड़ा लोई ( सं० लोमिका ) कहाता है। जिस लोई में दोनों ओर वाल होते हैं, 
वह डदलोई (सं० उदलोमिका) कहाती है। मोटी और खुरदरी-सी ऊन का एक 
प्रकार का कम्बल दुस्सा या घुससा (सं० दू्श >पा० दुस्स>वथुस्ता) कहाता है। 
अथवबेद (४७६; ८। ६। ११) में 'दूश! शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है। 
लम्बे बालॉवाली ऊन का एक कपड़ा ससूरा) कहाता है | एक प्रकार के ऊनी कपड़े के अर्थ में 
'शामुल्य! शब्द ऋगवेद (१०। ८३) २६) और अथववेद (१४ श। २५) में प्रयुक्त हुआ है। 
सम्भवतः “समूरा” शब्द 'शामुल्य” से विकसित है। 

6३४६--अन्य कपड़े--गले में लपेटने की या कानों पर लपेट लगाने की एक ऊनी पढ्टी 
गुलीबन्द' कहाती है | यात्रा के समय कुछ लोग पिंडलियों पर ऊनी पश्चियाँ लपेटा करते हैं, उन्हें 
मेजली कहते हैं। 


$३६०--एक छोटी-सी थैली होती है, जिसका मुँह गाय के मुँह से मिलता-जुलता होता है; 
उसे गऊमुखी (सं० गोमुखी) कहते हैं | पंडित, पंडे, पुजारी आदि भगवान्‌ का भजन गऊमुखी में 
हाथ डालकर किया करते हैं | उसके अन्दर माला भजी जाती है। 

भाँग-ठंडाई तथा तमाखू (तम्बाकू) आदि रखने के लिए. जो सरकनी डोरियों का एक गोल 
थेला होता है, बटुआ कहाता है। यह कपड़े का सिलवाकर बनाया जाता है। इसी तरह की खुले 
मुंह की एक यैली होती है। थैली को थैलिया (प्रा० थइआ १ + अल्लिया) भी कहते हैं। बढुए का 
मुंह डोरियों के खींचने से खुलता और बन्द होता है । 

एक प्रकार की सिली हुई दुतरफा भोली खुरजी (फ़ा० खुरजीन-स्टाइन०) कहाती है। 
उसमें दो गहरी थैलियाँ बनी रहती हैं, जिनमें किसान अपना सामान रखकर उसे (खुर्जी को) कन्चे 
पर दोनों ओर लटका लेता है । खुरजी की गहरी यैलियाँ अर्थात्‌ गहरी जेबँ खलीता (अ० ख़रीता) 
या खीसा (फा० कीसा) कहाती हैं | 

6३६१--छुतरी को अड़ानी नाम से पुकारते हैं। अड़ानी के कपड़े को ओढ़ना या टोपी 
कहते हैं । लोहे की पतली पत्तियाँ ताने और डंडी में ठुका हुआ गोल तथा लम्बा-सा तार घोड़ा 
कहाता है | घोड़े पर ही तानों से जुड़ा हुआ छुल्ला सघता है | इसे साम या गुजरी कहते हैं। 
तभी छुतरी खुली हुई रहती है। छुतरी का खोलना “तानना' ओर बन्द करना 'सकोरना! 
कहाता है। छुतरी की डाँड़ी (डंडी) का वह भाग, जहाँ उसे पकड़ते हैं, मूठ कहता. है । मूँठ से दूसरी 

ओरं सिरे पर एक लम्बा गोलाईदार छुलला ठुका रहता है, जिसे पोला कहते हैं। छुतरी के कपड़े 


१ प्रो० प्रिजलुस्की के मतालुसार 'कम्बल' शब्द सुंडा-ख्मेर भाषा का है। उनका कहना 
है कि उस भाषा से इस शब्द को वैदिक संस्कृत ने उधार ले शिया है । 

९ “समूर” शब्द का अर्थ है 'रूएदार चमड़ा! | इस अथ में यह शब्द कोटिब्य के अथंशास्त्र 
में भी आया है। 

--डा० मोतोचम्छ : आचीन भारतीय वेश-भूबा, ४० ११ | 

3 शैज्नी? शब्द के अर्थ में संस्कृत शब्द स्थगिका' है। इसका प्राकृत रूप थइआा 
(पाइअ सह महण्णवों कोश, प० ५४५९) है। थइआ्न में प्राकृत की अल्लिया अत्यय 
के योग के 'थियब्लिया' की व्युत्पत्ति सम्भव है। थयब्लिया! शब्द ही विकसित होकर 
हिन्दी में थेली हो गया है। 


( २३२ ) 


की ऊपरी डॉँड्ी (डंडी) में एक गोल कपड़ा लगा दिया जाता है, जो चँदुओं या चेंदुउआं कहांता 
है | तानों के सिरों पर जो छेद होते हैं, वे'नकुण' कहाते हैं। नकुए के पास की तान की घुंडी 
गोलिआ कहाती है | मूँठ के पास का घोड़ा, जो छुतरी बन्द करते समय गुजरी के घारे (खाँच) 
में ऊपर निकल आता है, खटका कहाता है। छोटी तान का सिरा जहाँ बड़ी तान ; के बीच हिस्से 
में जुडा रहता है, वहीं कपढ़े की एक कतरन लगी रहती है, उसे टिकरी कहते हैं। झूँठ पर एक 
खाँचदार छुपका लगा रहता है, जिसमें तानों के गोलिए (बंडियाँ) फेस जाते हैं, उस छपके को 
हुलका कहते हैं | कपडा रहित छुतरी ढाँच कहाती है। रेशमी कपड़े की बड़ी ओर बढ़िया छेतरी, 
जो प्रायः ब्याह में दूल्हे घर तानी जाती है छत्त्‌र (सं० छुत्र) कहाती है । 

6३६२--सोते समय सिर को ऊँचा रखने के लिए सिरहाने तकिया लगाया जाता है। 
तकिये के ऊपर का कपडा खोखा, खोल या गिलाफ (अ० ग्रिलाफ़-स्टाइन०) कहाता है। 
लम्बा, भारी और गोल तकिया, जो बैठते समय पींठ के सहारे के लिए. लगाया जाता है, 
मसन्द्‌ (अ० मसनद) कहाता है| मसन्दनुमा एक तकिया गंडुआ (खु्जे में) वा गेंढडुआ कहाता 
है। बाणभटट ने हर्षचरित (हर्षचरित, निर्णयसागर प्रेस, पंचम संस्करण, ४० १४०) में “गंडक- 
उपधान' शब्द लिखा है।* 

'तकिया' को इगलास और माँट में 'सिराहना' भी कहते हैं. (सं० शिरस्‌ + आधान > 
सिराहना > सिराना) । मवभूति द्वारा उत्तररामचरित नाटक में प्रयुक्त संस्कृत के 'डउपधान! शब्द 
का अनुवाद कबिरत्न स्व० सत्यनारायण ने हिंदी उत्तररामचरित नाटक में 'सिराहनों? किया है। * 

6३६३--फर्श पर बिछाने के मोटे, रंगीन और ऊनदार कपड़े कालीन (ठ॒ु० कालीन- 
स्टाइन०) और गलीचा हैं। सूती कपड़े जो फर्श पर बिछाये जाते हैं, फूस, जाजिम और दड़ी 
हैं। खजूर और गॉडर (एक घास) से बननेवाला फश चटाई कहाता है| बढ़िया चटाई जो प्रायः 
ठंडी रहती है, सीतलपटटी कहाती है। 

छत में लगनेवाला कपडा चाँदनी कहाता है। नीचे बिछानेवाली सफेद चादर भी 
चाँदनी कहाती है | डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का कथन है कि “यह शब्द 'फर्श-ए-चन्दनी' से 
निकला है” अर्थात्‌ चन्दन के रंग का फर्श जिसे पहली बार नूरजहाँ ने चलाया था (आईन अकबरी, 
फिलोट, अँगरेजी अनुवाद, 9० १| ५७४) ।* 


बजाजों के यहाँ बिकनेवाले कपड़ों में मलमल, मारखीन, कसमीरा, लट॒ठा, 


लहरिया, नेनसुख, दिल की प्यास, धूप-छाॉह, मेरीतेरी मर्जों, गिलहरा, गुलबदन और 
चन्दातारई अधिक प्रसिद्ध हैं । 





) डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : हृषेचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, प्ू० ६९ | 

१ 'शम की ताही भुजा को सिराहनों लेड लगावहु आन पियारी |? 

सत्यनारायण कविरत्न (अनुवादक) : भवभूति कृत उत्तररामचरित का हिंदी अनुवाद, 
रत्नाश्रम, आगरा, स० १९९४, अंक १, छुंद २७ | 

/ डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : हिन्दी के सौ शब्दों की निरुक्ति, नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका, वर्ष ५४, अंक २-३, पृ० १०० | द 


( रएशे३ ) 


अध्याय २ 


6३६४--स्त्रियों के कपड़े-्त्रियों के स्तनों के ढकने के लिए, तीन कपड़े अधिक प्रचलित 
है-- (१) अँगिया (२) चोली (३) बखोई ।१ चोली को पेटी या बंडी भी कहते हैं। अंगिया 
का वह कटठोरीनुमा हिस्सा जो स्री के स्तन को ढकता है कटोरी, टुक्की या मुलकद कहाता 
है| दोनों टुक्कियों को मिलाकर जब सीं दिया जाता है, तब उनके द्वारा बना हुआ गला कंठा 
कहाता है। दोनों टुक्कियों के निचले किनारे पर लटकती हुईं एक चौड़ी पट्टी इस तरह जोड़ी जाती 
है कि अँगिया पहननेवाली स्री का पेट उससे ढक जाता है उसे ऑतरोटा (सं० अन्तर-पठ) या 
घाट कहते हैं | अँतरौटे का निचला माग दूड़ी (नामि) तक लटकता है। अँगिया की बाँहें कुहनियों 
से ऊपर ही रहती हैं। बाँहों के किनारे मुहरी या स्हौरी और ऊपरी भाग मुडढे कहाते हैं। 
ऑँगिया का पिछला भाग, जिसमें तनी बँधी रहती है, पछुआ कहाता है। स्तन को ढकनेवाली टुक्की 
कई कतलों को जोड़कर बनाई जाती है, उनमें से प्रत्येक कत्तल खरबूजा कहाती है | दोनों ठुक्कियों 
की सिलाई की जगह, जो बीच छाती पर दोनों स्तनों के बीच में रहती है, दीवार कहाती है । 
टुक्कियों पर तिकोना टँका हुआ साज लहर या मॉँड्नी* कहाता है। किसी-किसी अगिया की 
बगलों में दो चौखूंटी कत्तलें लगाई जाती हैं। उनमें प्रत्येक को कक्खी (सं० कछ्षिका > कक्खिश्रा > 
कबखी) कहतें हैं| पछुओं में बँधी हुई सृत की डोरियाँ तनियाँ कहाती हैं । 

चरखा कातनेवाली स्लियाँ कभी-कभी चरखे के तकुए से कूकरी उतारकर अँगिया की टुक्की 
में रख लेती हैं | टुक्की के नीचे का वह भाग गोझ्का सं० गुह्मक > गुज्भञ्न > गोभा) कहाता है । 
स्तनों को ढकनेवाली एक चौड़ी पट्टी-सी, जिसके निचले किनारे में एक डोरी पड़ी रहती है, चोली 
कहाती है। 


ब्याह में कन्या के लिए मामा लाल रंग का एक डुपद्टा (दुपट्टा) लाता है, जिस पर लाल 
बूँदें होती हैं । लड़की उसे ओढ़कर भाँवरों पर बैठती है। उसे चोरा कहते हैं। मामा भानजी के 
लिए चोरा-बारी (चोरा वस्त्र और कानों की बाली) और भानजे के लिए. म्होर-पन्हइयाँ (मौर 
और पाँवों के जूतें) ब्याह के समय अवश्य लाता है । 


३६४--कमर पर बँधनेवाला एक पहनावा लहँगा है। बड़े घेर का लहँगा घाँघरा कहाता 
है। क्वारी तथा छोटी उम्र की लड़की का छोटा लहँगा घँघरिया कहाता है । लहँगानुमा अथवा 
पेटीकोट की माँति का एक पहनावा जो घेर में एक जगह सिला हुआ रहता है, चनिया (सं० 
चलनिका > प्रा० चलणिया > पा० स० म०) कहाता है। दीला-दाला जनाना पजामा, जिसे प्रायः 
छोटी लड़कियाँ पहनती है, इज़रिया कहा जाता है| जिस इजरिया की स्दौरियाँ #॥ काफी चौड़ी होती 
हैं, और पायँचे भी चौड़े होते है, उसे गरारा (झ० गिरार--स्टाइन ०) कहते हैं | छोटे लहँगे को 
फरिया (अत० अनू० में) भी कहते हैं। सूरदास ने इस शब्द का प्रयोग किया है ।* 

लहँगे में मुख्य चार भाग होते हैं--(१) नेफा (२) घेर (३) संजाप या गोद 
(3) लामन । 





१ बरनी को भाँवरों के समय एक चोलीनुमा कपड़ा पहनाया जाता है, जिसे छड़केवाला 
कन्या के लिए छाता है। उसे बखोई कहते हैं । 
२ “ऋँगिया नील मॉडनी राती निरखत नैन खुराइ ।“सुरखागर, १० । १०८३ 
3 “ज्ीज्ष बसन फरिया कटि पहिरे, बेनी पींठि रुलति ककमोरी ।” 
“-सूरसागर, काशी ना० म्र० सभा; ६९९ ३२७३९ 


( २३४ ) 


सबसे ऊपर का माग जिसमें नारा (कमखन्द) पड़ता है, नेफा कहाता है। नेफे का वह 
खुला हुआ हिस्सा जहाँ नारे की गाँठ लगती है, निबिया या नीबिया कहाता है। अथर्ववेद 
(८।२।१६) में 'नीवि!* शब्द का उल्लेख हुआ है। धोती की धूमें मी, जिन्हें, चुनकर स्त्रियाँ नामि 
के नीचे उरस लेती हैं, नीबी कहाती हैं | छूर ने नीबी” शब्द का प्रयोग किया है ।* 

बुना हुआ नारा बुनैमा; बठा हुआ बटेमा; जिसमें सूत के लच्छे लटकते हों वह फुलना 
या रूब्बुआ और जिसमें लम्बी और गोल गाँठें सिरों पर बनाई गई हों, वह नारा करेलिया 
कहाता है | बुनैमा को जालिया और बटैमा को गोला भी कहते हैं। चौड़ा और गफ बुना हुआ 
सूत का नारा पटार और सोने चाँदी के तारों का बुना हुआ “बादला'” कहाता है। 

लहँगे के घेरे में जो कपड़े के पत॑ जुड़े रहते हैं, पाट कहाते हैं। अधिक पाटों का बड़ा 
लहँगा घाँघरा कहाता है | घाँघरे में २४-३० पाठ तक होते हैं। पा्ों की मोड़ घूम कहाती है | 
हेमचन्द्र ने धर! (देशीनाममाला २। १०७) शब्द जाँचों के पहनावे के अर्थ में लिखा है। 
लोकोक्ति है-- द 

“लहँगा सोई जो घूम-घुमारी । लामनि भारति चले गिरारो ॥”३3 

घेर के नीचे किनारे-किनारे एक पट्ठी लगती है, जो घोट या 'गोट” या संजाप कहाती 
है| बढ़िया कपड़े के लहँगों में बॉकड़ी (जालीदार गोट), लहस (मखमली फूलदार पट्टी), लहरिया 
(लहरदार बुने हुए पल्‍ले) और सकलपारे (त्रिधुजाकार कत्तलें) भी संजाप के स्थान पर लगाये 
जाते हैं | घेर में जहाँ संजाप लगती है, वहीं नीचे की ओर मिन्‍न रंग की एक पट्टी लगती है, जिसे 
लामन कहते हैं। ब्याह के लहँगे में जो चौड़ी माल की पद्दी या संजाप लगती है, उसके लिए 
'फलाबोर' (- कलाबत्तन का बुना हुआ साड़ी आदि का चौड़ा अंचल, हिं० श० सा० कोश) 
शब्द व्यवह्वत होता है। 

लहँगे में टंकी हुई बाँकड़ी, लहरिया ओर लहस आदि को भदलर भी कहते हैं । लहस 
पर कढ़ाई (कसीदा) होती है ।* 

जिस जह््ी के पुत्र पैदा होता है, उसके पीहर से छोछक में लहँगा और ओढ़ना आते हैं । 
उस समय (नामकरण के दिन) वह लहँगा लुगरा और ओढ़ना जगमोहन कहाता है। व्याह के 
समय लड़की के लिए लड़केवाले के यहाँ से लाल धारियों का एक लहँगा और एक चदर आती है, 
जिन्हें पहनकर लड़की भाँवरों पर मॉड़िये (सं० मण्डप) के नीचे बैठती है। उस लहँगे को मिसरू 
ओर चदर को सालू कहते हैं। ब्राह्मणों और क्षत्रियों में एक मिरमिरी-सी ओढ़नी भी लड़की के 


१ ५ यां नीवि कृशपेत्वम”--अथव० ८| र। १६ 

+ “नीबी लकित गही जदुराइ ।” 
“+सरसागर, काशी ना० ग्र० सभा, १०। ६८२ 

3 रहँगा वही अच्छा होता है, जो अधिक घूमोंवाठा हो और जिसकी लामन (अन्दर की 
ओर को किनारे पर छंगी पद्टी) गलिहारा फाड़ती हुईं चले | 

४ ऋक और अथव  बेद में तथा ऐतरेय ब्राह्मण (७३२) में 'सिच' शब्द और शतपथ 
ब्राह्मण (३।१।२|१३) में आरोकाः” शब्द आया है। ये शब्द संभवतः कपड़े पर बने 
हुए बेलबूटे तथा अलंकारों के अथ में आये हैं। “डा० सरकार के सत से आरोका:? 
शब्द की च्युर्पत्ति तामिल अरुकणि' से हैं, जिसका अर्थ होता है--कपड़े के अलंकृत 
किनारे |?” डा० मोतीचन्द्र : प्राचीन भारतीय बेशभूषा, ए० १६ । 


( ररे५ ) 


लिए आती है, जिसे ओट़कर लड़की भाँवरें फिरती है। उस ओढनी को चकला कौ चद्र कहते 
हैं| सालू मिसरू का उल्लेख निम्नांकित रनभाँकन लोकगीत में हुआ है-- 


५ 


“बाबा नन्द हाट में ठाड़े सालू-मिसरू बिसाँइ |?१ 
(पुत्र-जन्म के समय गाया जानेवाला एक गीत--रनमाँमकन) 


५३६६--किसान-स्तरियाँ लहँगे के साथ सिर पर एक कपड़ा ओढती हैं, जो लगभग ५ हाथ 
लम्बा और ३ हाथ चौड़ा होता है। उसे ओढ़नी, ओन्नी, लूगरी या फरिया (त० हाँथ०)कहते 
हैं । रंगीन तथा भाँत (सं० भक्ति>मत्ति>भाति > माँत - घिंशेष प्रकार की छुपाई) की ओढ़नी 
चेंदरी, चुंद्री या चूनरी कहाती है | चूनरी हलके तथा बारीक सूत की होती है | अलीगढ़ क्षेत्र 
की जनपदीय बोली में 'फरिया” शब्द का विचित्र इतिहास है। यह शब्द त० अत० अनू० सिकं ० , और 
कास० में लहँगा या घँवरिया के अर्थ में प्रचलित है, किन्तु त० इग०, कोल० , हाथ० और सादा० 
में ओढ़नी के अर्थ में बोला जाता है। बढ़िया कपड़े की ओढ़नी को 'डुपटिया' मी कहते हैं । 
फरिया के संबंध में एक लोकोक्ति प्रचलित है-- 


“जैसौ रंग कसुमी फरिया को | तैसौ रंग पराई तिरिया कौ |” 


चूँदरी अथवा ओढ़नी के ऊपर एक कपड़ा और ओढ़ा जाता है, जिसे ओढ़ना, ओज्ना, 
उपरना, उपन्नर (सं० उपरि + आ्रावरण), परेला या चद्दर (फा० चादर-स्टाइन०) कहते हैं | 
जरी के काम की जनानी बनारसी चादर सेला कहलाती है। ओढ़ने का नपाना ( ८ लम्बाई-चौड़ाई) 
चूँदरी से कुछ बड़ा होता है । कपड़े की चौडाई को बर या पना (सं० परीणाह) कहते हैं। साधार 
णतः ओढ़ने का बर ५ हाथ और लम्बाई ६ हाथ होती है | सूरदास ने ओढ़ने के अर्थ में “उपरना? 
शब्द का प्रयोग किया है |? लहँगा-इनड्टा मिलकर तीहर कहाते हैं। भमाँवरों के समय बरनी 
(दुलहिन) को एक लाल चूनरी उद़ाई जाती है, जिसके एक पल्‍्ले पर चाँदी के छोटे-छोटे प्रेंघरू टँके 
रहते हैं | उस,चूनरी को चाँची कहते हैं| तभी माँग पर कन्द (लाल रंग का कपड़ा) का एक 
लम्बा ठुकड़ा बँघता है, जो सिरगँद्या कहाता है। 


रेशम आदि बढ़िया कपड़े की दुहरे पत की ओढ़नी, जिसके किनारों पर गोद लगी रहती है, 
डुलाई कहाती है। हेमचन्द्र ने देशीनाममाला (५।४१) में 'दुल्ल' शब्द कपड़े के अर्थ में लिखा है । 
“दुलाई” शब्द का सम्बन्ध देशी 'दुल्ल! से मालूम पड़ता है। दुलाई की धारीदार गोट हाँसिया 
कहाती है | हाँसिये के कोनों पर चौकोर कत्तलें लगी रहती हैं, जिन्हें चौकी कहते हैं | प्रायः दुलाइयाँ 
कीनखाँप (फा० किमख़ाब - चिकन के काम का एक कपड़ा) की बनती हैं। ओढ़ना' के लिए 
हेमचन्र ने देशीनाममाला (१।१५४) में श्ोडढरश' लिखा है। जच्चा (बच्चे की मा).छठी के 
दिन दस हाथ लम्बा और तीन हाथ चौडा खासा (बारीक मारकीन) पहिनकर छुटी पूजती है । उस 
कपड़े को दसोता कहते हैं । 


१ नन्द बाबा बाजार में खड़े हुए साल और मिसरू नाम के कपड़े खरीद रहे हैं । 

२ कसूम (सं० कुसुम्भ ८ एक पीछा फूल) के रंग में रँगी हुई चादर जिस श्कार थोड़े समय 
तक चटक दिखाकर फीकी पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार व्यवहार और ग्रेम-भाव पराई 
स्त्री का होता है | 

3 ४पहिरे राती चूनरी-सेत उपरना सोहे (हो) ।” 

---सूरसागर : काशी ना? प्र९ सभा, १४४ 


( र३१६ / 


यदि कोई मनुष्य नया कपड़ा पहने ओर पहनने के कुछ दिन बाद वह कपड़ा जल जाय या 
किसी कील आदि में हिंलगकर फट जाय अथवा पहननेवाले का कोई अनिष्ट हो जाय तो उसके 
लिए. कहा जाता है कि--“लत्ता (कपड़ा) छुजो नाय॑ँ अर्थात्‌ कपड़ा छुजा नहीं। कपड़ा छुजे, 
इसलिए प्रायः नया कपडा शुक्रवार, शनिवार ओर रविवार को पहना जाता है। लोकोक्ति भी 
प्रचलित है-- 

लत्ता पहरे तीन बार। सुक्कुर सनीचर एऐतवार ॥ 
६३६७--स्त्रियाँ अपनी ओठढ़नियों या धोतियों को छुपवाती ओर कढ़वाती भी हैं। कसीदे के काम 

करवाने के लिए. 'कढ़वाना' क्रिया का प्रयोग होता है। काठ (सं० काष्ठ ७ लकड़ी) का साँचा, जिससे 
छुपाई की जाती है, छापा या ठप्पा (सं० स्थाप्य+ क>ठणा -स्थापित करने योग्य) कहाता है। 
ठप्पे के निशानों पर कपड़े में सुई से जो डोरे निकाले जाते हैं, उस काम को कढ़ाई, खुई्कारी या 
कसी दा कहते हैं| अलग से एक ठप्पे का निशान व्यक्तिगत रूप से बूटा कहाता है। बूटों के 
मिलान को बेल कहते हैं। सुईकारी में जो बेल-बूटे बनते हैं, उनके कई भेद ओर नाम हैं | उनके 
प्रचलित नाम इस प्रकार हैं-- 

(१) चिरश्या-चिरोटा (२) फूल-पत्ती (१) सॉकर-छुल्ली (3) जाली (५) गुलद्रुता 
(६) बुंदकी (७) चौखाना (८) सकलपारा (&) चिड़ी (१०) पान (११) पंखा (१२) चौफड़ 
(१३) मकड़ीजाला । 

सफेद रंग के कच्चे रेशम से जब छोटे-छोटे बूटों की कढ़ाई की जाती है, तब उसे चिकनिया 
कढाई कहते हैं | यह दोनों तरफ एक-सी होती है | दुहरे सूत की कढ़ाई दुसूतिया कहाती है। 
यह प्रायः दुसूती कपड़े पर की जाती है। सादा कपड़े पर की हुई कढ़ाई सीधी या सादा कहाती है। 
पक्के रेशमी धागों की ऊपरी कढ़ाई सिन्धी कहाती है | इसमें पहले लहरिया तार पूर लिये जाते हैं, 
और उनके मध्यवर्ती स्थान को उलभन (पक्के रेशमी डोरे) से भर देते हैं। 

कढ़ाई में काम आनेवाला लकड़ी का गोल घेरा अड्‌डा कटाता है, जिसमें कपड़े का कदर 
किये जानेवाला भाग फाँसकर कस लिया जाता है। 

सुईकारी के अलग-अलग नमूने 


थंकुवबंन या उुलदस्ताय 





( रेखा चित्र १२६ से १२७ तक ) 
(१) चिर॒श्या-चिरौटा १२६, (२) गुलस्दता १२७। 


) छुजने के दृष्टिकोण से कपड़ा झुक्रवार, शनिवार और आदित्यवार को पहनना चाहिए । 
अन्य दिनों में पहना हुआ कपड़ा पहननेवाले को नहीं छुजेगा। 





जाली बोखाना 


०|०|०|०००।० ४ गग गा 
8 
' [००० गर्ग ह 





व्यञाल 





( रेखा-चित्र १२८ से १३७ तक ) 
(१) फूल-पत्ती १५८, (२) साँकरी या साँकरछल्ली १२६, (३) जाली १३०, (४) बूँँदकी 
या बंदकी १३१, (५) चौखाना १३२, (६) सकलपारा १३३, (७) चिड़ी १३४, (८) पान १३५, 


(६) पंखा १३६, (१०) चौफड़ १३७ | 





विकानिया कडढाई 'सिन्च्ती कलाई 


&५:०//0७ हे कै ०९० है 


टः 
। सिन्घ्गो कदठाईँ 4) 
री 


74० रदलर तर 
02% 
पा छ७७ है ) / 


न्ध्डप 


(रेखा-चित्र १३८ से १४३ तक) 


(१) मकडी-जाला १३८, (२) यूजरी या गुजरिया १३६, (३) बेल १४०, (४) बूटा 
१४१, (४) चिकनिया १४२, (६) सिंधी कढ़ाई १४३ | 
बुनी हुई वस्तुएँ 
$शेदेए--ऊन की बुनाई जिस यंत्र से की जाती है, वह सरइया या सराई कहाता है। 
धोतियों के पल्ले (सं० पह्लव) जिस यंत्र से बने, जाते हैं, वह कुरसिया या किरोसिया कहाता 
है। कुरसिया नोंक पर कुछ कटी हुई होती है। उसके कटे भाग में डोर फँस जाता है | 
ऊन को बुनी हुईं छोटी-ली एक ओढ़नी साल कहाती है। ऊन की बुनाइयों के बहुत से 
नाम हैं। प्रायः निम्नांकित बुनाइयाँ आजकल मिलती हैं--धनियाँ, मछली, पान, फरी, लहर, 


पंदटठा, सकलपारा, खिघाड़ा, गॉँठन, ख जूण, नामिया अथवा हरूफी (अ० हरूफ से 
सम्बन्धित) फुलपतिया, अमरूदी या सपड़िया, माकड़ी और रसगुरला | 


ऊपर की ओर की बुनाई सूदी या सूधी (सीधी) कहाती है। नीचे की ओर की उल्टी 
कहलाती है । द ह 


ष् 
ह ९० <2<2<2<०५० <े पे 
। <2८2<८०<८2८० ६ ५०5 | 
एक. न 0... ७४५ 
>क्े 
ष् <> ५ हि. ४४४५५) 
| ञ्ष्छा (४४५४५ 


ह 
/ 


करे ने 
कड़ी नर नाई. 22; 
डर वी कतई 


(रेखा-चित्र १४४ से १४२ तक) 





068 





बनाई 


2 


हे 


हु 0 द 4५ 
(१) धनिये की बुनाई १४४, (२) फरी की बुनाई १४४, (३) लहर की .बुनाई- १४६, (४) 


सकलपारे की बुनाई १४७, (५) माँकडी की बुनाई १४८, (६) पान की बुनाई १४६, (७) अमरूद 
की बुनाई १५०, (८) लहर-पटठे की बुनाई १५१, (६) ससगुल्ले की बुनाई (५२। , , 


नम 


क>००-अय»सधकृनऊबा०0.. न अमावन्‍कननल_त 


३१ 


( रे४० ) 
अप्याय ३ 


स्त्रियों के सिर के बाल, गुदना तथा अन्य श्रृंगार 


१३६४--स्त्रियों के &ंगारों में सिर के वालों का विशेष स्थान है। काले बाल स्याह और 
सुनहले लोहरे कहाते हैं । लम्बे और सीधे बालों को सटकारे और छुल्लेदार टेढ़े बालों को घुँघरारे 
कहते हैं | घुँघरारे बालों की मोड़ 'घूमर” कहाती है । 

माथे और कान के छोटे-छोटे बाल जो गुहने (गुथने) में नहीं आते, छॉहरे कहाते हैं। 
बीच माथे पर के बाल जो आगे को कुछ लठके होते हैं 'भोरा' कहाते हैं। छाँहरे माथे में दाई- 
बाई ओर होते हैं और भोरे बीच में | छाँहरों की बैनी (सं० वेणी) नहीं बनती बल्कि चौंटिया 
(पतली बैनी) बनता है। बहुत पतली-पतली बैनी गुहना चॉँंटना कहाता है। चौंटने से जो छाँहरे बालों 
की पतली बैनी बनती है, वह चोंटिया कही जाती है | बैनी से बढा और मोटा बेना कहाता है। बैनी 
बनाने से पहले कुछ बालों की लट हाथ में पकडी जाती है। उस लट के तीन हिस्से किये जाते हैं। 
प्रत्येक हिस्सा पखिया कहाता है। उन तीनों पसियों को क्रम से एक दूसरी के साथ लपेटते चलते हैं। 
इस के लिए “'गुहना” क्रिया है। गुही हुई तीनों पलियाँ एक बैनी या एक बैना कही जाती 
हैं | टेढ़ी लट बंक लट (वक्र + लट) कहाती है इसके लिए संस्कृत में अलक" शब्द है। 

$३७०--सिर के मुख्य चार भाग होते है--(१) आगे का भाग माथा (सं० मस्तक> 
मत्यञ्न > मत्या > माथा) (२) पीछे का भाग पिछाई । (३) माथे और पिछाईं के बीच का तरुआ 
(४) तरुआ के दायें-बायं भाग पके कहाते हैं | पक्खों पर की बैनी मेठी कहाती है | 

पिछाई के बालों की लट चुटिया या चोटी कहाती है । 

बालों को धोने के बाद त्रियाँ उन्हें निचोड़कर आम या नीम की डंडी से भाड़ती हैं। 
फिर हाथ की उँगलियों से उल्लके हुए बालों को सुलझाकर अलग-अलग करती हैं। इस क्रिया को 
ब्योरना कहते हैं | ब्यौरे हुए. बालों में तेल पड़ता है और फिर वे ककई (सं० कंकतिका) से काढ़े 
जाते हैं| इस क्रिया को ककई करना भी कहते हैं । इसके बाद बाल बाँघे जाते हैं। बालों का 
बाँधना सिर करना! या सिर बाँधना”' कहाता है। 

8$३७१-सिर के बँधाव के मुख्य प्रकार दो हैं-- (१) इकचुटिया (२) बैनियाँ । 

इकचुटिया में सारे बालों को तीन हिस्सों में बाँ-कर उनको आपस में गुह लिया जाता है । 
इस तरह एक चोटी पीछे बन जाती है | यदि इस चोटी को इंडुरी की भाँति लपेट लिया जाता है, 
तो वह जुड़ा (सं० जूट +क) कहाता है। पीछे का जूड़ा चुट्टा और सिर के ऊपर का इंडुरा 
कहाता है । 

ब्याह-शादी आदि शुभ अवसरों पर लड़की के सिर पर बेनियों सहित जूड़ा ही बँघता है । 
यह सिरग्‌दी कहाता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि इकचुटिया अर्थात्‌ एक वेणी का सिर प्राचीन 
काल में क्रोधवती, वियोगिनी और विधवा नारियाँ ही बाँधती थीं।* वियोगावस्था में 


१ शिद्धस्नानातपरुषमलक नूनमागणडलूम्बम्‌ |? 
--कालिदास : उत्तरमेघ, इलोक २८ । 

२ “एकथेणी दृढ्बद्ध्वा गतसत्वेब किन्नरी ।” 
“वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाणड, पूर्वा्, प्रकाशक रामनारायण लाल, इलाहाबाद, 
सन्‌ १६४६, १०६ 


( २४१ ) 


0 की शकूंतला ओर यक्ली एक वेणी का इकचुटिया सिर बाँचे हुए ही दिखाई 
श्र 
 9३७२-सिर का वैनियाँ बँधाव पाँच तरह का होता है--(१) तुक्की माँग (सीधी माँग) 

(२) बंकी माँग (टेढ़ी माँग) (१) कडआ (४) खोंपा (५) छल्लिया । 

े बैनियाँ बँधाव में कम से कम तीन बैनियाँ और अधिक से अधिक पाँच वेनियाँ गुही 
जाती हैं। 

जब 'सीधी माँग” का सिर बाँधना होता है, तब माथे के बीच से नाक की सीध में एक 
रेखा बनाते हुए बालों को दो हिस्सों में बाँट देते हैं। फिर दाई ओर आगे-पीछे दो वैनियाँ और 
बाई ओर आगे-पीछे दो बैनियाँ गुहते हैं। ये दो-दो वैनियाँ पकखों में बनाई जाती हैं। पिछाई में 
चोटी रहती है, जिसमें चुटीला (बाल बाँधने का ऊनी डोरा) गुहा जाता है। उस चोटी से चारों 
बैनियों को मिला दिया जाता है | 

इसी प्रकार टेढ़ी माँग में भी चार बैनियाँ बनती हैं, परन्तु माँग आँख के कोए, की सीध 
में निकाली जाती है । 

कडआ (सं० ककुत>कउ्थ्न > कउश्ना) के बँधाव में तीन बैनियाँ बनती हैं। दो पक्खों में 
और एक तालू पर के बालों से । तालू पर के बालों के जुद्टे को इस तरह गुहा जाता है, कि सिर के 
केद्र भाग में कछ॒ए के सिर तथा चोंच की-सी शक्ल बन जाती है। यह कडआ-बैनी कहाती है । 
तीनों बैनियों को चोटी से मिला दिया जाता है। 

खोपा-बँधाव और छुल्लिया-बँधाव बढ़े महत्त्व के हैं। प्रायः तीज-त्योहारों पर स्त्रियाँ 
खौंपा (खॉपा) ही बँधवाती हैं | ब्याह में बरनी का सिर छुल्लिया-बंधाव का बँधता है। 

खोंपे के बँधाव में पहले सिर के बीच में से एक सीधी माँग निकाली जाती है, फिर तलुए, 
पर से कुछ बाल लेकर एक पान की-सी शक्ल में बैनी गुह दी जाती है। पक्खों में दो-दो के हिसाब 
से चार बैनियाँ गुही जाती हैं। पिछाई में चोटी के बाल “रहते हैं| पाँचों बैनियों को चोटी से 
सम्बन्धित कर दिया जाता है | अन्त में उस चोटी को जूड़े की शक्ल में लपेट देते हैं| तलुए, के ऊपर 
के बालों को गुहकर पान की-सी शक्ल बनाई जाती है, जो खोपा कहाती है। खोंपा?* द्रविड़ भाषा 
का शब्द है। तामिल में 'कोप्पु शब्द है, जिसका श्रर्थ है--बालों का जड़ा । इसी प्रकार कन्नड़ 








१ ८“बसने परिघूसरे वसाना नियमक्षाममुखी घुतैकवेशिः ॥” 
_ कालिदास :; अभिज्ञान शाकुंतल, निशयसागर प्रेस बम्बई, पंचम संस्करण, ७।२१ 
८गस्डासोगात्‌ कठिनविषमामेक घेर करेण”' 
_ कालिदास : मेघदूत, उत्तरमेघ, शोक २९ | 

२ खोँपे की चाल ही दक्खिनी या तमिल चाल होने के कारण “दुमिल! या “घम्मिल्ल! 
कहलाती है। इसीं से खी “धम्मिलिनी' कहलाई। गुप्तकाल के लगभग “धम्मिल्ल' 
शब्द संस्कृत भाषा में आया । 
८द्वेवसीमन्तिनीनां तु धम्मिल्लस्य विमोक्षणः ।” 
_मत्स्य पुराण, संपा० हरनारायण आप्टे, आनन्दाश्रस संस्क०, अध्याय १४७१८ 
“पेत्ेषां महिषीभ्यां (णां) च धस्मिल्लमकुटा (टमा) हृतम्‌।” ॥ं बूनिषसिशी 
डा० प्रसन्नकुमार आचाये (संपादक) : मानसार, मौलिलक्षणा, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 
प्रेस, सन्‌ १९३३, अध्याय ४५, इलोक १३ । 


( २४२ ) 


में 'कीप्पुड कुइ भाषा कोप” (सत्री का जूड़ा ) कक भाषा 'खोपा! (“वालों का जूड़ा)। प्राय 
सभी थार्य भाषाओं में यह शब्द पहुँच गया है।! जायसी ने भी पदमावत में 'खोंपा! शब्द का 
उल्लेख किया है 

6३७३--सिर बँघ जाने के उपरान्त सधवा स्त्रियाँ अपनी माँगों में सिंदूर जेसा लाल रंग का 
एक चूर्ण भरती हैं, जिसे इंगुर या सिंदरप कहते हैं | इंगुर माँग में लगाना 'माँग भरना? कहाता 
है | माँग के लिए वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में 'सीमन्त' शब्द आया है। सिर पर बालों के बीच की 
रेखा माँग (सं० मढग >प्रा० मंग > माँग ८ एक रंजन द्रव्य--पा० स० म०, ४० ८१६) कहाती 
है | संस्क्रत में एक प्रकार के रंजन-द्र॒व्य को 'मड्य! कहते थे, जिसे स्त्रियाँ सिर में लगाया करती 
थीं। सीमन्त में मठग भरा जाता था, इसलिए कालान्तर में सीमन्त को ही मझग (माँग) कहने 
लगे । कालिदास ने उत्तर भेघ में माँग के लिए 'सीमन्त' शब्द का प्रयोग किया है | ३ 


कानों के पास का वह भाग जो कान और आँख के मध्य में होता है, कनपुणी या 
कनपटी कहाता है.। माँग के. दायें-बायें कमप॒टी के ऊपरवाले बालों में मोम लगाया जाता है और 
उनके धरातल को उससे चिकना बनाया जाता है। बालों को इस प्रकार मोड़ने और सजाने को 
'पटिया पारना” कहते हैं। माँग निकालने के लिए भी 'पारना' क्रिया का प्रयोग होता है। सूरदास 
ने इस धातु का उल्लेख किया है [* 

एक लोकगीत में भी 'पाटी पारना? प्रयोग आया है-- 

“आजु गौरा चली हैं रूँठि, न पाटी पारी मोम ते |? ५ 
| प्राचीन काल में भी स्त्रियाँ अपने सटकारे बालों में एक विशेष द्रव्य लगाकर उन्हें घंघराले 
चनाया करती थीं। सिर की लटों (सीथे और बिना तेल के रूखे बाल) में कुंकुम और कपूर आदि का 
चूण लगाकर उन्हें बंकलट (अलक) के रूप में परिवर्तित किया जाता था । अमरकोशकार ने अलक 
के लिए “चूर्ण॑कुन्तल' शब्द लिखा भी है (अलकाश्चूण॑कुन्तला: अमर० २।६।६६) सिर के बालों 
के धरातल को क्रमशः ऊँचा-नीचा बनाकर जब उन्हें लहरदार किया जाता है, तब वह रूप 
घेघर या घेघरा कहाता है। सिर के अ्ग्न॒ माग में ऊपर को उमरे हुए तथा फूंले हुए. बाल 
गुब्बारा कहते हैं। गुब्बारे में घंघर बनाया जाता है। कंधे से छोटी वस्तु, जिससे बाल काढ़ते 
(बहाते) हैं, ककई (सं० कंकतिका) कहाती है। प्रायः ककई (कंघी) से ही स्त्रियाँ बाल काढ़ा करती 
हैं| जूझं को डींगर या लूलू भी कहते हैं | जूझों के बच्चे सीख (सं० लिक्षा> लिक्खा > लीख) 
कहाते हैं | सिर की मैल मिट्टी ओर लीख आदि निकालने के लिए एक वस्तु विशेष काम -में लाई 

जाती है, जिसे लिखुआ कहते हैं| जूदझ़ों के बच्चे खुटइयाँ कहाते हैं | 


) दी० बरी : डेविडियन वर्ड स इन संसक्ृत, ट्रेजेवशन्स फाइलोलाजिकल सोसाइटो. 
३९४५, ए० €१॥। 
* “सरबर तींर पहुमिनीं आईं । खोपा छोरि केस मोकराई ॥” 
डा० माताप्रसाद गुप्त (संपादक) : जायसी ग्र थावली, पद्मावत, ६११ 
3 'सीमन्ते च ल्वदुपगमर्ज यत्र नीपं वधूनाम्‌ |? 
 “कीलिदास : मेंघदूत, उत्तरमेघ, इजोक २। 
.' * किन तेरे भाऊ तिलक रचि कीनो किहिं कच गँदि माँग सिर पारी ।! 
._ “ासुरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०७०८ 
७, इर गोरी रूठ (सं० रुष्ट) कर चल दीं । उन्होंने मोम से सिर पर पाटी भी नहीं 
पारा । 


( रडर३े ) 


ककई के मध्य की लकड़ी पटिया कहाती है । पटिया के दायें-वाये दाँते बने रहते हैं। दाँतों 
के ब्रीच की खाली जगह भिणी कही जाती है। दाँतों के सिरे कोर (सं० कोटि) कहाते हैं | 


लिखुऊआा न्क्र्कड 


हित देति 





मेंस द्योता 


[ रेखा-चित्र १५३, १४४ | 

$३७४--सिर के छल्लिया बँधाव में छल्ले डाले जाते हैं। पीछे लटकनेवाली चुटिया 
(चोटी) में कलायों (लाल-पीले रंग में रंगे हुए सूत के धागे) से बनाये हुए फन्दे छल्ले कहाते हैं । 
छुल्लिया बँधाव का सिर भी पाँच बैनियों का बाँधा जाता है। इस प्रकार के बँधाव में चुटीला 
(ऊनी डोरे सहित गुद्दी हुई चोटी) और जुड़ा (सं० जूटक-वृत्ताकार गाँठ-दिरेप) भी बनाते हैं। 
प्राय: ब्याह के समय बरनी का सिर छुल्लिया बँधाव का ही बाँधा जाता है| 

क्वार (आश्विन) के महीने में क्वारी लड़कियाँ शुक्ल पक्ष की परिबा (सं० ग्रतिपदा > 
पड़वा *५ परिब्रा) से नौमी (नवमी) तक गौरी का पूजन करने के लिए जाया करती हैं। जाते समय 
गैल (मार्ग) में गीत गाती जाती हैं। यह लोकोत्सव नोरता (सं० नवरात्रक, कहाता है । जब लड़कियाँ 
गौरी के मन्दिर से लौटकर घर आती हैं, तब मार्ग में एक दूसरी पर सीकें मारती हैं। इसे नोरता 
खेलना कहते हैं| नौरता खेलनेवाली लड़कियों के सिर भी छुलिल्या वँधाव के ही बाँघे जाते हैं | 
यदि इस दिन कोई लड़की सिर न वँधवाये तो घर में बड़ा चचइया या चकहलस (ज़ोर की 
चर्चा रहती है (तु० चपकश > हिं० चकल्लस | तु० चपक्लश -+ तलवार की लड़ाई) | 

९३७५--केशों की सजावट ईंगुर अर्थात्‌ सिंद्रप, मोम और तेल से होती है। दाँतों पर 
एक प्रकार का काला मंजन-सा लगाया जाता है, जो मिस्सी कहाता है। यह स्वाद में कुछ-ऋुछ 
खट्टा-सा होता है। सामने के ऊपर के दो दाँतों में सोने की बिन्दीदार बारीक कील-सी ठुकवाई जाती 
है, जिसे चाप कहते हैं। अलग से भी एक फूलदार चौंप सामने के चोके (सामने के ऊपरी चार- 
दाँत) में लगा ली जाती है, जिसे फूल या दूँतौना (सं« दन्तपर्णक .>दन्तवए्एआ > दन्तवना > 
देंतउना > दँतौना) कहते हैं। मिस्सी, चौंप और दँतौने से ख्तरियों के दाँतों की सजावट होती है । 

१३७६--माथे की शोभा बिन्दी से बढ़ती है। बिन्दी से बड़ी चीज बिन्दा कहाती है। 
बिन्‍्दी स्त्री के 'खुहागिलपन (सधवात्व) का चिह भी है। गाल या ठोड़ी पर लगी हुई काली 
बिन्दी तिल कहाती है। धातठु-विशेष की बनी हुईं गोल और गडढ़ेंदार बिन्‍्दी कटोरी कहाती है | 
सफेद रंग का बारीक बुरादा-सा बुकनी कहाता है। बुकनी में थोडा-सा पानी मिलाकर फिर उससे 
ब्याह में बरनी के माथे पर छोटी-छोटी बूँदें बनाई जाती हैं। उन बूँदों को चित्तियाँ कहते हैं| 
चित्तियाँ बनाने के लिए “'चीतना? क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सूखी बुकनी को जब थोड़ा- 
थोडा डालते हैं, तब उस क्रिया को बुरकना कहते हैं । 

रे जि 
.._ ४३७७--स्त्रियाँ ब्याह, चाले (द्विरागमन -- गौना) और योने (गौने के उपरान्त लड़की 

का ससुराल जाना) में तथा अन्य तीज-त्योहारों पर एक लाल द्वव पदार्थ पाँवों पर लगाती हैं, जिसे 


( रडुं४ ) 


महावर कहते हैं। महावर से स्त्रियों के पाँवों पर बुँदकी, कडआ-सतिये और फूल छुबरियाँ 
बनाई जाती हैं| देखिए (रेखा चित्र १७७ से १८० तक) | 
$३७८--स्त्रियाँ प्रायः सुहाग (सं० सौमाग्य) के त्योहारों पर अपने हाथ-पाँव महँदी 
या मेंहदी सं० मेन्धिका, मेन्धी) से रँगती हैं | इस प्रकार रँगने के लिए. रचना” क्रिया प्रचलित 
है। अधिक रचनेवाली मेंहदी चहचही (चुहचुही) और न रचनेवाली रूखी या धूरिया कहाती है। 
जत्र पिसी हुई गीली महँदी (मेंहदी) को हथेली पर रखकर मुट्ठी (सं० मुष्टिका) बाँध लेते 
हैं, तव वह रचाई (रँगने की विधि! मुद्धिठया कहाती है | 


१५४ से १४६ तक) 


ि 


खा-चित्र 


50 च 
( #8». पे 
। 
हि 





गह छोड़े लगा लेते हैँ, तब व 
ल्हिसिया या ल्हिसेमा कहाती है | हु ! पते वह 


( २४५ ) 
| प्रो रु ५९४ जी धर ७. ही ५ 

यदि हाथ और हथेली पर फूल-पत्तियाँ और बूँदें रखते हैं, तो वह रचाई चितेमा या मड़मा 
कहाती है | इन क्रियाओं को चोतना और मँड़ना कहते हैं। “चीतना' शब्द सं० चित्रण से और 
पड़ना! सं० मण्डन से है | 

यदि चीतने में मेंहदी की बूँदें बड़ी-बड़ी तथा गोल हैं, तो वे पैसा-टका कहाती हैं | हथेली 
के पीछे एक गोले के अन्दर रखी हुई बूँदँ हथफूल कहाती हैं। 'हथफूल' शब्द सं० हस्तफुल्ल से 
व्युतन्न है । 

पाँव के किनारे-किनारे रक््खी हुई मेंहदी की धारी खुहागी या पेचकी कहाती है। नाखूनों 
पर रक्खी जानेवाली बूँदें न्‍्होरची कहाती हैं | 

जब हाथ या हथेली पर क्रमशः एक वूँद और एक छोटी रेखा बनाते जातें हैं, तब्र वह रचाई 
फुलपतिया कहलाती है| इनके अ्रतिरिक्त महँदी को रचाई के निम्नांकित दंग भी हैं, जो कला से 
परिपूर्ण हैं--(१) कंगूरिया, (२) खजुरी, (३) चंदातारइ, (४) चुँदरी, (४) निवेद्या, (६) 
पँखैनी, (७) मुठिया, (८) लहरिया, (&) सतैनी, (१०) साकरी, (११) सुरजमुखी | 


रक्ज्र 


नवेदिया | 


0 0 0 00 0 66 6060 ४०० 
0 09 096७० ७ ०७७०७ ०८७ 


७9 0७४७9 ०९७9 9७60206090०७ 





(रेखा-चित्र १४७ से १६८ तक) 

१९३७४--ख्त्रियाँ सिंगार (सं० शंगार) करते समय अपने पास कंघा, कंघी, शीशा ओर 
बीजना (सं० व्यजनक-पंखा) रख लेती हैं | कंधी को ककई नाम से अधिक पुकारा जाता है। 
शीशा को बद्दा और छोटे पंखे को बिजनियाँ (सं० व्यजनिका) कहते हैं। एक लाल पाउडर जिससे 

बंदी (बिन्दी) लगाई जाती है, इंगुर (सं० हिंगुल >प्रा० इंगुल > इंगुर > ईगुर) कहाता है । 
ईंगुर की भाँति की एक और लाल वस्वु होती है, जिसे सिंदरप कहते हैं। इसे भी ख्तरियाँ 
बालों की माँगः में भरती हैं। । 
 सलूने के दिन पुरुष तो अपनी कलाई में राखी या रकखा बँधवातें हैं, लेकिन लड॒कियाँ 


( २४६ ) 


3 


कोहनी से ऊपर बाँहों में फन्देदार लटकतें हुए डोरे, जिनमें नीचे रंगीन रुई के फूल होते हैं, 
बाँधती हैं, जिन्हें खयेला कहते हैं। ये दोनों बाहों में पहने जाते है । ह 
लीला या गुदना 

$३८०--ज्ञीला या गुदना मी ख्लियों का झंगार है। नील या कोयले के पानी में ड्रवी हुई 
सुइयों से द्वियों के शरीर पर जो चिह्न बनाये जाते हैं, वे लीला या गशुदना कहाते हैं। सुदयों से 
शरीर पर चिह बनाना पंछना' कहाता है। उन सुइयों को पछी कहते हैं। 'पाँछना' के लिए 
गोदना” भी कहा जाता है | 

...गुदना गोदनेवालों की एक अलग जाति है, जो लिलगोदा कहाती है। लिलगोदे अपने 

को शेख मुसलमान कहते हैं| लिलगोदे ढोलक मढ़ते हैं और उनकी ख्रियाँ लीला गोदती हैं | वे 
लिलगोदी कहाती हैं | लिलगोदी को गुदनारी, लिलहारी या गुदनहारी भी कहते हैं। लिल- 
गोदियों की कला ही जनपदीय नारियों के अंगों पर अनेक रूपों ओर शैलियों में दिखाई पडती है | 

$8८२-दोनों भोहों (सं० श्र >अप० भोहा > भोंह) के बीच में नाक के ऊपर ख्तरियाँ 
लीलों की एक बिंन्दी गुदवाती हैं | इस बिन्दी को कुच्ची कहते हैं। बीच माथे में गुदवाई हुई बिन्दी 
लिलारी कहाती है। 'कुच्ची' सं० कृचिका' से और “लिलारी” सं० 'ललाटिका! से व्युत्न्न ज्ञात 
होता है | कुच्ची और लिलारी खुहागिलें (सथवा) ही गुदवाती है। ये सुहाग (सं० सौमाग्य) 
ओर सोहने (सं० शोमन) के चिह्न माने जाते हैं | 

$३८४२--छाती पर उरोजों के बीच में जो गुदना गुदाये जाते हैं, उन्हें 'मोर-पयदइया” कहते 
हैं| स्ल्ियों की धारणा है कि 'मोर-पपइया' गशुदवाने से उनके मालिकों (पतियों) के मन में उनके प्रति 
सदा प्यार बना रहता है| मोर-पपैया इस प्रकार बनाये जाते हैं--- 


कि. कप 
म्ग्स्क्क्या 


कर 


(रेखा-चित्र १६६) 
: छाती पर आऑगिया (सं० अंगिका) और कोख (सं० कुक्षि) पर घोड़ी (सं० धोटिका) भी 
गुदती हैं । 


अऔंणिया 





(रेखा-चित्र १७२ से १७३ तक) 


( रै४७ ) 


$३८३--कुछ बैयरबानियाँ (स्लियाँ) अपनी नाक की डेये लँग (बाँह ओर) अपनी बाई 
आँख को बाँई कोर (सं० कोटि >कोरि>कोर) के नीचे गाल (कपोल) के ऊपर एक बिन्दीदार रखा 


गुदवाती हैं। कोई-कोई एक ही बिन्दी या बूँद गुदवाती है| इसे आँसू (सं० अश्रु > प्रा० अंसु > आँय) 
कहते है | 





(रेखा-चित्र १७०) 
$३८४--होंठ के नीचे ठोड़ी के बीच में किसी-किसी सत्री के गड़ढा होता है. उस गड़ढे में 
त्रियाँ एक बुद अथवा एक छोटी आड़ी रेखा गुदवा लेती हैं, जो ठोड़ी या चिडआ कहाती है । 
6३८४--बाँयें हाथ में कलाई से कुछ ऊपर जो गुदना गुदाया जाता है, वह सीता-रसोई 
कहाता है। ल्लियों का कहना है कि 'सीता-रसोई' से ब्यॉहताओं (विवाहिताओं) की ससरारि सं० 
श्वशुरालय) में चौका-रसोई की सदा सहृबरकुकत (अ० वरकत- वृद्धि) होती है। कौन्हीं या 
कुहनी (सं० कफोणिका) और कलाई के बीच का भाग पॉहचा? कहाता है। इसे संस्कृत में प्रकोष्ठ 
भी कहते हैं। सीता-रसोई प्रकोष्ठ भाग पर ही ग़ुदती है । 


सीता: सस्पेंड 





(रेखा-चित्र १७१) 


जया किन जे 


। राष्धा हा * कृवष्रा 


(रेखा-चित्र १७४) 
९३८६--बाँइ' बाँह (सं० बाहु) में कलाई से ऊपर 'राधाकिसनजी” नाम का लीला भी 


श्र 


( शृष्८ण ) 


गुंदवोंया जाता है। इसके सम्बन्ध में स्त्रियों का कहना है कि 'राधाकिसनजी” गुंदना से. मालिक 
और बदइअरवानी (पति-पत्नी) में तावे जिन्दगी (जिन्दगी भर) प्यार बना रहता है | 

रावाकितनजी' गुदना दिखाया गया है। पाँच बूँदों से तात्पर्य श्रीकृषण के मोरमुकुट 
(सं० मयूर-मुकुट) से है और ठेढ़ी रेखा राधा की चन्द्रिका बताती है | 

(३८७--अगूठे (सं० अंगुष्ठक) के पास की उंगली (सं० अंगुलिका) तिन्नी (सं० तर्जनी) 
कहाती है | मध्यमा उँगली बीच की? कहाती है। अनामिका को अज्नी और कनिष्ठा को कन्नी 
कहते हैं । 

श्ंगूठा और तिन्नी के नीचे का भाग गाई कहाता है। इसके लिए अमरकोशकार (अ्रमर० 
२।६।८३) ने प्रादेश” शब्द का उल्लेख किया है। स्तरियाँ अपने वाँये हाथ की गाई पर एक गोल 
तथा बीच में खुली हुई बंद (सं० इस तरह की) गुदवाती हैं। वह कुइआ (सं० कूपिका > कृविआ > 
कूइआ > कुइआ) कहाती है | 

कुशया गुदवाने से घर में दूध-दही की रेज़ (अधिकता) रहती है, स्त्रियों की ऐसी धारणा है | 

अँगूठे के पीछे बीच की गाँठ पर चौड़ी रेखा गुदाई जाती है, जो छुल्ला कहाती है | 

6 १८८--डउँगलियों के सिरे जो नाखूनों के नीचे के भाग होते हैं, पोरुआ या पोटुआ 
कहाते हैं । सीघे हाथ की कन्नी उँगली (कनिष्ठा) के पोठुआ में एक बिन्दी या बूँद गुदाई जाती है | 
इसे 'धर्चुकटी” कहते हैं। स्लियों का कहना है कि धर्मचुकटी से घर में कभी दूलिदर 
(सं० दाखिय) नहीं आता और दान करने का फल तुरन्त मिलता है | 

उँगलियों के पीछे की गाँठों के ऊपर एक रेखा और तीन बूँदं गुदाई जाती हैं, जो बॉक 
कहाती हैं । 

बॉक-- _. . .. 

३८६ -जुब्ने और एड़ी के बीच में टाँग का नीचे का भाग पिंडली या तिली कहाता 
है | तिलियों पर 'खजुर” नाम का लीला गुदाया जाता है । 

स्वञर 
« नह 


; / 
हर 


छ 


(रेखा-चित्र १७५) 
है ४२६०--एड़ी के ऊपर दोनों ओर की गाँठों को गद्धा कहते हैं। गद्दा' के ऊपर और तिली 
से नीचे का भाग मुराया कहाता है। मुराये के चारों ओर एक गोल धारी गुदाई जाती है। उसे 
नेबड़ी कहते हैं | यदि उस धारी को दुहरा गुदवाया जाता है, तो वह खड़ुआ कहाती है। पैर के पंजे 
पर पुतसतिया (सं० पुतरस्वस्तिक>पृत्तसत्यिय>पुतसतिया) व छुबरिया गुदाये जाते हैं। ख्त्रियाँ 
'आ्राथः पाँवों के किनारे-किनारे और पंजों के ऊपर महावर गुदाती हैं । 


( रड६ ) 





बुँदका 


००. जे कहे वा सके पक 


लाभ आइक हट ऋआाब इडंा,, क् 





(रेखा-चित्र १७६ से १८० तक) 

0२६० (अ)--अश्राँख में बहुत छोटी तिल जैसी सफेदी छुड़ कहाती है। बड़ी छुड़ को फुली 
कहते हैं । बड़ी और ऊपर उठी हुई फुली “ट कहाती है। अपने बड़े-बड़े दोषों पर भी जो ध्यान नहीं 
देता और दूसरे के मामूली दोषों का भी बखान करता है, उसके सम्बन्ध में लोकोक्ति प्रचलित है-- 

“अपनौ टेंटु तक नाईँ दीखतठु, दूसरे की फुलीऊ दीखत्ये ।* 

कुछ बइअरबानियाँ (ज्ियों) की आँख में कज (दोष) होती है, किन्तु फिर भी वे अच्छी 
मानी जाती हैं। यदि किसी सत्री की आँख की पुतली (आँख का तारा) नाक के पास के कोये में घुस 
जाती है, तो वह ढेरो कहाती है | ग्रामीण जनों का विश्वास है कि ढेरो सन्तान के ढेर लगा देती है | 
जिस स्त्री की आँख का तारा नाक के कीए से मिन्न दिशा में दूसरे कोए में घुसता हो, उसे बोर 
कहते हैं । जिस स्त्री की आँख का तारा आँख के केन्द्र भाग से कुछ हट जाता है या ऊपर चढ़ जाता 
है, वह भेंड़ो या भेंडी कहाती है। 

जिस स्त्री की दोनों आँखों की पुतलियाँ भरी (बादामी रंग की) होती हैं, वह कंजी कहाती 
है | जिसके सिर पर बाल न हों, उसे गंजी कहते हैं। सफेद दागवाली स्री ्चुरों कहाती है । 
ग्रामीणों की धारणाएँ और विश्वास ही प्रायः स्त्रियों के सुलक्षणों या कुलक्षणों के विषय में स्याने 
(प्रमाण) माने जाते हैं | ढेरो चाहे आँख की चितवन में अच्छी न लगती हो लेकिन घरवाले उसे 
प्यार करते हैं और सास, जिठानी आदि उसका होप (अ० ख़ोफ़ - डर) भी मानती हैं | 








( २५० ) 
अन्याय ४ 


बच्चों ओर पुरुषों के महने ओर बाल 


6३६१--छोटे-छोटे बच्चों के पैरों में चाँदी के बने गोल खड़ आ पहनाते हैं। पाँवों के 
पतले खडुओं में जब बजनेवाले छोटे-छोटे घधुरू जोड़ दिये जाते हैं, तब वह गहना (सं० ग्रह- 
णुक) पेंजनी (सं० पादर्शिजिनी) कहलाता है | गहने को जेबर (फा० ज़ेंबर) और चीज (फा० 
चीज़) भी कहते हैं | वहुत छोटे घुँुछ को रौना और रा भी कहते हैं। 

6३६२--हाथ के पोँचे (पहुँचा) या करइया (कलाई) में पहना जानेवाला सोने या चाँदी 
का गहना कड़ा (सं० कटक), खड़ आ या कड़ ला कहाता है। एक लाल मूँगा एक डोरे में 
(परोकर हाथ की कलाई में बाँध देते हैं, वह लालोरी कहाता है । 


6३६३--कमर में छुल्लीदार साँकरीनुमा गोल चीज जो चाँदी या सोने की/बनी होती है, 
कॉधनी कहाती है | कभी-कभी डोरे की कौंधनी में एक लम्बा मूँगा डाल दिया जाता है, वह टुलुओँ 
कहाता है । 

0३६४४--बच्चों के गलों में नजर-गुजर के लिए कुछ चीजें पहनाते हैं, जो प्रायः गले के 
डोरे में डाल दी जाती हैं | शेर के पंजे का नाखून डाल दिया जाता है। इसे बधना” या बगनखा 
(सं० व्याप्रमख) कहते हैं| गोल चाँदी का छुलला सूरज और आ्राधा गोल छुल्‍ला चन्दा कहाता है| 
एक डोरे में चाँदी के बने हुए गोल-गोल पैसे-से पुहदे हुए होते हैं; उसे कठुला" कहते हैं। यह 
गले का गहना है। गले से चिपटा हुआ एक भूषण कंठा (सं० कण्ठक) कहाता है। इसके दाने 
गोल ओर बड़े होते हैं | 

6३६४ -गले का एक भूपण गड़ेल्ली (सं० गंडेरिका) होता है। गोल और लम्बी अण्डे के 
आकार की बहुत छोटी वरतु गड़ेली कहाती है। इसके बीच में एक कुन्दा होता है। उस कुन्दे में 
डोरा डालकर गले में पहनाई जाती है | चाँदी की बनी वर्गाकार वस्तु ताबीज कहाती है । 


१३६६--कान के नीचे का भाग, जो गाल को छूता है, लोर कहाता है। कनछेदन (सं० 
कर्ण छेदन) पर बालकों की लोर छिंदती हैं | इन लौरों के छेदों में कुछ बालक मुरकी, कुछ बारी, 
कुछ लोग और कुछ दुर पहनते हैं | ये सच चीज प्रायः सोने की ही बनती हैं । 

एक सोने के तार की दो-तीन चक्करों के साथ गोल बनाया जाता है, उसे 'मुरकी” कहते 
हैं| बागी (बाली) में इकहरा तार ही गोल कर दिया जाता है। 


एक बूँद के रूप में बना हुआ कान का गहना लोंग (सं० लवंग) कहाता है। ऑँकड़ेनुमा 


घुंडीदार लग्कनी बाली 'दुर!३ (अ० दुरं-मोती) कहाती है। दुर से मिलता हुआ भूषण कुंडल 
होता है | कुंडल की घंडी बड़ी और पोली होती है । 





) “सूरदास गभु बरजबधु निरखति रुचिर हार हिय सोहत बघना |? 


““सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०११३ 

* “कठुला कं चच्च केहरि-नख राजत रुचिर हिये ॥” 
“-सूरसागर, कार्शी ना० अ० सभा, १०।९९ 

3 “कंचन के है ढुर मंगाइ लिए कहों कहा छेदनि आतुर को |” 
““सूरसागर, काशी ना० अ० सभा, १०१८० 


( १५५१ ) 


सर ने भी ऋण के कनछेदन के वर्णन में दुर और मुरकी का उल्लेख किया है ।* 
[ [ 


१द< 





शदाट ९र्ट१ 


( रेखा-चित्र श्य१ से १६१ तक ) 

0३४७-ोर के पंखों की डंडी डढ़ीर कहाती है, और आगे का भाग जिस पर आँख की- 
सी शक्ल बनी रहती है, च॑ँ द्डआ कहाता है | डढ़ीर के अन्दर का गूदा निकालकर बालकों के 
कानों के छेंदों में डाल देते हैं । इसे मोरपेंच कहते हैं । 

0३&८--बालक को नजर न लगे, इसलिए काजर लगाने के बाद उसके माथे पर आड़ा 
काजर का टिप्पा लगा देते हैं, वह डिठोना*, डिठ बँँघना“(सं० दृष्टि-बंधन) या चखोटा (मांट 
में) कहाता है | उसमान कृत चित्रावली (१५४॥२; २३४)३) में इसे “चोखंडा” कहा गया है | 

(३६६--जब तक बालक का सूड़न (सं० मुए्डन) नहीं होता तब तक उसके बाल 
लट्ूरियाँ, जरूले या कुल्लियाँ कहाते हैं | मुंडन के बाद उगे हुए बाल मुड़ीले कहे जाते हैं । 
“जरूले' शब्द के लिए सूरदास ने 'मॉड्ले!ः शब्द लिखा है (जठ + उल्ल>जड़उल्ल>जड़ल + 
क > जड़ला - जड़ अर्थात्‌ गर्भ के पैदायशी बाल)४ । 

6४००--बड़ी उम्र के आदमी कनन्‍नी (कनिष्ठा) और अन्‍्नी (अनामिका) उँगलियों में 
अँगूठी पहनते हैं। इसे छाप, मुद्री या मुद्रिया (सं० मुद्रिका) भी कहते हैं। अँगूठी की माँति 
की चाँदी-वाँबे की गोल पत्ती छुल्ला कहाती है | इंठा हुआ तार जो छुल्लेनुमा बना दिया जाता 
है, बेड़ो या बेढ़ा (सं० वेष्टक) कहाता है | ये सब्र उँगलियों में ही पहने जाते हैं | 





१ लोचन भरि-भरि दोऊ माता कनछेदन देखत जिय मुरकी ॥?” 
वहीं, १०) १८० 
२ “सिर चौतनी डिठोना दीन्‍्हों आँखि ऑँजि पहिराइ निचोल ॥? 
--सूरसागर, काशी ना० गअ० सभा, १०९४ 
3 डर बघनहाँ, कण्ठ कठला, भेंडूले बार, 
बेनी लटकन भसि-बुन्दा मुनिमनहर |? 
--सूरसागर, काशी ना० ग्र० सभा० १०।१७१ 
४ डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : हिन्दी के सो शब्दों की निरुक्ति, 
“--नागरीग्रचारिणी पत्निका, वर्ष ५४, अंक २--३, ४० ३०० । 


( २४२ ) 


$४०१--कौन्ही (कुहनी) से ऊपर कुछ लोग मादों उतरती चौदश ( भाद्रपद शुक्ला 
चतुर्दशी ) को अपनी बाँहों में सोने या ताँवे का एक कड़ा पहनते हैं, जिसे अन्त (सं० अनन्त) 
कहते हैं। इसमें चौदह गोलियाँ-सी बनी रहती हैं | डोरे के अन्त में चोदह गाँठें लगी रहती हैं । 
उक्त चौद्स को अन्त चौदस (सं० अ्नन्तचतुदंशी) भी कहते हैं । 

8४०२--सोने के तारों को एंठकर आपस में मिला दिया जाता है, तब एक प्रकार का गले 
का मर्दाना भूषण बनता है, जिसे तोड़ा कहते हैं | सेनापति ने 'तोरा? का प्रयोग भूषण-विशेष के 
अर्थ में किया है |* 


अध्याय ५ 
स्त्रियों के गहने 

68४०३--माथे के गहने भागवानों (अमीर लोगों) की स्त्रियाँ माथे, सिर और कान आदि 
में पहने जानेवाले गहने (सं० ग्रहणक>गहनअ्र/>गहना -- आभूषण) सोने के ही बनवाती हैं। 
निधन हिन्दुओं तथा मुसलमानों की स्त्रियाँ चाँदी के भी बनवाती हैं। सामने माथे पर पहना 
जानेवाला साँकरी (शंखला- जंजीर) में लटका हुआ अ्चन्द्राकार रौनोंदार एक आभूषण वैना, 
लटकन, चन्दा या टीका कहाता है। तलुए पर सिर की माँग के ऊपर पहना जानेवाला गोलाकार 
सोने का एक भूषण बोरिया, सीसफ़ूल, बोरला या बोल्ला कहाता है (सं० शीर्षफुल्ल> 
सीसफूल) | सिर के अग्रमाग का एक भूषण पँचेबेनी कहाता है | इसमें पाँच लड़ें होती हैं | इस प्रकार 
के छोटे-छोटे गहने सामूहिक रूप में 'टूमछुल्ला' कहाते है| बड़े-बढ़ें गहनों को सामूहिक रूप में 
गहना-पाता कहते हैं । । 

माथे पर दाई-बाई ओर एक गहना पहना जाता है, जिसका आकार त्रिभ्ुज॒ का-सा होता 
है, थोर नीचे घुंडीदार छोटे-छोटे रौने लटके रहते हैं। उसे फुबभुबी, कुलनियाँ, भिलमिलिया 
या झूपर कहते हैं। भूपर जोड़े में पहनी जाती है| मुसलमान स्त्रियाँ प्राय: चाँदी की म्ूपर पहनती 
हैं। कूपर के ऊपर सहारा नाम का गहना पहना जाता है, जो क्रूमर के बोझ को साथधता है। 
सहारे के आस-पास ही काँटे ओर भेले नाम के गहने भी पहने जाते हैं । 

सोने की तीन पत्तियों का बना हुआ माथे का एक आभूषण खौर कहाता है। एक पत्ती से 
बना हुआ एक गहना बन्दनी या सिंगारपट्टी कहा जाता है। स्त्रियाँ प्रायः बन्दनी के साथ 
ही माये पर ढेड़ी* भी पहनती हैं। माथे के ठीक मध्य में सोने की बनी हुई एक बड़ी बिन्दी-्सी 
चिपकाई जाती है, जिसे तिलक कहते हैं । । 


) “सौ बारहमासी तोरा तोहि बनि आयो है ।! 
--सेनापति : कवित्त-रत्नाकर, हिंदी-परिषद्‌ प्रयाग विश्वविद्यालय, तरंग १; छुन्द ४४ । 
२ “सरियो ठेकेदार गैल में ठाड़ी लुटि गईं लॉगुरिया । 
ढेंडी छुटी बन्दनों छुटि गईं, कूमर ऊपर खड़खड़्या ॥” 
(त० कोल में प्रचलित लँगुरिया नामक छोकगीत) 





(रेखा-चित्र १६२ से १६७ तक) 


$४०४--सिर के आभूषण--सिर के जूड़े के ऊपर एक गोल चक्राकार-सा भूषण पहना 
जाता है, जिसे जड़ा कहते हैं। इसमें दो पत्तियाँ निकली रहती हैं, जो चोटी के जड़े में फँस जाती 
हैं| ब्याह में बरनी के बालों की चोटी में जो चाँदी या सोने के सरबों या सरइयोंकी भाँति एक 
आभूषण गूँथा जाता है, उसे चोटी कहते हैं। बालों को अपनी जगह जमाये रखने के लिए चोटी 
के दायें-बायें कॉटे भी लगते हैं । 





#. 


(रेखा-चित्र १६८ से २०१ तक) 


क 


९४०४--कान के आभषरा--स्त्रियाँ प्रायः कान के चार भागों में आभूषण पहनती हे । 
गाल से चिपटा हुआ कान के बीच का भाग बिचकनी कहाता है | इसमें जो हलके गोल तार का 


( र्॒४डध ) 


गहना पहना जाता है, उसे बारी या वाली (सं० बालिका"; सं० वल्ली*) कहते हैं । बाली के छेद 
में गू ज्ञ (वाली का ठेढ़ा सिरा जो छेद में पोह दिया जाता है) लगा दी जाती है। कान की बिचकनी 
में ही चाँदी का एक गहना पहना जाता है, जिसे गुरुछी कहते हैं | इसमें रौनों का गुच्छा-सा लगा 
रहता है | कान को ढक लेनेवाला एक आमूषण कान कहाता है। कान के नीचें का भाग जो कुछ 
लटकता हुआ-सा होता है लौर कहलाता है | बहुत-सी सोने-चाँदी चीज की (गहने) लौरों में पहनी 
जाती हैं | एक प्रकार की बाली, जिसमें दो मोती पड़े रहते हैं, बीर कहाती है। बुन्दें, कुडल, 





म्ग्राला 
जब्लेे ( ण्च्छो 
१ 
३६2० 
[2 |" 
९ 
बात्या ५४ अऋ#डतला 
९ कःडला 





(रेखा-चित्र २०२ से २१० तक) 





१ बाण ने बाली के छिए बालिका” शब्द लिखा है । 

--हषचरित, निएयसागर, पंचम संस्करण, छए० १४७, १६६ | 

२ पाणिति के सूत्र चतुर्थी तदर्थ' (अष्टा ० ६।२।४३) की वुत्ति में काशिकाकार वामनजया- 
दित्य ने वब्छीहिरण्यम' (-- बाली के लिए सोना) सामासिक पद॑ लिखा है। 

“-काशिका, चौखस्वा संस्कृत पुस्तकालय, सन्‌ १६०२, ० ५२२। 


( रफप ) 


तरकी, भूमकी, खटका, काले, विजली और करनफूल आदि आभूषण लौरों में ही पहने 
जाते हैं| वाण ने कान के एक सृपण के लिए “कर्णपूर” शब्द का उल्लेख किया है ।* 

तरको की बनावट रौनोंदार टौप्स की भाँति होती है। भरूमकी उलठी छोटी कटोरी-सी 
होती है, जिसमें नीचें रौने लटके रहते हैं | सोने या चाँदी की छोटी-सी गोल प्याली में एक शीशा 
जड़ा रहता है। कान का वह आमूषण ठेठी या करनफूल कहाता है। इसके आगे का भाग ढाल 
या फूल कहलाता है | पीछे के हिस्से को डॉडी कहते हैं । 

कान का मध्य भाग, जो लोर के ऊपर होता है, गोखरू कहांता है। इसमें बाला (मोटी 
और बड़ी बाली) पहना जाता है| एक बनुपाकार आभूषण गोखा (फा० गोश-- कान) कहाता है 
जो कान को चारों ओर स बेर लेता है । 

४४०६--नाक के आश्रूषश--नाक के नीचे बीच के जोड़ में चुलाक पहनी जाती है । 
नाक के नथुए की बाई ओर की खाल में नथ (बाली की माँति का एक भूषण) पहनी जाती है । 
एक प्रकार की नथ को, जिसमें मोती और लालौरी (एक ग्रकार का लाल मुँगा) पड़ी' रहती है 
बेसर* कहते हैं| वेखसर की गँज को छेद में डाल देते हैं । किसी-किसी नथ में छेद के पास गोल 


” तार के अन्दर मोती लगा देते हैं। उसे “ मलुका” कहते है। भलुके की नथ भल॒किया नथ 
कहाती है। 





ः ( रेखा-चित्र २११ से ११३ तक ) 
४०७--नाक में लॉग, पॉँगनी और संठा मी पहना जाता है। लॉग एक घंडी या बँद- 


सेटप हा 
व्फ्रेणनी तंग 
द हक+ 





( रेखा-चित्र २१४ से २१६ तक ) 





१ जिस समय कुलवर्धना दासी रानी बिलासवती के गर्भ का समाचार राजा तारापीड और 
मंत्री शकनास को सुनाती है, उस स्थल पर बाण ने कादस्वरी में कणपूर' शब्द का 
उल्लेख किया है--- - 

“नील कुबलय कणपुर-शोभाम्‌ |?” 
--काम्दबरी, राज्षी गर्भवार्तागम, सिद्धान्त वि० कलकत्ता, ए० २६३ । 

२ ८४ज्ञाक बास बेसरि लहयो, बसि सुकुतनु के संग ।” 

--जगन्नाथदास रव्नाकर' (संपादक) : बिहारी-रत्नाकर, दो० २० । 
श्र 


( २४६ ) 


सी होती है। लौंग से बड़ी पाँंगनी और पौंगनी से बड़ा संठा होता है। संठा नाक के आगे के 
भाग में गोल-गोल बूदोंदार काफी बढ़ा दिखाई देता है। रे 
'पेंठा? में तीन अंग होते हैं | फूल-सा माग ढाल, पोली डंडी नलकी और नलकी में लगने- 
वाली टोपीदार कील पतला, डाट या ठंठी कहाती है। 
दाँतों में सामने लगनेवाला एक भूषण चॉंप कहाता है। 

४०८- गले में बँधनेवाले गहने--गले से चिपटकर वँधनेवाले आभूषण पाटिया, 
चिक, गुलीबन्द, कंठा और ठुस्सी हैं। चिक, गुलीबन्द और टुस्सी, ये तीनों गहने सोने के 
होते हैं, और मखमल के कपड़े पर डोरों से पुहे हुए रहते हैं। चिक के पन्नखे (पत्ते) वर्गाकार ओर 
गुलीबन्द के आयताकार होते हैं । उन पत्तों पर फूल तथा जुड़वाँ बँदकियाँ बनी रहती हैं । दुस्सी में 
तीन-तीन जुड़वाँ सोने के मोती खड़ी हालत में लड़ों में पुहे हुए रहते हैं। चिक के बीच में एक पत्ता- 
सा लगकाया जाता है, जिसे ज्ुगनू कहते हैं। गुलीबन्द और टुस्सी, के बीच में नगों का जड़ाव 
होता है | गुलीबन्द से मिलते-जुलते गले के गहने टीप या गुलचीप और टिमनी भी हैं । 









; 
के जे 
, है. 


( रेखा-चित्र २१७ से २२० तक )... 


0७०४६--गले में लटकनेवाले भषण--सोने के आमभूपणों में. एक जो सोने के ठोस लट्टे 
की बनती है, हँसली कह्ावी है | इसके बनाने में ताँवे के लट्टे के ऊपर सोने का पत्त र (सं० पत्र) 
गी चढ़ा दिया जाता है। पाँच सूँग्ो (गोल दान) क॑ कृंठी पचमनिया और तीन की तिमनिया 
कहाती है | 

पाला के दानों की माँति सोने के दाने जिन डोरों में पुद्दे हुए रहते है, वे कई नामों से 
पुकारे जाते हैं। आकृति की मिन्नंता के कारण उनके नाम भी अलग-अलग हैं। जौमाला या 
चम्पाकली, शंखभाला, मोईनमाला, आममाला, मदरमाला, आदि मालाओं के ही नाम 
हैं| चम्पाकली के बीच में लट्कता हुआ जुगनू जो काफी बड़ा होता है, ज्भुगना या उरबसी 
कहाता है । 

हारों में ओकल-धोकल हार-- कैरीहार, चंद्नहार और मंलसिरगीहार प्रचलित हैं | 

दुलरी, तिलरी, चोलरी और पचलरी नाम के गहने लड़ों के बने हुए होते है। 
“चौलरी! एक प्रकार का चार लड़ियों का हार ही है | दुलरी के सम्बन्ध में .कहावत है-- 


“प्र में नाहिं नौन की डरी | बहुआरि माँगे नथ दुलरी ॥”!* 
सीतारामी, रामनोमी, पाटिया-और हमेल (अ० हमायल) भी गले में शोमा बढ़ाने- 


यफॉट्या 





२१ से २रघ तक ) 


3 तू मोहन के उरबसी हवे उरवसी-समान ।? 
“-बिहारी रत्नाकर, दो० २० | 
* घर सें नमक की डी भी नहीं है, परन्तु स्त्री पहनने के लिए नथ और दलरी 
गता है | 


ज्ड्छ 


( रत ) 


वाले भूषण हैं। सीतारामी,ओऔर रामनोमी में तीव-तीन या 'चार-चार लर (लड़ियाँ) होती हैं । 
पाटिया में रौनेदार आयताआर पत्ते होते हैं। हमेल एक डोरे .में पुही रहती है। इसमें चाँदी के 
रुपयों या सोने की मोहरों में कुन्दे जड़ दिये जाते हैं और उन कुन्दों में डोरा पोह दियां जाता है। 
बीच. मैं एक पान या चोकी' (चौकोर ठप्या) डाल दी जाती है | पान या चौकी में दायें-बाँये 
एक-एक नली लगी रहती है, जिसे करेली कहते हैं । 

गले में पहना जानेवाला जनाना ताबीज “तोकी' कहाता है। सर ने इस शब्द का प्रयोग 
अपने सूरसागर में किया है ।* 

8४१० कमर का गहना--कमर का एक ही गहना है, उसे कॉधनी कहते हैं । यह सोने 
या चाँदी की ही बनती है| इसे तगड़ी और पेटी भी कहते हैं। चाँदी की कौध्वनी(सं० काय- 
पंधनी) बड़ी ठेहल (मारी) बनती है | इसमें छोटी-छोटी कड़ियाँ जोड़कर तर (लड़) बनाई जाती 
हैं। पाँच-पाँच या सात-सात के लगभग लड़ों को जहाँ-तहाँ मच्छी-थप्पियाँ (पत्तियों) से जोड़ 
दिया जाता है और ऋब्बे लट्काये जाते हैं। सामने नामि के नीचे, इसमें एक चौड़ा और भारी 
पत्ता लगाया जाता है, जिश्े थम्या या ठग्पार कहते हैं । थप्पे के दूसरी ओर का सिरा “ठोक! 
कहाता है। थप्पे और ठोक के कुन्दों को मिलाकर पेच (एक घुंडीदार चाँदी की कील जिसमें 
चूड़ियाँ कटी होती हैं) डाल दिया जाता है। 





रँ कओं्यली, 5 
रा री 
रु ॥। झंडा" 
'फेंचा 
परी पी" प्छी 
पहला अर व्यथ न्ट् ज्ञ्म 29% का अत ##7/7 0, 0, 0०%! के 2३ हर 
क्र ज उपज सफल हलक स्फ्फ्ल्य्ण्स्यजिफि छा जज ज्छऊजट > 
प प्् ; ॥73७ दि (४ ५ धरीअ, दर ०५,१३०. के, टॉतिन छा आप # न 


५, हा 
६५9) 
७? ्पाजड्ख्स्प्थआई एप्स स्फफथपासथ८ ९ 42224 प्रम्स्फ्पथय लए पर उस जजप 2: 
: कि यम 3 
प्टन्ट्थ्य्वप ्कन्पिफफ्णक्थ जप दी लत शजफ्क्थड प्यार 

 ब्डों १ 


ह; 


$ 
ब्क क्ः ५ ह। 
६६३. कक हा 
&. 
हि के न कि 5» के >०..' व एटा ५००३ 
हा पाक ५24" जी जक बॉ >का १४३ है गर्ट पा बज ५०४५ ००२०५ ऊेज ५ 0 भ को ब४ /ह९७ १९. ५ 
; तन्न्‍ बे न 
5 


डी ॥ धज 
यम 


४०१७ # 
(८ 


मद, जी +०- लि + कमर +«- अब ५ कु 
#ीम ब्रा 


(77९: 


/ 
2 
। 


27020: :5 
7 7 हे 


बम क््ख्क ४०५ व ०७ ४ंट)५ १००, 22 ६ 
१९५६ ६..०२/४४० ०९० ः ) 

* ८4 5्काछछ5ज्यण्थ्यूजु भा >> 25थॉ >>! 
(६7555 ८4>5कफछघज्य्य्यूडु इज जय>55थु 2 ८ /7535555549 79 
यवच्पा प्गा परव्म्स्का 


त्स्ी 
( 2 


| 4 
8 ।ु 
०, 


| 


७ 
5 


(७ रेखा-चित्र २२६ ) 

प्लाट के अनुसार तगड़ी' शब्द की व्युत्पत्ति सं० तागरिका>प्रा० तागड़िओआ से है। 

एक तगड़ी (कॉंवनी) डे गेदार भी होती है। डुँगेदार तगड़ी में कल्लर की माँति लड़ी लटकती है। 

- 8४११-पाँवों में पहनने के गहये -परों के सब गहने प्रायः चाँदी के ही बने होते हैं। 

चाँदी के तार के बने हुए गोल-गोल भूषण जो पेर में पहने जाते हैं, लच्छे कहाते हैं| इसके कई 

. प्रकार हैं, जिनके नाम इमरतिया, घुँघरुआ, फैनिया और सूतिया लच्छे हैं। पाँव का एक 

भूपण छड़ा होता है | यह एक ग्रैंगुल चौड़ी पक्ती का गोल होता है, जिस पर गडढेदार रेखाएँ 
होती हैं | 

फूलपत्ती का चौड़ा और गोल, आभूषण जो दोनों पैरों में एक-एक पहना जाता है, 

 छैल्चुरी या छेलचूड़ी कहाता है। इसे बेलचूड़ी भी कहते हैं। छैलचूड़ी से पतला भूषण 

चमकचूड़ी कहाता है| ये दोनों पाँवों में; ६-६ या ८क्ष पहनी जाती हैं | लच्छे में जब कुन्दे 


१ “चोकी मेरी देह तू संजोंग कोई छाल को |” 

“--सेनापति कृत कवित्त रत्नाकर, अय्राग विश्वविद्या्य, १। ७६ 
९ ४बहुँटा, करकंकन, बाजूबँद एते पर है तीौकी ।” 

“सरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०) १५४० 


( श४६ ) 


लगाकर घुंघरू डाल दिये जाते हैं, तब वह अनोखा कहाता है। अनोखा एक-एक ही पहना जाता 
है | डैलचुड़ी के वराचर चौड़ाई वाला भूषण जिनमें घुघरू पड़े रहते हैं, छागल कहाता है । यह 
भी एक-एक ही पहना जाता है। 
पोला खडश्ना जो चलने में बजता है, फॉँकन कहाता है। पतला माँकन मामरः 
कहाता है। मामरें प्रायः मुसलमान-ब्रियाँ पहनती हैं | पतली झ्रामर-सी जो पाँव से चिप्रटी रहती 
है, पेजनी (सं० पादशिजनी) कहाती है | ठोस चाँदी के लट्ठे से बने हुए, जिनके सिरों पर मोटी- 
: मोटी घुंडियाँ बनी रहती हैं, खड़ आ (सं० खट्टू ) कहते हैं । काँक़न और खडआ पैरों में एक- 
एक ही पहना जाता है। 
कड़ियोंदार पट्ठी और रौनों की बनी हुई वस्तु रमझोल कहाती है। इले गूजरी 
(अत० ओर अनू७ में ) या जेहरि (सादा० में) कहते हैं। पाइला, पाइजेब ओर रेशमपद्ठी भी 
इसी का नाम है। यह पाँवों में एक-एक ही पहन। जाती है | पाइजेब की माँति का गहना जो चाँदी 
को ४-४ लड़ों का बना हुआ्रा होता है, चरनपद्म या चरनचाप कहाता है | ु 
 शूजरी” शब्द का प्रयोग सेनापति ने ओर जिहरि!* का सूरदास, ने अपने गअन्ध में किया 
है। अगर पाइज्रेजों में श्रवरू न पड़े तो वे गुलसनपद्टी कहाती हैं | हलकी गुलसनपद्टी जो एक 
लड़“की ही हों, तोड़ियाँ कहाती है | गुलसनयद्गी में कई जोड़ होते हैं। प्रत्यक जोड़ फरी या 
टिकरी कहाता है | ह 


दाग के आसकरग (बॉँदी के) 


च्ासनक सी अनित्का 






(रेखा-चित्र २२७ से २२६ तक) 
8४१२--पाँवों के अँगूठों ओर डँगलियों के गहने--र की उँगलियों में पहनने का 
- एक छोट-सा गहना बिछिया, बीछिया या बिछुआ कहाता है | इसे सुहागिल (सघवा) स्त्रियाँ 
ही पहनती हैं। ये चाँदी, पीतल आदि धातुओं के बने होते हैं । 
चाँदी के अद्चन्द्राकार पत्ते में नीचे एक डाँड़ी (इंडी) लगी रहती है | इसे ्ानवट कहते 
हैं | यह पैर के अँगूठे में पहना जाता है। यदि ऊपरी भाग कुछ उठा हुआ बना दिया जाता है 
आर नीचे अनवट की माँति की डंडी रहती है, तो उसे गुठिला कहते हैं। 


श्र्क 





शक 


१ “शूज़री भनक माफ सुमग तनक हम देखी एक बाला रागमाछा-सी लसति है।” 
--सेनापति : क'चेत्त रूताकर, प्रयाग विश्वविद्यालय, १|१८८ 

२ ४छुद्वबंटिका पग नूउर जेहरि बिछिया सव लेखों ।” 

सूरदास : सूरसागर, काशी ना० ग्र० सभा, काशी, प्रथम संस्करण, १०|१५४० 


( २६० ) 


स्त्रियों के पाँवों की उँगलियों में जो छल्ले पड़े रहते हैं, उनके ऊपर एक-एक कुन्दा लगा 
रहता है | उनमें होकर एक साॉँकरी (जंजीर) डाली जाती है | उन कुन्दों सहित छुल्लों और साँकरी 
को साकरछुछली कहते हैं | ऑँगूठे (सं० अंगुष्ठ) के लिए जनपदीय बोली में शूठा भी कहते 
हैं। किसी के आगे अ्रँगूठा दिखाना “सींग दिखाना” या “सिंगद्टा दिखाना” कहाता है। 
सींग दिखाइर किसी को विराया (चिद्राया) भी जाता है। किसी को तुच्छु या नगण्य समझने के , 
अर्थ में “सींग पर समझना” एक मुहावरा भी प्रचलित है। पाँवों की उँगलियों में विशेष प्रकार 
के चौड़ी पत्ती के छल्ले पहने जाते हैं, जो चुकटी कहाते हैं । ॥ 


0४१३--बाह में कुहनी से ऊपर पहनने के गहने--ऊहनी से ऊपर पहने जानेवाले 
भूपण सोने अथवा चाँदी के ही बनते हैं | ढाई मोड़ का मुद्रा हुआ गोल आभषण बलडाँड़ा या 
टडड। कहता है, त० माँट में इस बहुँट/८मी कहते हैं | म॒ुड़ा हुआ गोल लट्टा बरा कहलाता है| 
चौड़ी पत्तियाँ, जिन पर बँदे होती हैं, डोरे में पुदी रहती हैं। ये बाजबन्द कहाती हैं | नीचे एक 
लग्कते हुए डझओोरे में घुण्डी पड़ी रहती है, जिसे जंग कदते हैं| जंग वाजूबन्द के साथ रहती है। 
लम्बी-लम्बी गेड़ेलियाँ-सी जब डोरे में एक दूसरी के नीचे पोह दी जाती हैं, तब 'ज्ञोशन” कहाती 
है | बाँह में इकनगा ओर नोनगा या नौरतन नाम के गहने भी पहने जाते:हैं । ये जड़ाऊ 
होते हैं। * 


ल्ड्डा मरी 





(रेखा-चित्र २३० से २३३ तक) 


.. बरा' ओर अन्त (सं० अनन्त) की आकृति एक-सी ही होती है। इन्हें स्त्री-पुरुष 
दोनों ही पहनते हैं | “ वाल्मीकि रामावण में संभवतः “रा? जैसी वस्तु के लिए ही "केयूर"? शब्द 


आया है | 





श्र 


४१ जाह जानामि केपूरे नाहं जानामि कुण्डले | 
नृपुरेत्वभिजानामि नित्य पादामिवन्दनात ॥7 . 
7: वाल्मीकि रामायण, किप्कित्था काणड, ६|२२ 


( २६१ ) 


हा 

$४१४--पहुँचे के गहने--काँच की चूड़ियों के साथ-साथ पहुँचे में स्त्रियाँ कई सोने या 
चाँदी के" गहने पहनती है। चाँदी का बना हुआ गोल खडुआ-सा जिसके ऊपर गोलियाँ-सो जमी 
रहती हैं, डार या दूआ कहाता है । | 

एक गोल आमृषण जो चाँदी का होता है परीबन्द, जहॉँगीर, छुन या बंगली 
कहाता है । इस पर फूल और गोल-गोल रुपये-से बने रहते हैं। 'बंगली” को भोजपुरी में “ँगुरी' 
कहते हैं| यही शब्द अँगरेजी में बगल? है। बंगली प्रोयः चूड़ियों के दीच में पहनी जाती है । 

पहुँचे में कुहनी की ओर सत्रसे पीछे पछेली रहती है। गोल चौड़ी पत्ती पर मक्का के-से 
दाने जमे रहते हैं; वह भूषण "करा? कहाता है। खड्शों (सं खट्टक) की भाँति प्रत्येक 
एक-एक पहना जाता है | ये सत्र गहने फ्राभ: चाँदी के ही होते हैं । 


पहुँची सोने कौ होती हैं। एक कपड़े पर पोली गोलियाँ-सी डोरे से पुद्दी होती हैं। सोने की 
'फूल-पत्ती और कड़ियों की लड़ों से फूलदार दस्ताने बनाये जाते हैं। जौ की भाँति के दानों के 
दस्ताने खुमिरन कहाते हैं। नो दानों की बनी हुई छोटी पहुँची नोगरी कहाती है। दानों की 
शक्ल के आधार पर पहुँची की कई किसमें हैं- इलाइचिया, मौलसिरिया, लॉगिया और 
पहलदार | 


हाथ मे 









पैड हट द्् स््डल्5 स्ि् व्यय यश 


(रेखा-चित्र २३४ से २३६ तक) 


( र६२ ) 


एक प्रुकार का खड़आ जिस पर बाल से उठे रहते हैं, कंगन या ककना कहाता है । इसे 
गज़रा भी कहते हैं। गजरे के पास बंद भी पहना जाता है। ककने से मिलता-डुलना एक गहना 
चूहेदन्ती कहाता है, जिस पर छोठे-छोटे वालों की भाँति तार उठे रहते है | 

गजरे के सम्बन्ध में एक कहावत है--- 


“बाजून्द पछेली और हाथ को गजरो। 
अपने-अपने टिमाक के लें सास-बह की कगरी |”? 
6४१५--हथेली के पीछे पहनने के गहने-पहुँचे और उडँगलियों के बीच में चाँदी 
का एक फूल और उसमें लगी हुईं साँकरी पहनी जाती है। इस हथफ़ूल ओर हथसंकरी 
कहते हैं | 
९४१६--अँगूठे ओर उँगलियां के गहने- उँगलियों में अँगूठी, छाप या म्ुद्रिया 
भी पहनी जाती है। बॉक, पोरआ, छुल्ला और बेढ़ा भी डँगलियों में ही पहने जाते हैं। 
पोर्श्नों को चुटकी छुलला भी कहते हैं| एक गोल भूषण जिसमें शीशा लगा रहता है, आरसी 
कहाता है । इसे स्त्रियाँ बायें हाथ के अँगूठे में पहनती हैं। आरसी (सं० आदशिका) की भाँति 
मुसलमानियों में गुर्ताने की रिवाज है | गुस्ताना एक अँगूठी की तरह का होता है, जिसके पत्ते 
पर ऊँची उठी हुई रौनेदार गुच्छियाँ लगी रहती हैं। 


अग्रठे और उंगलियों के गहने 
आरसी . अँगठी जुस्ताना 


0000 





(रेखा-चित्र २४० से २४२ तक) 


कै 
रैने को रवा या घंध्रू भी कहते हैं। ये बजरिया, मटरुआ और बाजने या चोरासिया 
(दो कठोरियाँ-सी मिलाकर जोड़ दी जाती हैं, तो वे चौरासी घंघरू कहे जाते हैं) नाम से भी पुकारे 
जाते है | बज़रिया घँघरू ठोस होते है, आकार में बाजरे के समान। मटरआ घंघरू पोले 
ओर गोल होते हैं। उनकी शक्ल मटर के दानों के समान होती है। कंदिया, कड़िया, 
कल्सादार और चिरद्या नाम के भी घृघरू होते हैं| दो पलों के चपटे और किनारीदार बड़े 
प्रधरू कछुवाये कहाते हैं। जिन घवरुओं में नोंक निकली हुई होती है, वे चौचिया कहाते हैं । 


' लम्बे धाठ के जिनमें कुछ टेढ़ होती है, उन घुँघसुओं को बॉकदार कहते हैं । 


) बाजूबन्द, पछेली और गजरे को पहनने के लिए सास और बहू दोनों अपने-अपने शड गार 
के हेतु कगड़ा करती हैं । मु 


( र६१ ) 


अध्याय ६ 


भोजन 

6४१७--मोजन के लिए सामान्यतः रोटी! और रसोई (सं० रसबती) कहा जाता है। 
भोजन करने के लिए. पाना? और जीमना? क्रियाएँ प्रचलित हैं | यदि किसी कारज़ (उत्सव या 
संस्कार) के समय कई मनुष्य मिलकर भोजन करते हैं, तो वह पाँति (सं० पंक्ति, प्रा० पति) 
कहाती है | स्वाद में जल्दी से कोई चीज खाना चॉड्ना* कहाता है | 

दिन भर में भोजन तीन समय किया जाता है | प्रत्येक समय को छाक कहते हैं। प्रातः 
का भोजन कलेऊ, दोपहर का रोटी और साँस (सं० सन्ध्या) का ब्यारू (सं० विकाल> विश्राल 
> बूयाल + उक > बयालू > बूयारू) कहाता है । 

प्रायः किसानों की स्त्रियाँ खेत पर ही किसानों के लिए क्वार के महीने में रोटियाँ ले जाती 
हैं| वह भोजन भी छाक कहाता है| सर ने भी इसी शअ्र्थ में 'छाक' 3 शब्द का प्रयोग किया है । 
यात्रा करते समय गैल (मार्ग) में जो भोजन काम आता है, उसे दोखा (फा० तोशा) कहते हैं । 
संस्कृत में इसके लिए 'पाथेय” और 'खसंबल'”* शब्द आते हैं | पं० नाथूराम शंकर शर्मा शंकर! ने 
अपने एक पद में टोसा?" शब्द का प्रयोग किया है | 

एक बार में रोटी का जितना हुकड़ा मुँह में दिया जाता है, वह कौर या गसा कहाता है 
(सं० कवल > कवर > कठर > कौर) । गसा' शब्द सं० ग्ञास से व्युतन्न है। रोटी के बहुत छोटे 
ढुकढ़े को टॉक कहते हैं। टूक पूरी रोटी के चौथाई भाग ( च॒र्था श ) से भी कम होता हे | 

कच्चा भोजन (दाल, रोटी, कढ़ी, चावल, खिचड़ी आदि) सकरा और पक्का भोजन 
(पूड़ी, परामठे, साग, भाजी आदि) निखरा कहता है। भूखा घुट्युटानेवाला आदमी यदि रोटी देख 
ले, लेकिन किसी कारण खाने की इच्छा होने पर भी खा न सके तो वह ऑतमा--ओजा![ कहाता 
है। चैत-बैसाख के महीने में खेत में से प्रथम बार काटे हुए जौओं की रोटी “आरमनो” 
कहाती है । 

९४१८--रोटी के लिए आदा मॉड़ना--चून (आठे) में पानी मिलाना 'सानना' 
कहाता है। आदा सानने के उपरान्त उसे सुद्ठियों से दाबते हैं। यह क्रिया गंधना कहाती है। 





१ हेमचन्द्र ने देशीनाममाला (वर्ग ७] छुन्द १३) में चावल के आटे के लिए 'रोह 
दाब्द लिखा है | 
“बिरह सेचान भँवे तन चॉड़ा |! 
_डा० मातात्रसाद (संपा०) : जायसी गन्थावली, पद्मावत, २५०।७ 
'जाति-पाँति सब की हों जानों, बाहिर छाक मेंगाई |! 
'सूरदास प्रभु सुनि हरषित भये घर तें छाक मंगाइ ।! 
--सूरसागर, काशी ना० ग्र० सभा, प्रथम आवृत्ति, १०४४४ 
४ संवर, सम्बल, शंवल, शस्बल--संस्क्त के इन चारों शब्दों का अथ पाथेय . अर्थात्‌ 
टोसा ही है । " 

५ “चलने की तैयारी कर लें। टोसा बाँघि गैल को घर ले । 

हालाहाल बिंदा की बिरियाँ को पकवान बनावैगी ॥' 

(शंकर, अनुरागरत्न 


हज 


४ 


३४ 


( रेहं४ ) 


गूँधने से आटे में जो लचीलापन पैदा होता है, उसे लोच कहते हैं। लोच आने के बाद हथेली 
के किनारे से आटे को बार-बार तोड़ते और मिलाते हैं। यह क्रिया इछुना कहाती है। प्रायः 
मक्का, बाजरा आ्रादि के आटे ही इईछे जाते हैं। ये सब क्रियाएँ मॉँड़ना के अन्तर्गत ही हैं । प्री- 
कचौड़ी आदि के लिए माँड़े हुए आठे को लूँड़ कहते हैं। उस लूँड़ में से तोड़े हुए आदे के ठुकढ़े 
को लोई (सं० लोप्तिका) कहते हैं । लोई को चकरे पर बेलकर पूरी या परामठे बनाते है। 
रोटी की लोई को हाथ से ही बढ़ाते हैं। यह क्रिया पबना कहाती है । 


6४१६--भोजन की किएमें (पकव्रात )--पूरी' था 'पूड़ी! शब्द के लिए मोनियर 
विलियम्स कोश में 'पोलिका? शब्द लिखा है। पाइअसदमहण्णवों कोश में भी पूरी! के लिए सं० 
पोलिका और ग्रा० पोलिआ शब्द हैं| सं० पोलिका >पोलिआ > पोली > पौली > पूली > प्री-- 
यह विकास-क्रम सम्भव है। 

परामठों को पलटा, टिक्कर या कटोरा (सादा०) भी कहते हैं | कचोड़ी का बड़ा रूप 
बेड॒इ कहलाता है | मूँग या उर्द की कच्ची पिसी दाल को पिठी या पिटूठी (सं० पिष्टिका) 
कहते हैं। सं० पिष्टिका>पेट्टित्रा >पेट्टि > पिद्ठी >पिठी यह विकास-क्रम सम्भव है। कचोड़ी 
और बेड़ई में पिठी भरी जाती है। डा० सुनीतिकुमार चटर्जी के मतानुसार कच! शब्द का अ्रर्थ 
दाल? है | 'कचौड़ी शब्द के मूल में यही 'कच” शब्द है | सं० कचपूरिका >कचउरिश्रा > कचौरी-- 
यह विकासक्रम संभव है | " 


उर्द॑ की सूखी दाल, चक्की द्वारा जो दरद्री पीस ली जाती है, धाँस कहाती है। धाँस भी 
पानी में गलाकर कचौड़ियों में मरी जाती है| 

मैदा की पूड़ियाँ लुखई कहाती हैं | आटे की छोटी और बहुत पतली पूढ़ी खीकरी कहाती 
है । आटे की बड़ी और मोटी मोमनदार पूड़ी को जब खाँड में पाग दिया जाता है, तब वह 
सोहार', खुहार या टिकरी कहाती है। आटे में पडा हुआ घी या तिल का तेल मौमन 
कहलाता है | 


$४२०--मभादों लगती नौमी (भाद्रपद कृष्णा नवमी) को गाज (सफेद सूत के धागे-विशेष) 
खुलती हैं | उस दिन एक मीठी पूड़ी सवा पाव या ढाई पाव आटे की बनती है। उसे ढहोल या 
गजरोटा कहते हैं | क्वारी लड़की का गजरोटा सवा पाव (पाँच छुटाँक भर) का और ब्याही हुई 
का ढाई पाव (दस छुटाँक भर) का बनता है। गजरोटों को लड़कियाँ और स्रियाँ ही खाती हैं । 
लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 


“गाज को बनौ गजरोटा | बाप खाइ न बाप को बेटा |॥[?* 


गेहूँ के मीठे आठे के बने हुए और घी में सिके हुए गोल-गोल छुल्लों की भाँति का पकवान 
(सं० पकवान्न) गुना कहाता है। भीगे हुए गेहुँओं की मिगी से बनी हुई गोल टिकियाँ आऑद्रसे 
कहाती हैं। बाजरे के आटे की बनी हुई और घी या तेल में सिकी हुई छोटी और गोल वस्तु 
टिकिया कहाती है | पहले पानी में फिर धी या तेल में सिकी हुई कचौड़ी फर कहाती है । 


) हार के सरोज सूकि होत हैं स॒हार से । 
““उमाशकर शुक्ल (सपादक) : सेनापति क्ृत कवित्त रत्नाकर, हिंदी परिषद्‌ इलाहाबाद, ॥५२ 
* गाज खुलने के उपलक्ष्य में बने हुए गजरोंटे को न बाप खाता है और न बाप का बेटा 
खाता है । 


( २६४ ) 


बेसन (चना का आटा), गेहूँ का आटा या मूँग की दाल की पिठी को पतली करके पानी में 
घोल लिया जाता है और उसमें गुड़ मिला दिया जाता है । इस घोल “को फैन (सं० फेन१) कहते 
हैं| इस फैन को तवे या कढ़ाई में फैलाकर जो परामठेनुमा पकवान सेका जाता है, वह चीला 
कहाता न्‍ है। इसी प्रकार फेन तैयार करके पूुआ और मालपूआ (देश० मल्लय +सं० पूषक) भी 
बनते हैं | 'पूञ्रा! शब्द सं० पूषक से ब्युत्पन्ञ है। हेमचन्द्र ने पूए के अर्थ में 'मल्लय' (देशी 
नाममाला) ' ६१४५) शब्द लिखा है | 

तिमुजाकार पकवान सकल्पारा कहाता है। सकलपारों की भाँति का अलोना 
(सं० अलवण॒क) पकवान जो खज़्रिहाई ( श्रावशी से एक दिन पहले का त्योहार) को होता है, 
खजरा कहाता है । नमकीन और मोमनदार सकलपारे मठरी कहाते हैं | जमे हुए हलुए, को काठ- 
काटकर जो टुकड़े बनाये जाते हैं, वे कतरा या कतरी कहाते हैं । 

जब पूड़ियों को चूर-चूर करके उनमें बताशे या बूरा मिला दिया जाता है तब उसे चूरमा 
कहते हैं | घुइयों (अरई) के पत्तों पर बेसन लपेटकर जो पृए-से बनाये जाते हैं, वे पतौड़ा कहाते 
हैं। असाढ़ उतरते पाख (आपषाढ़-शुक्लपक्ष) में सोमबार या शुक्र को माता (नगरकोट की आमदेबी) 
पूजने के लिए जो पकधान (पृआ, छुल्‍्ला, लपसी, खीकरी आदि) बनता है, वह नेवज़* (सं० नैवेद्य) 
कहाता है। यही नेवज़ दूसरे दिन बासोंड़ा कहाता है। 


रोटियाँ 
68४२१--रोटियाँ कई तरह की होती हैं | चूल्हे के तबे पर जो मिद्ढी का पोता फेरा जाता 
है, वह लेआ कहाता है| सं० लेप्यक > लेवञ >लेवा > लेआ--बह विकास-क्रम संभव है। 


रोटी बनाने में जो सूखा आटा लगाया जाता है, उसे परोथन कहते हैं। रोटी की किनारी 
“ढिंग! कहाती है । 


पानी लगे हाथ से बनाई हुईं बिना परोथन की मोटी रोटी पनपथी या पनफती कहाती 
है| छोटी पनपथी को चँदि्या कहते हैं । 


परोथन लगाकर चकरा-बेलन से बेलकर जो हलकी और पतली रोटी बनाई जाती है, उसे 
फुलका कहते है । 


पतले आटे से परोथन लगाकर हाथ से बनाई हुई हलकी और छोटी रोटी रूआँ कहाती है। 
बड़ा और भारी रूआँ मुसलमानों में चपाती कहाता है। घी मिले हुए आटे से बनी हुई रोटी 
रोगनी कहाती है | 


जिस रोटी को बने हुए. एक रात बीत जाती है, वह बासी कहाती है। ताज़ी या तत्ती को 
सद्‌ (सं० सद्रस ) कहते हैं। कहावत है--- 


१ केयूरकोटिलग्नमझत फेन पिण्डपाण्दुरं पवनतरलमंझ्लकोत्तरीयमाकषयन्‌ |! 
--कांदम्बरी, महाइवेतावुत्तान्तोपसंहारः, सिद्धान्त विद्यालय कलकत्ता द्वितीय संस्करण, 
ए० ६३६ | 
* “जसुमति भोजन करति चँंड़ाई, नेवज करि-करि धरति स्याम डर ।! 
सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा० १०।८१७ 
“पहरि सबै नेचज ले सैंतति | स्याम छुवे कहुँ ताकों डरपति |” 
वहीं १०।८९३ 


( २६६ ) 


“कहेँ धाघ सब अ्रकलि बिनासी | रोटी जानें खाई बासी ॥ 

बहुत गर्म तब पर सिकने पर रोटी जलकर जहाँ-तहाँ काली और दगीली हो जाती है। उन 
काले दागों को 'ललखन!? कहते हैं | इससे नाम धातु 'लखियाना? है | 

8४२२--गेहूँ के आठे की छोटी लोई को पिचकाकर जब भूभर (गर्म राख) में सेक लिया 
जाता है, तब वह बाटी कहाती है। बड़ी बागी अंगा कहलाती है। 

मक्का या बाजरा की रोटी को मीड़कर चूरा बना लिया जाता है। उसमें बूरा और घी मिला 
देते हैं । उसे मलीदा कहते हैं । 
स्घेन 

6४२३--दाल, चावल या दलिया आदि के लिए जो पानी गर्म होने के लिए चूल्हे पर 
रख दिया जाता है, उसे अधेन” कहते हैं। अपैन में जो चीज रँधती है, उसे “रंजन कहते हैं । 
हिन्दी की राँधना? क्रिया रंध से व्युत्पन्न है, जो पकाने के श्रर्थ में आती है। दाल में जो छोंक 
लगता है, उसे बधार कहते हैं (सं०९/रघ्‌ + ल्युट --सं० रन्धन > रे बैन) । 

6४२४--अपघैन में रँघे हुए जौ घाटा कहते हैं और चावल भात (सं० भक्त > भत्त>मात) 
कहाते हैं | दले हुए गेहूँ जब अधैन में राँघे जाते हैं, तब वें पककर दरिया (दलिया) कहाते हैं | 
रंघे हुए दाल चावल खिचड़ी या खीचरी कहाते हैं । 

मठे में रैधा हुआ चने का आटा बेसन या कढ़ी कहाता है | मूँग की दाल की पिंठी जब 
मठे में राँधी जाती है, तब उसे कोल या करार (सिकं०) कहते हैं । 

6४२५-- जब मठे में चावल और गुड़ डालकर राँध लिये जाते हैं, तब वे महेरी कहाते हैं । 
मठे में मक्का या बाजरे का दलिया डालकर जब राँधा जाता है, तब वह रँधी हुई वस्तु भी महेरी 
ही कहाती है | ब्रजभाषा में 'महीं! मठा को कहते है। 'मही” शब्द संभवतः सं० मँथित से 
सम्बन्धित है| सूर ने मी 'मही' शब्द का प्रयोग छाछु या मठा (तक्क) के अर्थ में कई स्थलों पर 

किया है (सं० मथित > मठा) ।* 

भहेरी' शब्द के मूल में 'मही” शब्द ही है। गन्ने के रस में पके हुए चावल 'रखबाई' 
कहाते हैं । 

$४२६-मैदा के बने हुए सूत के-से टुकड़े समई, संबई या समरी कहाते हैं। जो के 
बराबर के ठुकड़े ज़बा (सं० यवक) कहाते हैं। यदि ये चावल सहित दूध में पका लिये जाते हैं, 
तो खौर (सं० क्वीर) कहाते हैं| गाजर का भात गजरबत या गजरभत (सं० गजर +सं० भक्त) 
कहाता है | 

उबाले हुए चावल में मीठा मिलाकर जब सइयद' (एक ग्रामदेवता) पर भोग के रूप में 
चढ़ाये जाते हैं, तब वे सेनिक कहाते हैं| सइयद के आगे एक दीपक भी जलाया जाता है, जिसे 
'सरइया-देना' कहते हैं। 

मठे में गुड़ या शक्कर घोलकर बनाया हुआ द्रव पदार्थ सिकिनन या सिकरन (सं० 
शिखरिणी -: एक पेय, श्रीखंड) कहाता है | उबाले हुए चने-गेहूँ कौमरी और कूटकर उबाली हुई 
ज्वार ठौमर कहाती है। 


/+५ 


2 


) घाघ कहते हैं कि जो बासी रोटी खाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। 
* “दही मही मह॒की सिर ल्ीन्हें बोलति हौ गोपाल सुनाइ ।”? 
“मरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०। १६४४ 


( २६७ ) 


$७४२७-गेहूँ का आटा भूनकर और उसमें गुड़ तथा पानी डालकर खदका लेते हैं । उसे 
लपली (सं० लप्सिका) कहते हैं। यदि दूध डाल दिया जाता है, तो उसे दुधलपसी कहते हैं । 

पानी की भाँति पतली लपसी सीरा (फा० शीराँ) कहाती है। पक्के हुए आमों का उबाला 
हुआ रस टपका कहाता है। 


एक ग्रकार की सूखी लपसी हलुआ कहाती है। बूरा मिला हुआ गेहूँ का भुना आय 
पंजीरी या कसार (देश० कुंसार--पा० स० म० कोश) कहाता है। 


भुने हुए जौश्लों का आटा जब पानी में घोल लिया जाता है, तब उसे सत्त या सतुआ 
(सं० सकूतुक) कहते हैं 
“सत्तः मनमुत्त ; जब पीसे और घोरे तब खाये । 
धान बिचारे प्यार जब राँवे तब खाये ॥" 
उबले हुए गेहूँ-चने 'कोम्हरी? या भाजी कहाते हैं। चनों के दानों को मकौना 
कहते हैं | 
8४२५८-यदि बासी दाल-साग सें खद्बमपन और बास (बदबू) आ जाती है, तो उसके लिए, 
“'घुसना' क्रिया का प्रयोग होता है। यदि दाल-साग दो-तीन दिन तक रक्खे रहें, तो उनके ऊपर 
सफेद-सी चीज जम जाती है, वह फफड ड़, फर्फड़ या फर्फॉड़न कहाती है। “फर्फेंड शब्द 
मुण्डारी भाषा के 'फुफूंड” से व्यृत्यन्न है | 


साग तरकारी को तैमन (सं० तेमन--अमर० २।६।४४), कहते हैं| हरे साग में कुछ आटा 

डाला जाता है। उस आटे को आलन'” कहते हैं। बेसन की छोटी छोटी टिकियों को अश्रन 

(ओऔटता हुआ पानी) में पचाकर उनका जो साग बनाया जाता है, वह पैसा-टका कहाता है। 

पिसी हुई उर्द की दाल की छोटी पकौड़ी की भाँति की वस्तु बरी; और मूँग की दाल की मँगौरी 
कहाती है । 

नमकीन ओर चाट 
0४२६--दाल, आलू, साबूदाना और चावल आदि की बनी हुईं एक नमकीन वस्तु पापड़ 
कहाती है| तमिल भाषा में दाल के लिए, पर्प शब्द आता है। डा० सुनीतिकुमार चटर्जी के मता- 


नुसार पापड' के मूल में पर! शब्द है। सं० (पर्पट” से पापड़ शब्द की व्युतपत्ति मालूम 
पड़ती है ।३ 





इस लोकोक्ति से एक कहानी सम्बन्धित है। एक चालाक आदमी ने धानों को प्रशंसा 
करके दूसरे आदमी से सत्त्‌ लेकर खा लछिये। धान की प्रशंसा करते हुए उसने कहा--सत्त 
तो मन का भुरता करनेवाले हैं। इन्हें पहले पीसा जाता है, फिर घोछा जाता है, तब कहीं 
खाने के योग्य बनते हैं। धान अच्छे हैं, जोकि राँधि लिये ओर खा लिये। 


3 


* डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : हिंदी के सौ शब्दों की निरुक्ति, न० श्र? पत्रिका वप ५४ 
अंक २-३, ए० ९२। 

3 “धपापड्‌ - सं० पट, प्रा० पप्पड़ से पापडू बना है | लेकिन मर शब्द पु --दाल, से 
बना है | यह सूचना मुझे श्री सुनीतिकुमार चटर्जी से प्राप्त हुईं । इसी धकार उनका विचार है 
कि 'कचौड़ी' शब्द में 'कच! भी दाल का वाचक है। कचपूरिका>कचउरिया > कचोरी । 

---डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : हिन्दी के सौं शब्दों की निरुक्ति, ना० प्न० पत्रिका, 
वर्ष ७४, अंक २--३, शृष्ठ १९२। 


( रृदेथ८ ) 


चावल के आठे की बनी एक नमकीन वस्तु कोरी, कचरिया, मोहनपकोड़ी या कुरेरी 
कहाती है | हाथरस में इसे मिरचोनी भी कहते हैं | मिर्च! सं० मरीच से व्युत्पन्न है । 

6७३०--बेसन या पिठी की बनी हुई एक वस्तु पकौर्ड़ी या फिलोरी कहलाती है | डुमकौ री, 
बरोरी, कुम्हहोरी, पिठोरी और गुरबरी आदि पकौड़ियों के ही नाम हैं। मच्रा जैसी 
पकीड़ियाँ बँदियाँ कहाती हैं। गेहूँ के आठे की बनी हुई एक वस्तु पड़ाका या टिकिया कहाती 
है | उर्द की दाल की पिठी से बनी हुईं गोल और हलकी चँँदिया बल्ला या रामचक्कर 
कहलाती है । जीरे आदि मसालों को मिलाकर तैयार किया हुआ्रा पानी जलजी रा कहाता है | 

6७४३१--मूँग की दाल या आलू भरी हुई मैदा की तिकौनी चीज तिरकौन (सं० 

त्रिकोण) या समोसा कहाती है । सोंठ आदि मसाले और गुड़ मिला हुआ इमली (सं० अम्लिका) 
का घोल सौठ कहाता है । पिठी (पिसी हुई मूँग की दाल) भरी हुई गेहूँ की पकौड़ी पिठोरी 
कहाती है । 

68३२--राई (सं० राजिका) डालकर खट्टा किया हुआ पानी कॉजी (सं० कांजिका) 
कहाता है | बहुत खट्टे को चूक खट्दा कहते हैं। 'चूक' सं० चुक्र अमर० २६३२५) से व्युतपन्न 
है । कच्चे आम भूनकर और उनका रस निकालकर उसमें नमक-मिर्चे आदि मिलाते हैं। यह पना 
या पन्‍ना (सं० पानक) कहाता है। 

बेसन से बना हुआ सूत-सा पतला नमकीन या मीठा पकवान सेब कहाता है। दाल की 
छोटी-छोटी टिकियों को तेल में सेककर दही में डाल देते हैं। ये दही--बड़े कहाती हैं। अधिक 
नमकदार आम की सूखी खठाई नोनचा कहाती है। 

मिठाइयाँ 

९४३३-खाँड़ से बननेवाली मिठाइयॉ--खाँड़ की चासनी से बतासे (बताशे) बनते 
हैं। बड़े-बड़े बताशे फैना कहाते हैं | कुठे हुए तिलों में गुड या खाँडु मिलाकर बनाई हुई एक 
विशेष वस्तु गज़क कहाती है |तिल और गुड को मिलाकर बनाई हुई गोलियाँ सी रेबड़ी 
कहाती हैं | 

गुड या खाँड की टिकियाँ साबोनी, चानसाई या चाँदसाई (चाँदशाही) कहाती हैं। 
यह अलीगढ़ नगर में पहले बहुत प्रसिद्ध मिठाई थी | इलायची के दानों अथवा बिना चोकले के 
चनों पर जब खाँड चढ़ा दी जाती है तब वह गोल-गोल वस्तु चनोरी कहाती है। 

रंगीन खाँड से बनी हुईं लम्बी सराई सी दनदान और कटोरी की भाँति की मिठाई तिन- 
गिनी कहाती है | 

खाँड के बने हुए लडड़ ओरालडु आ कहाते हैं। खाँड की बनी हुई बड़ी और गोल 
टिकिया गिदोरा कहाती है | यह ब्याह में तेल के दिन चलन में बँटता है। लगभग ७ या ८ सेर 
खाँड का बना हुआ एक गोल पहिये-सा हतोना कहाता है । यह लडकेवाले के यहाँ से नेगियों 
(पुरोहित और नाई) को दिया जाता है, जो लडकी के हाथ पर रखा जाता है । 

6४३४४--ब्याह में बननेवाला बायना--जो मिठाई ब्याह-शादी के चलन-ब्यौहार में बँटती 
है, वह बायना कहाती है। “बायना” शब्द सं०. वायन + कः से व्युत्पन्न है। बायने को 'भाजी' 
भी कहते हैं । 

बायने में प्रायः छाक, मदठे, गुजिया, टिकरी, खुरमा, मुठिया आदि मिठाइयाँ 
बनती हैं| खोवे की छोटी गुजिया (गुम्तिया) पिड़किया कहाती है | 


( २६६ ) 


मौमनदार मैदा से छाक बनाई जाती है। यह आकार में थाली को भमाँते होती है और 
किनारों पर गड़ढे बना दिये जाते हैं | यदि छाऊक में खांड मिजन्ना दी जाती है, तो वह मटठठा 
कहाती है। 


$४३५--घी में मैदा भूनकर उसमें बूरा मिला दिया जाता है। इसे मगद कहते हैं । 
सूची पूडियों के चूरे में यदि बूरा मिला दिया जाता है, तो वह गुली कहाता है। मॉमनदार मैदा 
को पूडी बेलकर उसमें मगद और गुली भर देते हैं । पूढ़ी के क्रिनारों को बन्द करके उन्हें कुछ 
कुछ मोड़ते जाते हैं। यह क्रिया गोठना कहाती है | इस प्रकार गुली-मगद से भरी हुई और गंँठी 
हुई पूड़ी गंजा (गँरका) कहाती है । 

$४३६--आराठे या मैदा की बनी हुई मुद्दी की भाँति की वस्तु मुठिया कहाती है| इसे खाँड़ 
में पाग भी देते हैं । 

गेहूँ के आदे में मॉपन डालकर गोल-गोल टिकिया-सी बनाई जाती है, और उसे खाँड़ में 
पाग दिया जाता है। उसे खुरमा कहते हैं | 


मैदा की बनी हुई पोली और गोल वस्तु, जो खाँड़ में पगी हुई होती है, खजजुला 
कहाती है 


गेहूँ के आदे की बनी हुई लम्बी-लम्बी आयताकार मीठी वस्तु नाकसेब कहाती है | इसी 
को हेसमा भी कहते हैं । गेहूँ के आटे से मीठे चीलो की भाँति की बनी हुई वस्तु क्री री कहाती 
है। चने के आठे की मीठी पूरी खुख-पूरी कहाती है। 


6७३७--दाल से बननेवाली मिठाइयॉ--उ्द की दाल की पिठी से बनी हुई गोल 
ओर छुल्लेदार मिठाई इमरती कहाती है। उर्द की दाल की पिंठी से बनी हुईं पोली गोली की 
भाँति की वस्तु गुलदाना कहाती है। गुलदाना खाँड़ की चाशनी में पगा हुआ होता है। मूँग 
की दाल की पिठी पीसकर उसे घी में भूनते हैं और फिर उसमें बूरा मिलाते हैं। इस तरह बनी हुई 
मिठाई खीरमोहन या मोहनभोग कहाती है। 


09१८--बेसन (चने का आटा) से बननेवाली मिठाइयॉँ--भुने हुए वेसन में 
खाँड़ मिलाकर कतरियाँ जमा दी जाती हैं| उन कतरियों को ढारमा कहते हैं । 

बेसन की बनी हुई और घी में सिकी हुई गोलियाँ-सी बंदी या लुकती कहाती हैं। इन्हें 
खाँड़ की चाशनी में पागकर लडडु बना लेते हैं। ये बंदी या नुकती के लडु आ (लड्डू ) कहाते हैँ | 

घी में भुने हुए बेसन के लडड़ बेसनी लड॒डू कहाते हैं। 

भुने हुए, बेसन में खाँड मिलाकर थाल में जमाते हैं | फिर उतके छोटे-छोटे ठुकड़े काट लेते 
हैं। इसे लोनहलुआ कहते हैं । 

69३&--भुने हुए और खाँड मिले हुए बेसन की टिकियाँ-सी बनी हुई मिठाई केसरबाटी 
कहाती है। यदि इसमें बादाम, पिस्ता, किशमिश आदि पड जाती हैं, तो यह सेवाबाटी 
कहाती है । 

बेसन के सेबरों को खाँड में पाग देते हैं | यह मिठाई चबेनी कहाती है । 


खोचे से बननेवाली मिठाइयाँ 
6४४०--भुने हुए खोये या खोबे' (मावा) में बूरा मिलाकर गोल या चौकोर टिकियाँ 
बनाई जाती हैं | उन्हें पेड़ा (सं० पिंड > पेंड > पेड़ा - एक मिठाई! कहतें हैं। मलाई से बरफी 


( २७० ) 


और लडड़ू भी बनते हैं | बरफी को लोज भी कइतें हैं। खोबे को बूरे की चाशनी में मिलाकर 
कतरियाँ बनाई जाती हैं | उन्हें कल्लाकन्द कहते हैं. । 

लौके के लम्बे-लम्बे लच्छों को खाँड की चाशनी में पाग दिया जाता है। इन्हें घीयाकस 
के या कपूरकन्द के लच्छे कहते हैं| चीनी या खाँड की सूब्री अथवा कड़ी चाशनी कन्द्‌ 
कहाती है । 

४४१--सूज्री मलाई की पापड़ी में मीठा मिला दिया जाता है। इसे खुरचन 
कहते हैं | 

दूध पर से मलाई के लच्छे उतार कर उनमें ,मीठा मिला दिया जाता है। उसे रबड़ी 
कहते हैं | 

6४४२ -मभीगे हुए गेहुँशों की मींग से बने हुए पेड़े निशास्ते के पेड़े कहाते हैं। वह 
मींग खोवा में मिला दी जाती है (सं० पिंड >पेंड > पेड़ा) । 

खूब भुना हुआ खोवा जब घी छोड़ने लगता है, तब वह कुन्दा कहाता है। भूनने की क्रिया 
को 'कुन्दा करना कहते हैं | 

छेने (फटे दूध) से बननेवाली मिठाइयाँ 

68४३--फढे हुए दूध का पानी निचोड़ देने पर जो अ्रंश बच रहता है, उसे छेना कहते हैं । 
चाशनी के साथ छेने की कई मिठाश्याँ बनाई जाती हैं। गोल-गोल मिठाई रखगुज्ला और लम्बी- 
लम्बी टिकिया-सी चमचम कहाती है। खीरमोहन, केसरबाटी, छेनिया सँदेस, आम, 
कालाजाम, छेनिया, मकखन--बड़ा आदि मिठाइयाँ भी बनती हैं। फटे हुए दूध का बरा 
बनाकर उसे दूध में ही सेफते हैं; यही ढुधबरा" कहाता है | फटे हुए दूध से और मलाई के योग 
से बने हुए, विशेष प्रकार के लडड़ खीरकद्म्ब कहाते हैं । 


चावल के आटे से बननेबाली भिठाइयाँ 


0४४४--चावल के आठ में मीठा मिलाकर लम्बी-लम्बी साँखें-ली घी में सेक ली जाती हैं | 
उन्हें गिजा कहते हैं। गोल-गोल बनी हुई वस्ठ खजर कहाती है। यदि खजूर में ऊपर को तीन- 
चार पंखड़ियाँ निकाल दी जाती हैं, तो वह गुलाब खजूर कहाती है। चावल के मीठे आराटे 
की छः; पहलूदार मिठाई तरबेजी और बालूसाई जैसी गोल-गोल मिठाई अकबरी कहाती है। 
मीठा मिले चावल के आठे की गोल-गोल टिकियाँ अँदरसे कहाती हैं। चावल के आटे और खाँड़ 
से एक मिठाई तैयार की जाती है, जो सरत-शकल में मालपूओ्ों से मिलती-जुलती होती है, उसे 
बाबरा या बाबरी कहते हैं| चावल के चूरे में बूरा और दूध मिलाकर जो लड्डू बनाये जाते हैं । 
वे पिन्नी कहाते है | ये पिन्रियाँ बरना या वरनी पर हल्दी चढ़ानेवाली हथलगुनों (विवाह के नेग- 
चार करनेवाली मुख्य पाँच या सात ख्त्रियाँ) को कजैतिन (वरना या बरनी की माँ) द्वारा दी जाती हैं । 


श डी भड५ 
भेंदा से बननेवाली मिठाइयाँ 


._$४४५- गेहूं के आ्राटे को कड़े में छान लेते हैं। छनी हुई वस्तु मैदा और छनने के बाद 
काड़े के ऊपर बची हुईं वस्तु बूर कहाती है। बूर को छुलनी में छानने पर जो मोठे-मोटेछिलके- 
से रह जाते हैं, उन्हें भ्रुसी (सं० बुसिका) कहते हैं | 


न्‍ललललनलल-पतनपन कम सक सन न नकल." 





। दूध बरा उत्तम दृधि बाटी, गार्मसूरी की रुचि न्यारी | 
“ सरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०२२७ 


( १७१ ) 


मैदा, बूरा और चाशनी से बहुत-सी मिठाइयाँ बनती हैं । 
' ९४४६--पानी में घुली हुईं पतली मैदा से बनी हुई गोल-गोल छुत्तेदार मिठाई जलेबी या 
जलेबा कहाती है। | 
6४४७--मैदा में मोमन डालकर गोल-गोल टिकियाँ बनाई जाती हैं और वे घी में सेक ली 
जाती हैं| उन्हें फिर खाँड़ की चाशनी में पाग लेते हैं | वे बालूसाई कहाती हैं। मैदा की बनी हुई 
बड़ी रोटी-सी जो खाँड़ में पगी होती है, खाजा कही जाती है। बालूसाई की तरह की एक मिठाई 
- जिसमें अन्दर भुना हुआ खोबा भरा जाता है, लोगा कहाती है। 


0४४८--मॉमनदार मैदा की बनी हुईं दो जुड़वाँ छोटी पूड़ियाँ, जो खाँड़ में पगी होती हैं, 
'चन्द्रकला कहाती हैं | इसी तरह पगेमा (खाँड़ में पगी हुई) गुजियाँ भी बनती हैं । छोटी गुजिया 
पिरकफी या पिड़किया कहाती है। 

6४४&--सकलपारे की भाँति की खाँड़ में पगी हुईं मिठाई तबरेजी कहाती है। * 

९४५०--मैदा घोलकर गोल-गोल छेददार छुत्ते बनाये जाते हैं | उन्हें धी में सेककर चाशनी 
में पाग देते हैं। वे घेवर (सं० घृतपूर > घिपुडठर >घेवर) कहते हैं। घेवर” शब्द का उल्लेख 
हेमचन्र (देशी नाममाला २। १०८) ने भी किया है ।* 

6४५१--मैदा घोलकर सूतदार कचौड़ी बनाली जाती है। फिर उसे चाशनी में प्ग देते हैं | 
उसे फैनी या सूतफैनी कहते हैं। 

6७५१(अ)--बेसन और मैदा की बनी हुई छेददार मिठाई गाल्मसूरी,' मस्ूरी या 
मेसूरी कहाती है 

$४५२--शुनी हुई मैदा में बूरा मिलाकर एक गोल पहिया-सा बनाया जाता है। फिर उसे . 
काटकर कतरी बना लेते हैं | वह मिठाई पाट. का हलुआ कहाती है। ह 

मैदा की गोल-गोल वस्तु जो घी में सिकने के बाद चाशनी में डुबाई जाती है, गुलाबजामुन 
कहाती है। ह क्‍ 

6४५३-मैदा को घी में भूनकर उसमें पानी और मीठा मिला दिया जाता है। आग पर 
रखके पानी जला देते हैं| तब वह मिठाई मैदा का हलुआ कहाती है । 

९४४४--पँजीरी और पाग-- गेहूँ का आटा भूनकर उसमें घूरा मिला लेते हैं। उस 
मिश्रण को पँजींरी या कसार कहते हैं। इसे ही सत्यनारायण की कथा में प्रसाद रूप में देते 
हैं, इसलिए यह नारायन-भोग भी कहाता है। 


९४५४--गोला, बादाम, पिश्ता, चिरौंजी, मिंगी (खीरा, खरबूजे आदिं के बीज) आदि को 

बूरे या खाँढ़ की चाशनी में मिलाकर जमा देते हैं | उसे पाग॑ कहते हैं। बबूल के गोंद को भूनकर 
खाँड़ में पागतें हैं और कतरी बनाते हैं | इसे गोद्पाग कहते हैं। इसी तरह इलाइचिंयों से 
इलाइचीपाग बनता है| पागों की माँति विभिन्न प्रकार कौ लोज भी बनती हैं। खोये में जो चीज 


१ “पायारम्मिञ्र घारो घारइंतो घेवरे चेञ्र ।” क्‍ 
--आर० पिशल द्वारा संपादित, हेमचन्द्र कृत देशी नाममाज्ञा, रिसिच इन्स्टी ट्यूट पूना, 
सन्‌ १९३८, वर्ग २। इलोक १०४। क्‍ 
२ “अरु तैसिये गालभसूरी । जो खातहिं सुख-दुख दूरी ॥7 
--सूरसागर, काशी ना० भ० सभा, १०। १८३ 
मम 


( २७२ ) 


मिला दी जाती है, उसी के नाम से लौज पुकारी जाती है । लौके से तैयार की हुईं बरफी लोकिया 
लोज कहाती है । 


अध्याय ७ 


हुक्‍्का 


8४५६--हुकका--(अ ० तथा फ्रा० हुक्क़ा-स्टाइन०) प्रायः रोटी खाने के बाद पिया 
जाता है। यह आडभगत (स्वागत) में गोतरिये (सं० ग्रामान्तरीय > गौंतरिया - महमान, अतिथि) 
के आगे खातिरदारी (अ० प़ातिर+दारी) के लिए रखा जाता है। हुक्‍्का पीते-पीते उसकी 
ऐसी बान (आदत) पड जाती है कि फिर छूटती नहीं । हुक्‍्का-पिवश्या उसको हुड़क (इच्छा, तलब) 
हुक्‍्का पीकर ही बुक्ला सकता है। वास्तव में जिसकी जैसी बान पड़ जाती है, वह छूटती नहीं । 
प्रसिद्ध है :-- । । 

धवानिया की बान न जाइ। कुत्ता मूतै टाँग उठाइ ॥* 

हुक्‍का चार तरह का होता है :--(१) कली (२) फरसी (फ़ा० फ़रशी) (३) इक्किया 
नरियल या गड़गड़ी (४) हुक्का या खड़ियल | 

8४५७--कली पीतल आदि धाठुओं की बनी हुईं होती है उसमें काठ का. एक और न्हेचा 
(फ्रा० नैंचा--स्टाइन ०) लगा रहता है। फरशी का नैचा दुहरा होता है | बाँस की दो नलियाँ एक 
साथ बँधी रहती हैं। नैचा बनानेवाला “न्हैचाबन्द' कहाता है। उसके काम को न्हेचाबन्दी 
कहते हैं | नारियल के ऊपरी खोपटे को ठीक करके उसमें एक काठ का छोटा-सा नैचा ठोंक देते हैं | 
उसे नरियल्न या गुड़गड़ी कहते है। 

यदि फरशी मिट्टी की बनी होती है तो वह खड़ियल या हुक्‍का कहाता है। खड़ियल 
नाम का हुक्‍्का प्रायः मुसलमानों में ही अधिक देखा जाता है। हिन्दुओं में कल्ली का रिक्मज है। 

कली के अंग-प्रत्यंग 

6४४८--नैचे की सबसे ऊपर की नोंक जिस पर चिलम रक्‍्खी जाती है 'चिलमद्रा'” 
कहाता है | चिलम (फ़ा० चिलम) के छेद के ऊपर अन्दर के भाग में एक गोल कंकड़ी रक्‍्खी जाती 
है, जिसे चुगल (फ़ा० चुगुल) कहते है। चिलम में यदि चुगुल के ऊपर तमाखू (तम्बाकू) रखकर आग 
भर देते हैं, तो वह चिलम खसुलफा या खुलपा (फ़ा० सुल्फृह) कहाती है। घड़े आदि के हुकड़े में 
से बनायी हुईं चकई-की माँति की गोल वर तबा या तया कहाती है। यदि चिलम में तम्बाकू के 
ऊपर तवा रख लिया जाता है , तो वह चिलम तवे की चिलंभ कहलाती है। 

ऊपर से नीचे की ओर नैचा में क्रशः कटोरी, गिलास, नारि और कॉाँकनी (पतली 
कटोरी) बनी रहती है । कटोरी की शक्ल चकई की माँति और गिलास की लम्बे लट्टू की भाँति होती 


१ बानिये (आदतवाले) क्‍ की बान (आदत) कभी छूटती नहीं । देख .छीजिए कुत्ते को टॉग 
डठाकर पेंशाब करने की श्रादृत है । अतः वह सदा टाँग उठाकर ही पेशाब किया करता है । 


( रछ३ ) 


है। नैचा का वह भाग जो कली के मुँह पर ही रहता है गट्‌टा कहाता है। कली के अन्दर पानी 
भरा रहता है। नैचे का जो भाग पानी में ड्रबा रहता है, वह जलतुरज्ञा, गड़गड़ा (सादा० में 
या जलहली कहाता है । 


कली में एक टोंटी लगी रहती है, जिसमें काठ की नगाली या! नै (फ्रा० नै--स्टाइन०) - 
लगा दी जाती है| नगाली में मुंह लगाकर साँस खींचते हैं और हुक्‍्के के धुएँ का स्वाद लेते हैं। 


नगाली के मुँह पर लगी हुई पीतल या चाँदी की नली मौंनार, मेँ हनलिया या पेचिया 
कहाती है | बिना पेचिया की किसी-किसी नगाली में एक छोटी-सी लकड़ी भी लगा दिया करते हैं, 
ताकि नगाली के मुह में घिरघुली (एक उड़नेवाला कीड़ा) आदि कोई कीड़ा न घुस सके | उस 
लकड़ी को सिटकनी कहते हैं । 

नगाली (नै) की जगह पर फरशी में एक लम्बी, पतली, मोड़दार और लचकदार नगाली 
लगाई जाती है, वह सटक कहाती है। लम्बी सटक के ऊपर तारों की भोगली लगाई जाती है। 
इसे पेचेबान (फा० पेचवान) भी कहते हैं | पेचब्रान की लम्बाई लगभग ६-७ गज होती है। सटक 
पेचवान से छोटी होती है । 


फरशी की नै को एक खमदार नली में लगाते हैं। ये नलियाँ पीतल आदि धातुओं की बनी 
होती हैं. । इन्हें कौनी या कुहनी कहते हैं । सीधी नली कुलफी कहाती है । 
'फर्शी के नैचे पर डोरें लपेटे जाते हैं | उन डोरों के ऊपर खूबसूरती के लिए कुछ दूर-दूर पर 


गोटे के तार लपेटे जाते हैं। तार की यह लपेटन गंडा कहाती है। गंडों के बीच-बीच में पड़ी हुई 
फूल-पत्तियाँ 'फूल-चिड़ी' कहलाती हैं । 


हुकक्‍्का बनाने में काम आने वाले ओजार 


९४५६--लोहे की लम्बी और गोल सलाई-सी गज़ कहाती है। इससे नगाली को सीधी 
करते हैं और उसका रास्ता भी साफ करते हैं । 
कपड़े की इंड्रीनुमा गोल गद्दी ऐेंडु आ कहाती है। इस पर नरियल को रखकर बरमा 
(लोहे का नोकदार एक ओऔज़ार) से उसमें छेद करते हैं। 
नगाली के लिए बाँसी आरी से काटी जाती है। नरियल को चिकना करने के लिए रेत 
से रेतते हैं। नैचा का सूराख साफ करने के लिए एक लोहे की सींक-सी काम में आती है; उसे 
तकुली कहते हैं । 
९४६०--जिस छोटी थैली या थैलिया में किसान अपने हुक्‍्के का तमाखू (पुर ० टोबेको) 
रखता है, वह तमैखुली कहाती है । बड़ी यैली तमाखुला कही जाती है। 
हुक्‍्के के सम्बन्ध में निम्नांकित तीन पहेलियाँ अलीगढ़-क्षेत्र में अधिक प्रचलित हैं-- 
गोल गोल दिल्‍ली बनी, लाठि है सुर्रीदार । 
हाथ जोड़ि बेगम खड़ी, सिर पै घरोी अँगार ॥।)॥ 


१ गोल-गोल दिल्‍ली से तात्पय कली से है, जिसमें नैचा लगा रहता है| 
“बेगम का हाथ जोड्ना' नगाली को और “अंगार! चिलूम को लक्ष्य करता है। 


( २७४ ), 


“एक गाम में बाँसु गडयौ है, एक गाम में कूआ । 
एक गाम में आगि लगी है, एक गाम में घुआँ ॥)॥ 
चार चोर चोरी के निकरे बिन ब्याई लाये गाय | 

पीबत-पीबत हारि गये, तब धौनी धरी उठाय ॥*।) 
तवे के हुक्के के सम्बन्ध में लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि-- 


हे “हुक्का तये कौ | बेटा कहे को ॥3॥१ 
ठुक्वेः के अंग 


अततुद्य ग्य 








(रेखा-चित्र २४३) 


[चित्र १६] द 
चिलमद्रा, कटोरी, गिलास, कॉकनी, गद्दा ओर गड़गड़ा ये नैचे के ही अंग हैं 
“चिलम भरना” एक मुहावरा भी है, जिसका अर्थ खुशामद करना' है। टहल (सेवा) 


करने के अर्थ में 'कुन्नस बजाना” भी कहा जाता (तु० कोरनिश > कुन्नस) है। दीनता सहित 
प्रार्थना करने के लिए. 'हा हा खाना?” मुहावरा प्रचलित है। खुशामद में इधर-उधर भागने के श्रर्थ 
में 'सपड़ दलाली' शब्द प्रयुक्त होता है। बेकार के लिए 'खामखोँ” शब्द प्रचलित है। 


दा 


१ बॉस का लक्ष्यार्थ नैचा और कुआ से तात्यय कली में भरे पानी से है । 
श्राग लगे गाँव से मतलब चिलम है और नगाली धूएँ वाला गाँव है । 
२ बिना ब्याई हुईं गाय हुक्का ही है | जब हुक्के को पिवैया (पीनेवाछा, खूब पी खुकता है 


और तम्बाकू समाप्त नहीं होता, तब वह उसे उठाकर रख देता है। धौनी (दोहनी) 
से तात्पय हुक्‍्का' या कली” से है । 


क्का वही स्वाद देता है, जिस पर. कि तबे की चिलम' भरी हुईं रक्खी हो और पुत्र 
आज्ञाकारी ही अ्रच्छा होता है । 


थ 


शब्दानुक्रमणी 


| शब्द के साथ अंकित पहली संख्या ग्रन्थ के पृष्ठ की द्योतक हैं और दूसरी 
संख्या अनुच्छेद की द्योतक है। अक्तर-क्रम अं, अं, अ, आँ, आं, आ, हई, इं, इ, हे , ई, 


डँ, उं, उ आदि रूप में है । ] 


(अ) 
अंगरखा २२३।३४४; २२४।३४६: 
अगरखी २२४।३४७; 
अँगिया २३३।३६४; २४६।श८२ 
अगीठी १७७॥२६६ (१) 
श्गुरियाँ ५६| १८२४ 
अंगूठी २६२।४१६ 
अंगूठे २६०।४१२; २४८।|३८७ 
अगोला २४।१११ 
अंगीछा २२४)२४४ 


अंडुआ १११।१३७; १३८।२६० (२) 


अतरसटा १६०।३०६ 
>अँतरोदा २३३।३६४ 

अदरसे २७०।४४४; २६४।४२० 
अधजलउता ८२० 

अँधोआ कुहार ७३२०२ (१) 
असुदरिया १३२ २०२ 

अंजना ४२।१५६ (१) 

ख्ंदा १८८०६।३०४ 

अंटोक ४७। १८४ 

अंडउआ ४४]१४२ 

अंडा पड़ना ४८१६१ 

अंडी का तेल ४४। १५३ 
अंधड़ा €७।२२६ 

अकड़ा १२४॥२४६ 


 अकफुटटा ७६।२०७ 


अकफुटटे ७न२०६ 
अकबरी २७०|४४४ 


 अकोलिया ७३॥२०२ (२) _ 


अकीओआ ४८। १६२ 
अकोनी ६१।१६० 


अखफुटटा ७६।२०७ 
अखरखुली १३०।२६८ (७) 
अगमनी ४८॥|१६२ 

अगस्त स्वायरे 

अगहन ४६॥१६७ 
अगहनियाँ घान ४४)१४४ 
अगिनबाद १४६।२६८ (१) 
अगिहाना १७८॥३० १ 
अगिहाने ४४।१४० 

अगेल १५४३ 

अध्याना १७८०।३० १; १६।६४ 
अचकन २२४| ३४५ 

अचार २०७।३१६ 

अचौंनी २१३।३२६ 
अजगर ८न३।२१४ (१) 
अजरुआ ८२२ 

अज़दहा ८३॥।२१४ (१) 
अजार ८२२ 

अटरिया १७०।२६८ (३) 
अरल्ल र।प४ड 


अटिया १६६।३१२ 


अट्ट लत्ता २२६।२५६ 

अटेर्ना १६६।३१२; १६७।३१२ 
अठकड़ी श्यू।३०६ (१) 
अठदन्ता ११६|२४० 

अठनाये १।२ 

अठपैरे १२ 

अठरोजा १२५।२४६ 

अठवारे ६०।२१६ 

अड्डा २३६।३६७; १७६।२६६ (३) 
अड़ंगा १७४।२६ ७ 

अड़ंगी १७४।२६७ 


अंड़गड़ा १७४।२६७; 
अड़गोड़ा १३४६। २८३ 
अड़त्ंगा १७४।२६७ 
अड़ानी २३१।३६१ 
अड़िया ४२] १४२; २७८१ 
अड़ए, १७३।२६७ 
अतरामन १९८६।३०६ 
अदनन्‍त ११६|२४० 
अदमाईन १८६।३०६ 


अदमाइन १६६।३१२; १८७|३०६;६८८।३०६; 
 अदवाइन १६६।३१२; श्ण७|३०६ 


अधकट्ी २२७।३५१ 

अधनोटा १६४।३१० 

अधनौटों २८८६ 

अधैन २६७।४२८; २६६॥४२३ 

अधैनी १७४।२६७ 

अधोड़ी १६।६१ 

अधघोतर २३०।३४७ 

अनखटोंटे १३३।२५४४ 

अनन्दी ४४।१५६ (२) 

अनवटद २५६॥४१२ 

अनाज १७८।२६६ (३) 

अनाप-सनाप १६६।२६३ 

अनासू १२२।२४६ 

अनैठ १२४ २४८ 

अनोंखा २५६।४११ 

अन्त २३४२|४०१६३ २६०।४१३ 

अन्तचौद्स २५२|४० १ 

अन्ता ४६ 

अन्ध ६२|२२० 

अन्धी ३०६७ 

अजन्निया ७३२०२ (३) 

अन्निया-करार २४॥७३) ११३२ 

अन्नी २४८|श८७; २४१|४०० 

अपाहज १२३।२४६ 

अफई ८४।२१४ (२) 

अफरा १४६।२७७; १२४॥२४६; 
१७०। २६८ (७) 

अब तो ऊमनो है गयौ ६२२१६ 


( रण). 


अब तौ बादरु उघरि गयो ६२२१६ 
अबरा २२६। २५४४ 

गबलक १४२।२६४ 

अमरितबान २०७३ १६ 

अमरूदी २३६॥१६७८: 

अमलपत्ती २२६|३४० 

अमसरौता २१५॥३२६ 

अमियाजाना ६६।२२४ 

अमृतसरी १४१।२७१ 

अमे ड़ी १२५।२४६ 

अम्बर-टम्बर १६३॥२६ १ 

ग्रम्बर टोकसा दीखना २०५।शेश्८ 
अ्म्बर में थेगरी लगाना २२३।३४३ 
ग्रम्बारी १६५२६ रे 
करई १३।१७६ 

अरगढ़ा १७४।२६७ 

अरगनी १७६।२६८ (७) 

अरगा १४८|२६६ 

अरघनी २१२।३२२६ , 

अरबी १४२।२६३ 

अरसी १४४।२६४ 

अरहर ५२।१७२ 

अरहर आइना ४२।१७२ 

ग्रहर तो झाबरी उगी है ५२।१७२ 
अरा ३॥६ 
अरे तोइ आरजा सतावै १२५।२४६ (२) 
अरे तोमें आजार दे दू १२९५।२४६ (१) 
अरो ३॥६ | 
अजराट १४३।२६४ 

अरंबाउ ६२२२० 

अर॒हैर ५२१७२ 

ग्लक २४०।२६६ 

अलखबार या अलखिया ७३।२०२ (४) 
अलमगर्सा ८४।२१४ (३) 

अलग्गीर १६२।२६० 


- अलबेटा श््ू६|३०५ ॥ 


अलब्यानी १२६।॥२४२ 
अलल बछेड़ा १४१॥२६३६ 


| अलानी १६५॥२६ २ 


( २७७ ) 


अलीगढ़ी २२८।३५३ 

अलोनो २६५॥४२० 
अल्ला-मल्ला १३७ रपट 
अल्लो-मलली २०२।३१६ 
अल्होश्रा ४८१६२ 

असगुन ६०|॥१८६ 

असगुनियाँ ११८।२४१ (२) 
असगुनियाही १३६।२एट 
असगुनी ११६।२४० 

असनौो १३७।२४६ 

असबल १५०।२६५; १७६|३० ३ 
असल घेनु १२६।२५१ 
असवार १४२।२६३ 

असाड़ी ७११६६ 

असाढ़ा ४२॥१ ३६ 

असाढ़ी २४।७४ 

असीना १२१॥२४४ 

असीस ४६|१६६ 

असैना ११६।२४०; १२२।२४६; १४३॥२६४ 
असेनी १३५॥२५६ 

असैला ६०|१८८ 

असेली ६०।१८८ 

अस्तर २२७।३४१; २२६। ३४५ 


(आ ) 


आँकुड़े १७६।२६८ (७) 

अ्रॉकुश १६६।२६३ (१) 

आँगन १७४र६८ 

आँगुर ४१।१७१ 

चर २२८।३५४ 

आट २२७३५० 

आड़ १११२३७ १श१२।रश्द (८) 
आँड़ों १४६।२६८ (५) 

आतमाश्रीजा २६३।४१७ 


आँतरा २०७४; २५।७६; ११८॥२४१,१६७।२६६ 


आँतरा मारना २५॥७६ 
_ आँतरी १६७।२६६ 
आँती ६८।२२७ 

आँधी ६२|२२० 


आँबव १२५॥२४६ 

आँवन ३॥६ 

आँयू २४७| रे८३े 

आँहाँ १६८॥२६६ 

आ-आ १६७| २६४ 

आइ गये राम १६६।२६४ 

आउमगत २७२|।४५६ 

आक ७६ ।२०७ 

आखरी-सी छ८।२०फ्‌ 

आखा २१५२॥३१२५ 

आगरतारा ७३॥२०२ (५) 
आगाड्योढ़े १३५।२५६ , 

आगास रन[८३ 

अगासी खेती ३६॥१२६ 

आजार १६७।२६४; ७१६ 

आट १६६॥३११९ 

आठ-गाँठ कम्मैत १४३।२६४ 

आठ १२४२४८ 

आड़ ३०६६; ४२१३६ 

आड़े ३१।१०१; ४८दा। १६२: ५र। १७२ 
अाधबटाई ६ 5333 

आनन-फानन ७८२०६ 

आजन्ना १७१८४; ६११६०; श्य०|३०४ 
आजन्नें ६१।१६० 
आजन्नेकंडे ६१॥१६० 

आम १४०।२६८ (७); २७०।४४३ 
आम मूग्नी ६६।२२४ 

अममाला २४७।४०६ 

आयना २०१।३१७ 

आयनी २६।८६ 

आरग १५१।२७१ क्‍ 

ग्रारग आना १५१।॥२७१; १४१।२६२ 
आर १६१।२८६ (२); १६१।२८६ 
आरजा १२५।२४६., 

आरमनो २६३।४१७ 

आरसी २६२।४१६ 

आरामी चाल १४८॥२६६ 

आरी २७३।४५६ 

आल ४३१७२; १४०।२६२; ९४३२॥२६४ 


आलन २६७।४२८ 
आला ४१।११२ 


आलू ४११३२; २४। १०६; ४०।१३०; '५२३। १७२ 


आग, लै, ले, ले १५२।२७३ 
आसार १७५। र६८ (४) 
आस्तीन २२५।३४७ 
आहोती २१३॥३२६ 


(३) 


इंठानी श्य६।३०५ 

इकबाई १४८|२६६ 

इकचुटिया २४०।३७१ (१); २४१।३७१ 
इकटंगा १२४।२४६ 

इकनगा २६०॥४१३ 

इकपुतिया १४५॥२६५४ 

इकलंगी र२रणारण४ 

इकलत्त ६६।२२५ 

इकहती १३३॥२५४ 

इकौसियाहा ५८।|१८७ 

इकौसे ५६ १८ण (३) 

इक्काबारी ७२।२०१ 

इजरिया २३३।३६५ 

इतराना १३३॥२५४ 

इतरैला १४१।२७१ 

इलाइचिया २६१(४१४ 
इलाइचीपाग २७१।४५४ 
इम्रतिया रध्दा४११ 

इमरती २६६।४२७ 

इमामदस्वा २१४३२६,२०२३१६ 


(३) 


ईछुना २६४।४१८ 

ईगुर २४१५॥३७६;२४२।३७३ 
ईंड्रा २४३७१;१२०।२४२(८) 
इंड्री १२०।२४२ (८) 
ईख-कमाना ३६।११८ 

ईंख के गाँड़े ३४११० 

ईड़र १५१।२७० 

ईतर १३३)।२५४ (१) 


( रण्य ) 


ईतरी १३३।२४४;१५६।२८३ 

इंसान हलरर६ह | 
(उ) 

उँगली २४८ रे८७ 

उकठा १२४॥२४६ 

उखटा ८१२१२ 

उखबि्शि ८१।२१२ 

उखार ४२।१४० 

उगार १३४।२५५ 

उगारना १३४।२५५ 


| उघरना ६२॥२१६ 


उधार ६२९।२१६ 

उछंरा चौक १६०।३०६ 

उजरा १६४॥।३१० - 

उजाड़ ७छ८|२०४ 

उजाड़ने १५४४ 

उजीतें १८०।३०३ 

उज्के-उज्के १६५।२६३ 

उठिनी '१५१॥२७० 

उठेटा १७८।३००;२१४१ २८ 
उठठआ २०२॥।३९६ 

उठउआ चूल्हा १७७।२६६ (१) 
डठना (बातु उठ) १२८०।२५१;११३५।२५६ 
उठाऊ हाड़ १११।२७६ - 
उड़ना (धातु उड़) ७८॥२०६ 
उड़ान १७५॥२६८ (४) 

उड़ेना १६।६२ 

उदृइया २२९। २४५६ 

उदृइये २३०।३५६ 

उतकन्न बाइ १४०।२६८ (८) 
उतरंगा १७१।२६७;१७५।२६८ (२) 
उतरंगे १७४|२६७ 

उतरन २२३।३४३१३ 

उतरी गागर २०५४।३१७ 
उतिरकैमा ३०६४ 

उत्तरा €८| रस 

उत्तराखंडी ६४।२२३ 

उत्ता ४६१४७ 


उथरी २४।७३ 

उदन्त ११६।२४०;१४१२७१ 
उदला २१९०।३२२ 

डदलोई रश्शरेश्न | 
उनइयाँ ८६।२१५ (३) 
उनमनि ६०।२१६ 

उनहार २२५॥३४६ 
उनहारी २४॥७४;७१।१६६ 
उनावट २५७४ 

उनना १३४॥२०५४ 

उन्हारी ७१।१६६ 

उपन्ना २३५॥२६६ 

उपरना २३५॥३६०;२३४।३६६ 
उपरोटा २००।३१५४ 

उर्द ४३॥१ ४प्य;४३)। १४६ 
उपला श१८व०।३०४ 

उपार २५।७४ 

उफरा ८०२११ 

उमर्र ७११६६ 

उम्स १००।२३९ 

उनसी ८०२०६ 

उल्लटा धरवा ६०२१७ 
उलटी २३२६॥२६८ 

उरबसी २४७।४०६ 
उलभान २३६।१६७ 
उलठेतार २२४॥३४५ 
उलहता है ६११७१ 
उलाइतो ८।१६ 

उल्ली पार १३५॥२५६ 
उसरारा ७०१६६ 

उसरैला ७३। २०२ (६) 
उसाई ४४१५१; 'मण। १८६ 
उसाकर ४४१४१ 

उसाना (घाठु उस) ४४१४१ 
उसारा १७८।२३० ० 

उसेना ५०।१६६ 


(ऊ) 


ऊमनौ ६२॥२१६ 


( २७६ ) 


ऊताताई १३३॥२५४ 

ऊन २३०।१५८८ 

ऊमा ८०|२१० (२); १६२।३०६ 
ऊसर ६५॥१६२ 

ऊसर चर्रो गायें १३३।२५४४ 


द ऊसरी ७०।१६६; १३३॥२०५४ 


(ए) 


एक बैना २४०।३६६ 

एक बैनी २४०॥३६६ 

एनरी (ऐनरी) १३६।२४७ 

एसों (एसौं, [ सं० ऐपमस ] २०२।३१६ 


(ऐ ) 


ऐं टुनीदार २०७।३१६ 

ऐ ठन-१५०।२६८ (७) 
ऐंठा८5१शै२१२ 

ऐ ड्आ २७३।४५६ 

ऐन १२७।२५०; १३२५॥२०४६ 
ऐनना १६६।३११ 

ऐनरी १३५।२५६; १२७।२५४० 
ऐना १६७३१२; १६६॥३१२ 
ऐनियाई १२७।२५० 

ऐल्हाद ८८४॥२१४ (४) 


( ओ ) 


ओर गना ४४१४३ 

ओओक ६२॥।१६१; २॥३ 
आोखर-पाखर २|४ 

आखरी २०१।३१६; २०२।३१६; १७८।२६६ (३) 
ओटना १६५॥३११ 

ओटा १७७|२६६ (२) 

ओठ आना २५७४ 

ओड़ा १६॥६२ 

ओड़ी १६॥६२ 

ओढ़ना २२५।३६६; २३१।३६१ 
ओद्नी २२५॥२६६ 

औओटठने १६३।३१० 

आओनाना १६७।२६६ 


( रत० ) 


ओोन्ना २३५।२६५; २३५१।३६६ 
ओन्नी २३५।३६६ 
आर २०।६७ 
और ठल्ल १२६।२५१ 
आरा ७०।२०६; २१३।३२६ 
ओरा,लड़आ २६८।४३३ 
ओलना ४११३२ 
आओसर १२८।२५१ 
आओसरा ५४१८०; ३६।१२७ 
ओसरिया १२८।२५१; १३४ २४५; १७८्य|३०० 
(ओ) 
आऑँगना ४७॥१५६ 
ऑड़ेला २५।७६ 
आंद १७५॥२९८ (४) 
आँध कपारी १२१॥२४२ (१४) 
आँध खोपड़ा; १२१।२४२ (१४) 
आधा १५४५ 
आओकल-घोकल हार २५७|४०६ 
आकली १००।२३१ 
ओगार १३३।२५४ 
ओगुन १५६।२७७ 
ओचक १००।२३१ 
ओमरपा १५४]४४ 
ओमपे ६७।१६४ 
आओटारा ४८ | 
आओरदी १५६।२७७ 
ओन १५१।२७१; ११६।२४० 
ओर ३॥७ 
ओरेबी २२८।३५३ " 
ओहरना १२६॥२५१ 
(के) 
कूकरठआ ७३।२०२ (७) 
ककरेला ४५। १८२ 
केकरेला पैर ५५। १८२ 
केंगूरिया २४५।३७८ (१) 
केंटीला १६०।२८४ 
कडिया २१६।३३६ 


लो 


कंधिया जाना १२४॥२०६ 

कंकरी ६०|२१६ 

कंगन २६२।४१४ 

कंघा, २४४॥ ३७६ 

कंधी २४२॥३७६ 

कंछिया ७२।२०१ 

कंजी २४६।३६० 

कंजो १३१।२५३ 

कंटोपा २२४।३४५ 

कृंठा १६६॥३१४; 
र५६|४०८ 

कंठी १६२।२८६; ६६।३१४ “ 

कंडा ६११६०; १७८।३०१; १८२००|३०४; _ 

कंडा बीनना ६१।१६० | 

कंडिया .१८०॥३०४ 

कुंडी १८०|३०४ 

कंइआ ७६२०८ 

कंदिया २६२।४१६ 

कृंध-कौद १२५॥२४६ 

कंधा ११२।२१२८ (१) 

कंघेर १६४५ 

कंस १६२।२८६ 


२३२।२६४; २५०।३६४; 


_ कंसासुरी ११६॥२४२ (५) 


कंसुआ ८०२१० (१) 

कठुआ २४१।३७२ (३); २४१।३७२ 
कठुआ .डोम ८४॥२१४(६ ) - 
कउठआ बैनी २४१।३७२ 

कठुआ सतिये २४;४।३७७ 

ककई २४०।|३७०; २४२।३७३; २४५।३७६ 
ककई करना २४०|३७० 

ककरखुदा ७३।२०२ (८) 

ककरेठा ७०।१६६ 

कक्खी २३३।३६४ 

कखावत १४६।२६५ 

कचरा ६४१७८ 

कचरिया २६८।४२६ 

कचलेंड़ ८५२१४ (२४) 

कचैला १६२।३०८ 

कचौड़ी २६४।४१६ 


कैंन्चा खेत जोतना २६७८ 
४ फछा २२७।३५२ 
कच्छू २१६।३३१ 
'कछुना २०७।३१६ 
कछरी २०७।३१६; श्य६।३१३ 
कछुवाये २६२।४१६ 
कछियाने ७२।१६६ 
कछेला १६४।३१० 
कछौटा १६४।३१० 
- कंज २४६।३६ ० 
कजरा ११८।२४१ (१) 
कजरी १३२॥२५३ 
कजाहल १२७४|२४६ 
कजैतिन २७०|४४४ 
कजैल १२३।२४६ 
कटऊपानी ३६।१२७ 
कटनऊं करना १६६॥३१४ 
कटने ४६ 
कटरा १९३१४।२४५४० 
कटसिंगो १३६।२५४७ 
कटाई १॥१:३८।१२४ 
कटिया १३४२४ 
कटीला १६३।२६० 
कटठेरना १३०।२४२ 
कठेला १३०।२५४२ 
कडैलिया १३४।२४४; ७१॥१६७ 
कटेलिया खेत ७११६७ 
कटोरदान २१७।३३४ 
कटोरा २१६।३३२; २१७।३३५, 


कटोरी २१७।३३४; २३३।३६४; २४३।२३७६; 


२७२|४४८; २७ ३॥४६० 
| न 
कटोरा २६४।४१६ “८ 
कट्टर १४६|२६४ 


कंट्टा ७६।२०८; ११८।रे३७) २२७।२४० 


कट्टिया २१८।३२७ 

कटटी १३४।२५४; २२७।३५१ , 
कट्टी घर १३३।२४२ 

कट्ठा ७६।२०८८ 

कठउञशा २१०॥३२२ 


रेप ) 


कठउटी २१०।३२२ 

कठकीला १६०।२८०५ 

कठगड़ा १७४।२६७ 

कठपरिया २१५॥३२६ 

कठबाहीं. २।३ 

कठमाँचा २१४।१२८ 

कठा १६२॥३०६ 

कठार ६६।१६ ३ 

कठुला २५०।३६४; २४०।३६४ (२) 


' कठेला २१०।३२२ 


कठेली २१०।३२२ 

कठौटा २१०।३२२२ 
कड़वारा ७।१७; ८।(ए८ 
कड़ा २४०।३६२ 

कड़िया २६२४१६ 

कड़ला २५०३६२ 
कढठ्वाना २३६।३६७ 

कढ़ाई २३४।३६४६ २३२६ ३६७ 
कढ़ी २६६।४२४ 

कढ़ी करना १६७।३१२ (२) 
कढ़ेरना १२४|२४८ . * 
कतना १६॥६१; ४७। १८४ 
कतर ४३| १४५ 

कतरा २६४॥।४२० 

कतरी २६४।॥४२० 

कतरियाँ १|३ 

कृतानबाइ १४६ | २६८ (५) 
कत्ती १६७।३११ 

कथूला २३०।३५६ 
कदउठआ ८४।२१४ (५) 
कदम १४८॥२६६ 

कदुआ ५४। १७८८ 
कद्दावर १०१॥२३७ 
कद्दू ४४। १७८ 

कद्दूकस २१७।३ २७ 

कन ४७।१५४८; १३५॥२५६ 
कन केठछए ६।१४ 

कनकटी ४२।१श्थ 
कूनकटो १३६।२६१ (अर) 


कन करछोंहा ११८।२४१ (४) 
कन करुआ ११८।२४१ (४) 
कन चप्पो १३२॥२५३ 
कन-छेदन २४०।३६६ 
कनपटी २४२।३७३ 


 कनपढ़ी १३६।२४८ 


कनपुटी २४२॥३७२ 

कनफर्रो गाँड़ों १६३॥३०६ 
कनस्तर २१८।३२३७ 

कनास १६२)।२८६; १६७।२६४ 
कनिक ३६।११६ 

कनी १४५॥२७४० 

कनीली १३०।२५२ 

कनोछी २५।७४ 


' कनौछे ६।१४ 


न 


कनौती १४०।२६२;१ ४१।२६१;१४२।२६ ३ 
कनौती बदलना १४०२६२ 

कन्द २३५।३६६;२७ ० | ४४० 

कन्ना २११।३२३ 

कन्नी ८०॥२१४ (२२); २४८। रे८७,२५१॥४० 
कन्नुओं १४६।२६५ 
कन्हिया ८०।२१० (६) 

कपटा ४८।१६२ 

कृपसा ८०।२१० (२, 

कपार १२१।२४२ (१४) 
कपास १६३।३९१० 

कपास उतरना ४२।६९ इ८ 
कपिला १३२।२५३ 

कपूरी ४६१४७ (१) 
कप्रकन्द के लच्छे २७०॥४४० 
कपोतीवाइ १४६॥ २६८ (५) 
कब्ररा १२३।२४७;११५२|२७३१३ 
कबरी १३२।२४३ 

कबिसरा ६६।१६३  « 
कबिसा ६६।१६३ 

कमं इल २०७।३१६६:२१७। ३२२६ 
कमची १४४॥२७४;१६२॥२८६ 
कमरकसा १६५॥२६२ 
“क्रमरपेटा २२३।३४४ 


0 


ला 


कमलबाउ १३११२०३.. - 
कप्तीच २२५॥३१४० 

कमेरी २०२।३१६ 

कमेरे ५६| १८३ 

कमोरा ४१।१५६ (३) 

कमोरी २०७|३१६ 

कम्पबाइ रोग १४६।२६८ (२) 
कब्बर २३१। १५८ 


. कम्बोद ४६।१५६ १५) 


कम्मर २३१।२४णस 
करइया २५०।३६२ 


. कंरकंठ १४५०।२७० (२) 


करकतान ८४२१४ (६) 
करकना ११) २३ 

करका १४३२।२६४;२० १।३१५४ 
करकेंटा की दौड़ बिटौरा पै ८२॥२१ 
करके १४२।२६४ 

करछुला २१६।३३१ 

करछुली २१०।३२२;:२१६।२३१ 
करछोंही १३६।२५७ 

करतबीली २०२।३१६ 

करनफूल २४४॥४ ०४ 

करना ६२५।२२४ (६) 

करब १८॥ ५७;४३।१४३;१५४५॥२७ 
करबली २०७।३१६ 

करबा २०७।३१६ 

करमकल्ला ४३।१७३ 
करमुहा-पीरिया ८५२१४ (२८) 
करम्दुआ १४३।२६४ 

करयो ४३|१४८ 

करवा २०७।३१६ 

करसी श्८०।३०४;२०८|३२० 
करहा १४०|२७० 

करा २६१।४१४ 

करार ११।३०;२६६।४२४ 
करारी ११।१२ 

कराल ११५॥३० 

करियाँ ४६।१५७ (२) 

करुआ ९५१।२७१:१४२॥२७ ३२ 


( रैप३ ) 


करुआ्रा संखचूर ८६।२१४ (४३) (१) 
करुआ सदर ११६।२४० 

करुओ १२४।२४८ 

करेला ४०।१३०;५४।१७८ 

करेलिया २१४।३६७४ 

करेली १६२।२८६;२४८॥४०६ 
करोलिया ११३॥२३६(१५);११५४॥२३६ (१०) 
कर्रा २४।|७४ 

कर्रा हर ११३० 

करूमिया १४६।२६५ 

कर्‌हइया १६२|३०८ 

करहैया २१६।३३२; १६२।३०८ 
कलंगी १६३॥२६० 

कलंजी ४६। १५७ ३) 

कलकतिया २२६।३४० 

कलरिया ७६|२०६ 

कलशी १८१।३०४ 

कलसा २१७|३३७ 

कलसिया २१७।३३७ 

कतलाकन्द २७०[४४० 

कलायों २४२३।३२७४ 

कली २२६।३५४५०; २७२॥।४५७; २७२|४५६ 
कलीदार २२६।२४० 

कलीली ८१॥२१३ (१) 

कलीले १३२।२४३ 

कलेऊ रणोण्४; २६३।४१७ 

कलेऊ को खन २७णैदर 

कलोर १शथ२०१ 

कह्छार १४५१।२७० (३) 

कल्‍लनी १३२॥२५३१ 


कलल्‍लर ६६। ९१६ ३ 

कल्लरा ६६।९६ ६२ 

कल्ला १४१।२६२; ९४८।२६६ 
कल्सादार २६२।४१६ 


कस ९६१५।२८६€ 

कसना १६०| थक 

कसमीरा २३२॥३६३ 

कसरीली ११५॥२५४६ 

कसला ९४|।४० 

कसहेटा ६६।१६३ 
३७ 


कसार २६७।४२७; २७१।४५४ 
कसावाँ २।३ 

कसिया १५॥४० 

कसीदा २३६।३६७ 

कसीला ११६।२४२ (२) 
कसेट ६६।१६३ 

कसैंडा २१७।३३३ 

कसोरा २०४।३ १८ 

करसा १४४० 

काँइ्ठ ५३।१७२ 

काँक १६३।३१०:४१।१३६ 
काँकनी २७३।४६०; २७२|४४८ 
काँक नुकाना ४१॥१३६ 
काँकरी १५॥४४; ४०|१३०; ४४।१७८; 

७६|२०६; 

काँकसी १६३।३१० 

काँगुनी ४३।१४८ 

काँजी २६८।४१२ 

काँटे २४२|४०३; २५४३|४०४ 
काँठर १६६५ 

काँठर लेना २०६७ 
काँठया १६५।२६२; १६४।२६२ 
काँठरे २०।६७ 

काँठी १४०।२६२; १६४।२६२ 
काँतर ८१।२१३ (२) 

काँदे ३६१२६ 

काँचा ५६।१८३ 

काँस १८५४॥३०४ 

काई ४५।१४५० (१) 

कागाबंसी ८४॥२१४ (६) 
काजपट्टी २२६|२४० 

काटर १४६।२६५ (१) 


कादू १६।२६ 

काढ्ा १२४॥२४६ 

कातना १६४॥३११३ १६६।३२१२ 
कातिकिया ३०६४ 

कानिकिया खेती ३०॥६४:४०।१३० 
कान श्द७।३०६१ २४४|४०५४ 
कानपकड़ी छेरी १श्दया२६० 
कानसराई ८१२१३ (३) 


काना थान १३५।२५६ 

कानी ४२।॥११७; ७६।२०८ 

कानूनिया ७२२०१ 

कानूती पटटेदार ७२२०१ 

काबुली १४२।२६३ 

कामधेनु १३१।२४२ 

कामनि फाइना २०।६७ 

कारज २६३।४१७ 

कारी ११६।२५७ 

कारी घटा ८६।२५१५ 

काल गण्डेस ८४२१४ (७) 

काल गनेस ८४।२१४ (८) 

काला जाम २७०।४४३ 

कालीन २३२॥३६२ 

कासीफल ४०।१३०; ४४१७८ 

किनवारिया ११३।२३६ (२); ११४॥२३६ (१) 

किनाठे १६॥६१; २०७|३ १८ 

किंबरियाँ १७२।२६७ 

कित्रारा ११२ 

किब्ारे ३६ १२६ 

कियार ७३|२०२ (६) 

किरइया छुत १७६।२६८ (६) 

किरका ७०१६६ 

किरचा १७६।र६८ (६) 

किरचिया १७६|२६८ (६) 

किरचिया छत १७६।२६८ (६) 

किरचाँ १७६।२६८ (४) 

किरा २४; ६।१४; ६७।१६४; १७६।२६८ 
(६); २२६।३२०५ 

किराना २०१।३१६ 

किरियाँ १४३६ 

किरिया भरठआ ६१॥२१६ 

किरोसिया २३८।३६८ 

किलस १७६॥३०२ 

किलसियाँ २५११३; ४११३३; १५६॥२७६: 
जश्तरण्८ 

किलसियों का उलहना ३५।११७ 

किलौया १७२|२६ ७ 

किल्ला १६।४७:४१॥१३३ 


[ 


किल्ला फटना १६|४७ 


किहले ३४।१०६ 

किवड़ियाँ १७२।२६७ 

किवाड़े १७२।२६७ 

किसनई ११ 

किसान १।१ 

कीचकाँद ६०।२१६ 

कीड़े ७६|२०८ 

कीनखाँप २३५।१६६ 

कीरा ७६२०६ 

कील १२६।२५२ 

कीलरी ४।१० 

कीला १२६।२४२ 

कीलिया १६६।२६४; १६७|२६४ 
कीलिया ४[८ 

कीली ३७; ४१०; ७।१७; २००।३ 
कीली -देना ४॥८ 

कीली लगाना ४८ 

कीली लेना ४६ 

कीले ६६|१६३ 

कीलोटा १७२।२६७ 

कु दरू ४४।१७८ 

कछी २५।७४ 

कुंजी २०७।३१६ 

कु डल २४०।३६६: २५४५४|४०४ 
कडा १७५६८ (१); २०६।३२१ 
कंडागिर ७३।२०२ (१०) 

कुडी १७४।२६८; २०७|३१६; २०६ 
कुइला २४८।| १८७ 

कुकर कलीला ८१।२१३ (४) 
कुचकटी १३७।९श्ट 

कुच्ची २४६। ३२८१ 

कुटी श्८/५५ 

कुटेरा ९ ७८३२० २९ 

कुठटला रह€|द८ 

कुठिया रदादल 

कुड़ €|२३ 

कुड़ेली (कुड़ेली) २०७३ १६ 

कुट्टी १५४।२७४; १८४० 


६] 


कुत जाती है ११७।२४० 
कुत्ता मूतेनी १८७।३२०६ 
कुदका १४७|२६६ 
कुद्रिया १५४० 

कुद्रा १४|४० 

कुदेती १४७।२६६ 

कुना ३४।१०६; ४४। १७८ 
कुना चुभोना ५४१७८: 
कुनिया १६॥६१ 
कुनियाना ५४१७८ 
कुनों ३४।१०६ 

कुन्दा २७०।४४२ 

कुन्दा करना २७०|४४२ 
कुन्नन बजाना २७३॥४६० 
कुन्ना ९६॥६१ 

कुन्नी १३४।२५७ 

कुत्नों २८।८६ 

कृष्प २९११।३२२१३ 

कृप्पी २११।३२३ 

कुबड़ा १२२।२४६ 

कुब्च १५१|२७० 

कुम्मेत १४३।२६४ 
कुम्हडौरी २६८४३० 
कुम्हें डी १२४।२४६ 
कुरंगिया १२३।२४७ 
क्रकुरी १५०।२६८ (७) 
कुरदा १५।४१ 

कुरसिया २३८। ३६८ 
करहला ७११६६ 

कुरे देता है ६११६१ 
कुरैरी २६८।४२६ 

कुरैला ७११६६ 

कुर्य १६१।२८६ 

कुर्रोी ४८।१६३२; ५६॥ १८७ 
कुलफा ५३।१७३ 

कलफी २७३।४४८ 
कुलवारा २०४।३२१७ 
कलही २२४।२२४ (३), २२४।३४४ 
कुलाँच १४८।२६६ 


( रथ्ए४ ) 


कुलाबा १७४|२६७ 

कलियाँ ८३२१४ 

कहला १६|४७; १४३|२६४ 
कुलला फूटना ४२१४० 
कुल्लियाँ २२५१।३६६ 

कुललों ७८|२०५ 

कुल्हद्या २२४।३४५ 
कुल्हड़ २०पश्श्८ 
कुल्हरिया २०५।४ १८ 

कुल्हा ४१।१३३; ३७।१२० 
कल्हा फूटना ४२॥१४० 
कुल्हियाई १२७।२५० 
कल्हियाये थन १२७।२५४० 
कुहहुआ २०५३१ १८ 

कस ६९०।२६, १८२॥३०५ 
कसकुसी १३४०।२६८ (७) 
कसी १०।२६ 

कृस्ता २२५।३५० 

कहनी २४७।३०४; २७२४८ 
कुहेला ७३।२०२ (११) 
कहैल १३७।२घ८ 

कूचा १७७।२६६ (२) 

केची १६४।२६२ 

कूचूँ १६१।२८६ 

कूजा २०७।३१६ 

कूड़ १६७ २६६; ६१।२१६; ६२१६१; ६२५ 
कूड़ भरउग्रा ६१२१६ 
कड़रा १६४२६ १ 

कड़ा १६४॥३१०; २०८।॥३१६ 
कड़ी २०७।३१६ 

कूकरी १६७।३१२; ४२।१४२ 
कूकड़ी २७।८१ 

कूकरा ३७; १५२|२७२ 

कूते ६०१८६ 

कूम २॥६; १६६।३१२ 

कूल्हा २०२॥२ १८ 

केस १४०।२६२ 

केसरतब्राटी २६६।४३६५३ २७०।४४३ 
केसिया १२४।२४६ 


केहरी १४७॥२६४ 

कैंकचा ११६।२४२ (६) 

केंकची १८७।३०६ 

केचियाना १णदारदर 

केंचुला ११६|२४२ (६) 

कैना १६॥६४ 

कैप १६६।३१४ 

कैरीहार २५७।४०६ 

कोंपल १७६॥३०२ 

कोआ १८६॥३०५ 

कोइली १६६॥३१४ 

कोई ११५४॥२३६ 

कोख २४६।३८२ 

कोठा रदांद७; ११२।२३१८ (२); १७२।२६७; 
२२५।३४७; १७८।३०० 

कोठी २१८|३२७; २०६।३ १८ 

कोठे १३ 

कोड़ा १६१।२८६ 

कोढ़ ८१।२१२; १२१॥२४२ (१५) 

कोढ़िया १२१।२४२ (१५) 

कोढ़िया मेह ६१२१८ 

कीत ४८॥१६१ 

कोतल १४२॥२६३ 

कोथ ४२१४१;४८।१६१;१८६।३ ०४;७८।२०७ 

कोदाँ ३४॥१०८; ४६।१५७ (४) 

कोनिया २१४।३ २८ 

कोपीन २२७।३५४२ 

कोमबटुरिया ८०।२१० (४७) 

कोर ३६।११६; २४३॥३७३; २४७।३८३ 

कोरा २०५४।३१७ 

कोरे १७५।२६९८ (४) 

कोल्हू १६०॥३०७ 

कोसिया ११३२३६ (७); ११४॥२३६ (७) 

कोहबर १७७।२६६ (१) 

कौंड़र १३ 

कौंड़री ६१४ 

कौंड़ा १३३६; २१६।३४१ 

कोंधघना १८१।३०४; ६ ०२१७ 

कॉंधनी २५४१०; १६०३०६; श्य६।३०६; 


४|६; १८२।ा३०४; २५०।३६ ३ 
कोंधा ६ ०|२१७ 
कॉंधी ६८॥१६५ 
कोड़ी १२४।२४६ 
कोड़ीला १६६।३१४ 
कौद १६४ २६१; १२५।२४६ 
कोनियाँ ६८। १६५ 
कौनियाई १७३।२६७ 
कोौनी २७३।४घ८ 
कोन्हीं २४२।४०१; २४७।३८४५ 
कोमरी ४०।१६६; २६६॥४२६ 
कोम्हरी २६७।४२७ 
कौर २००।३१५; २६३|४१७ 
कौरा १७१|२६७ 
कोरियाँ ४८।१६२ 
कौरिया ४६।१६६ 
कौरी २६८४२६ 
कोरे १७१॥२६७ 
कील १७५।२६८ (१) (२); ८०२० 
कौली २॥३ 
कड़-कड़ १६७ २६४ 
क्यार ६६॥१६४७ 
क्यारी ४८।१६२; ५॥१२; ३६।१२६; 
क्योलियाँ २७ 
ववार मासे ८०|२०६ 
क्वारिया घान ४४१५४ 


(ख) 


खँगारना १६६॥३१४ 

खँदेल १३७२८ 

खंचे १७३।२६७ 

खंदेल १३७९ए८ 

खजुरिहा ७३।२०२ (१२) 
खजुला १४२।२७३; २६६।४३६ 
खजूर २४८ |रे८६; २७०|४४४ 
खजूरा २६४।४२०; २३६।३६८ 
खजूरिहाई २६४।४२० 

खजूरी श्यथा३०६ (३); २४५२७८ 
खजैला १५२॥२७३ 


( रू७ ) 


खटकन १२७। ९८ 

खटठका २४४॥४०५४ 

खटखटा ११७|२४० 

खटबुना श््ू८।३०६ 

खटाई निकालना ५०५॥१८३ 

खटिया श्८६।३०६ 

खटीकरा ७३।२०२ (१३) 

खटोला १८६।३०५६ 

खड़ियल २७२।४४७; २७२॥४५६ 

खड़आ २४८।३६०; २४०।३६२; २४०।३६१; 
२४६।४११ 

खड़ए ३६।१२६ 

खड़ओं २५०।३६ १ 

खड़ेंड़ा १५५।२७४ 

खतैरा ७३।२०२ १४) 

खत्ती २८८७ 

खद्रित्रा ७३२०२ (१५४); ११४।२३२६ (६) 

खददर १२४।२४८; २३६|३५४० 

खन १७२॥२६७; भ्दा १८६; २७८२ 

खनूकी १३५।२५४६ 

खपंचों २१६|३३६ 

खपटार २०।६६ 

खपरा २६॥६ १; ११८।२४६ 

खपरेला १३५।२५६ 

खपरैलिया १३५४।२४६ 

खपीचे १०। १८२ 

खप्पर १३०८। २०५६ 

खमड़ा २०७।३९६ 

खम्म १७८।३०० 

खयेला २४६।३७६ 

खर ४०|।१६८;१४७४॥ २७४ 

खरए १९।३० 

खरखुरा १२२।२४५२ 

खरबूजा २३३।३६४;१४।९७८ 

खरबूजे ४०१३० 

खरमुहाँ १४६।२६४ 

खरसूल १४६।२६८ (१) 

खरहा ७८।२०४ 

खरारी ७३।२०२ (१६) 


खरिक (खिरक) श्द्व०|३० 
खरिका (खिरका) १८०३० 
खरेरा २०६८; ५३।१७२; १५३ २४७ (३) 
खरेरी श८७।३०६ 
खरैला ४०॥१५५४ (२) 
खलबच्चा १३०।२४२ 
खलिहान १६॥४६; ४४१५०; ५४ १८२ 
खलीता २३१।३६० 
खल्लखटटा २१५।३२६ 
खस ७०।१६७ 
खस्स १४७६।| २६५० 
खस्सी १३८।२६० (१) 
खाँकर ७०।१६६ 
खाँची १६६२ 
खाँचे १६६।३१२ 
खाज १४२॥।२७३)१४६।२६+ 
खाजा २७१।४४७;१४१।२६२ 
खाट १८७|३०६ 
खाट के पेट १६०।३०६ 
खात २३।७० 
खातिरदारी २७२।४०२६ 
खाद २३॥७० 
खानी २०२।३१६ 
खामखाँ २७३।४६० 
खायों १४५॥२६५४ 
खारुआ ७०१६७ 
खारआ या खारबारी ७३|२० २(१७) 
खाल ११२।२१८ 
खास रृद्ग८ण७ 
खासा २३४।२६६ 
खिचड़ी २६६।४२४ 
खिड़की र२णोण७ 


5 

4 
३ 
हि 


. खिड़कियाँ १७६।२६८ (७) 


खिड़ायौ ७३२० २(१८) 

खिरका १७३|२६७; १८०।३०३; १७३॥२६७ (४) 
खिरकिया १८०।३०३ 

खिराबर ७०।१६६ 

खिसलना ६०।२१६ 

खीकरी २६४।४१६ 


खीचरी २६६।४२४ 

खीर २६६।४२६ 

खीर कदम्ब २७०|४४३ 

खीर मोहन २७०|४४३; २६६।४३७ 
खीलिया ८६।२१५ 

खीलें ४६। १४८ 

खीस १२६।२५२ 

खीसा २३१।३२६० 

खुभी १७४।२६७ 

खुंटियाँ १७६। २६८ (७) 
खुजली १४६।२६८ 

खुज्जियाँ १७३|२६७ 

खुटका २३२।३६१ 

खुटपाबरी २०६६ 

खुटठैना ७३।३२०२ (१६); ७२२०० 
खुड़िया १०२७ 

खुदरीयाँ ७१।१६८ 

खुदूदा १५४१ 

खुद्यातरन्त १४६।२६८ (१) 
खुमी १७४।२६७ 

खुर १११।२३८ (१३) 

खुरक १६€६।२१४ 

खुरकटा १२२।२४४ 

खुरकन ९६६€।३११४ 

खुरकना १६८॥३१३ 
खुरधिसा १२२॥२४५ 

खुरचन २७०।४४१ 

खुरचला १२२।२४५ 
खुरचले १२२।२४५ 

खुरजी २३१।३६० 

खुरदाँय ४४१४१; ४६। १८३२ 
खुरपा १५।४० 

खुरपिया १४४० 

खुरपी १७४२; १५॥४० 
खुरपौलिया १९२।२४५ 
खुरफाट १२२।२४४५ 

खुरसा २६८|४३४; २६६॥४३६ 
खुरी ११२।२४३ 

खुरीले पीहे ११४२०४४ 


[ वे! ) 


खुरैशा १४०।२६२ 

खुर २४।७३१ २५४५।|७४ 

खुरंट २५।७४ 

खुसन्ना २९८। २५३ 

खूँटड १६४।३१० 

खूँटा २११।३२४ 

खूँटा-फंदा १४७| २८० 

खूँटा १५६।२७८ 

खुद ४७।१६१ 

खूँदमचाना १४१।२६२ 

खूसना २२८।२०५३ 

खेत ६४।१६२; दृ८।१६४ 

खेतरखइया ७७|२०३ 

खेती ७८॥२०६ 

खेतैला ७०।१६६ 

खेप २३॥७१ 

खेरा ७३|२०२ (२०) 

खेरादेई ११८।|२५६ 

खेहटा ११६॥२४० 

खेस २२६।३५६ 

खैंचा १४।३६ 

खरा १२३।२४७;११६॥२४० 

खैरीगढ़िया ११२।२३६ (१) 

खैला ११६।२४०; ११७।२४०; १६१ 

खोंप २४१।३७२ 

खोंपाबंधघाव २४१|३७२ 

खोइआ २२६।३०५४ 

खोई १६१।३०७ 

खोखा २३२।३६२ 

खोज ११३।२३१८ 

खोज होना १६७।३१२ (२) 

खोद १४५४॥२७४ 

खोपटा ४४। १५४३ 

खोबर १७७|२६६९ (१) 
२६६ ४४० 

खोर १५५४।२७४; १६॥१६; १३७| २५ 
२२६।३४५ 

खोल २३२।३६२ 

खोबे २६६॥४४० 


( शथ£ ) 


खोह ७७|२०४ 

खौंच श्यू७)३०६ 

खौंता २२६।३५० 

खौंप २२६।३५० 

खौंपा २४१।३७२ (४) 
खौंसना ४८।१६२ 

खो १८१।३०४ 

खौर २५२।४०३ 

खौरा १६।६५४; ५३।१७२ 


(ग) 


गंगतीरा ८ाश्र८ 
गंगाई-जमुनाई ३१॥१०१ 
गंगाया हार ६८।१६४ 

गंगार ध॒दाश्र्द 

गड़खुलो १३७|रष्द् 

गेड़ेलों १८।५४ 

गँड़ेरा ३६ 

गंघेल ४३।१४६ 

गंगाजमुनी १२१।२४३ (१) 
गंगाफल ५४१७८ 
गंगासमनकऋ ६०१८६ 
गंगासागर २१७।३३७ 

गंजी ४६| १८७; २४६।३२६० 
गंभा १२०४०२४६ 

गंडमाल १४६। २६८ 

गंडरा ३॥६ 

गंडा १११(२७१; १५६।| २८४) २७२।४ ८ 
गऊचरन ८६|२१४ (४३) 
गऊमुखी २३१।३६० 

गज २७३।४०५६ 

गजक २६८।४३२ 

गजरबत २६६|४२६ 
गजरभत २६६।४२६ 

गजरा ४६१५६ (१०); ४३|१७४; २६२।४१४ 
गजरोटा २६४|४२० 

गजिया ४६। १५४७ 

गजी २२३॥३४३; २२६।३२५४० 
गठुआ १५४२॥२६३ 


गटहमरी १२०।२४६; १३० रप्द 

गटटके १६६॥३१४ 

गटदा २७२।४४८; १४१।२७०; २४८॥२६ ०; 
गटटा और गड़गड़ा २७४।४६० 

गट्टी १३१२।२५४३१ 

गदठा २१३।३२६ 

गठथनी १३५।॥२४६ 

गठरित्रा ६२।१६० 

गठरियाँ ६२।१६१ 

गठरियाई ६२।१६१ 

गठरिहा ६२।१६१ 

गड्डी २१३।३२६ 

गड़ई २१७३२६ 

गड़गड़ € ०[२१७ 

गड़गड़ा २७२।४एट: 

गड़ना श्८४|३२०४ 

गड़मुसरिश्राई १३७|२एव 

गड़रा ४६। १४८ 

गड़वारे १६२।२८६ 

गड़सा श््ाशण 

गड़सिया १८|।५६ 

गड़सी १८॥५६ 

गड़से १५४।२७४ 

गड़हेला ७३।२०२ (२१) 

गड़हेले १३४।२४४ 

गड़ा १४७। २८० 

गड़ा-पेंड़ा १४७।२८० 

गड़ासा १७।२१२; १८२०; 

गड़िया श्वू८।३०६ (४) 

गड़आ ,वैं० सं० कब्र क>कइडुआ > 
गडडुअ > गड़आ > गड़आ) २१७।३२६ 
गड़ेरियायो १२१(२४३ (१) 

गड़ेलिया श्य्३०६ (३) 

गड़ेली ३४।११२; ४२१४२; २५०, ३१६१५ 
गढ़रा ७३।२०२ (२२) 

गढ़ा ७०।९६७ 

गढ़ोी १७१॥२६७ 

गढ़ेलिया ७०११६७ 

राएडे ८४२१४ (७) 


गदरी ४६।१५४७ 

गदेनी १६४।२६२ 

गदनी १६३।२६० 

गद्दा १४१।२६२; १६३१॥२६०; २३०।३४७ 
गद्दी २३०।२४७ 

गधइया १४१२७९१ १७६॥३२०२ 
गधइया छान १७५ रध्८ (३) 
गधा पटारी श्य८झय३०६ ४॥ 
गधे १४५१।२७१ 

गधेलिया ७३) २०३ (२३) 
गधेला ७६।२०६:७६॥२०८ (३) 
गन्धी ८०२१० (३) 

गफ २३४।२६५४ 

गबला ४५॥१५५ (३) 

गभरा ७६२०८ 

गमला २०६।३२१ 

गमागमढार ८१६ 

गरकट श्टू८।३०६ (४) 
गरकिया मेह ६२॥२१६ 

गरकी ७७|२०३; ७०१६७ 
गरजन ६०२१७ 

गरदना १७६।२६८ (५); १७४। २६८ (४) 
गरदनी १६३॥२६० 

गरम-कीला १७३॥२६७ 

गरा २२६।३२५४० 

गरारा २३३।३६५४ 

गरारा करना ११॥३० 

गरारेदार पजामा २२८।३०३ 
गराव ८१।२१२ 

गरिआ्रा १२३२४८; १२४।२४८ 
गरिबना १घ्टोरण१ 

गरिया २०७।३१६ 

गरी २॥६; ५४६ १८७; (पान 
गरेबान २२६।२४० ; 

गरेमना १४८। २८१ 

गरैला १२१।२४२ (१५) 

गरोंट २२०॥३४६ 

गरौटी २२७।३५० 

गर्य ८४।२१४ (१४) 


गर्री आना १४१।२६२ 

गर्री पर आना १५१॥२७१ 
गलकटा ५॥१२ 

गलगल्ला ९१६२| २८६ 
गलगलों १६२। २८६ 
गलथन १३६॥२६१९ 
गलथनियाँ ११६।२६१ (अर) 
गलथनी १११श१८ (१८); ११४२: 
गलपटे ४०।१६८ 

गलसुरा १५०।२६८ (६) 

गलहैत ३॥५ 

गला, गला १६७।२६४ 

गलीचा २३२॥३६३ 

गलीज गद्दया २३०१३४७ 

गलेफ २३०।२४७ 

गलेफू ८७।२१४ (४२) 

गल्‍्ता ३॥६ 

गल्‍ला २०६।३२१; २१२।१२४ 
गल्हैत ३२५ 

गवदुम्मा १४६|२६४ 

गवा ४४१४ ३ 

गसा २६३॥४१७ 

गहककर १२२।|२४६ 

गहकना ११८।२४१ (१) 

गहना २४० |३६१ 

गहना पाता २४२॥४० ३ 

गहने २४२॥४०३ 

गाँगरा ११३२ 

गॉँठगोभी ५३|१७३ 

गाँठन २१६।३६८ 

गाँठना ६१४ 

गाँठा ५६। १८३; शद। १८६ 

गॉड़र ४६१६७; २३२।३६३; ७०: 
गाँड़ा ३४११० 

गॉँड़े १६०।३०७; २४।११ १ 
गाँस-गाँस ८६।२१४ (२६) 

गाई १५१।२७०; ६।१४;२४८। ३८७ 
गागर १६८|३१२; २०८॥३१६ 
गागरी २०८।३१६ 


गांजर ४०|१३० 

गाजें २६४|४२० 

गाड़ ६६।१६ ३ 

गाढ़ा २२६।३५०; २२३।३४३ 

गाती २२६।३२५४ 

गाती मारना २२६।२४४ 

गाभा ७।१७ 

गाय १९४५।२३६; ९३१९।२५२; १२६|२४० 

गाय ऐनरी कर लाई है, अब साँम-सबेरे में 
ब्या पड़ेगी १२७।२५४० 

गाय मिलना १२६|२४० 

गाल २४७।३२८३ 

गालमसूरी २७१।४५१ (अ) 

गावची ११३।१३१८ (१३) 

गाहूटा ५७। १८५; ४४१४० 

गाहना ४४।१५०; ५४॥| १८३ 

गिंदारा २६८।४३१ 

गिजा २७०|४४४ 

गिजाई ८१।२१३ (४) 

गिटई पड़ना ६०|२१७ 

गिड़गम १६६।३१४ 

गिड़रा ७६।२०८ 

गिड़रियाई ७६२०८ 

गिड़ारी ८०।२०६ 

गिड़ोया ८१।२१३ (६) 

गिदरा ७७|२०४ 

गिरिगिट या करकेंटा ८२२१३ (७) 

गिरदी २०८।३१६ 

गिरारों ६०।२१६; ६२॥२१६ 

गिरुई ८०।२०६ 

गिर्र १२३। २४८ 

गिल॒हरा २१२॥२६३ 

गिलहरियाँ ७८|२०४ 

गिलहरी ८२।२१३ (८) 

गिलाफ २३२॥३६२ 

गिल्लाया १७६।३०२ 

गिलास २७२।४५८; २१७]३३६; ७४|४६० 

गिल्हनफोर ८४।२१४ (१०) 


गिल्ला १६।४६ 
शेप 


गिल्लियाँ १८६।३०५ 

गिल्ली ७।१७; १११२श८० (६५; १६६॥३१४; 
७|७ 

गिल्लीडंडिया १७३।२६७ 

गिहुआँना ८४।२१४ (११) 

गीतगवइ्यनों ४०१६६ 

गीदी १७६॥३०२ 

गंद्रेला ऐन १३५।२५६ 

गुच्छी २४५४।४०५ 

गुजरी २३१।३६१ 

गुजार बन्दिनी १७३।२६७ 

गुजियाँ २७१।४४८ 

गुजिया १६८।४३४ 

सुटकी १७४|२६७ 

गुटिया १३६।२६१ 

गुद्-सा १२७।२५४० 

गुठिला २२६।४१२ 

गुड़ १६२।३०६ 

गुड़श्या १६१९।३०८ 

गुड़गुड़ी २७२।४४७; २७२|४५६ 

गुडगोई १६१।३०८ 

गुड़ा ७८|२०७ 

गुड़ाई २६।११८ 

गुड़ियाँ १६६।३११ 

गुड़िया १०२७; ३६ 

गुड़िहा शध्शरन्ण 

गुड़ी श्य६३०४; १८८ ३०६ 

गुड़ीमुड़ी ८७७।२१४ (४२३) 

गुदू ३७;१८४॥३२०५४ 

गुदनहारी २४६। ३८२० 

गुदना २४६।१८०;१६५॥३११ 

गुदनारी २४६|१८० 

गुदनौटा ६१।१६० 

गुदरी २३०।२५६ 

गुदलइयाँ १५६।२७६ 

गुद दा १४६ २७६ 

गुद्दिया १८३४ 

गुद्दी १४५६।२७६ 

गुनकी ८४।२१४ 


भुना २६४।४२० 

गुनीली १३११।२५२ 

शुफना १६।४६ 

गुफनियाँ १६॥४६ 

गुबरीला ८२।२१३ (६) 

गुबरेसी १८०।३०४;६०। १८६ 
शुब्बारा २४२।२३२७३२ 

गुम्मटदार १२२।२४६ 

गुम्मबाइ १४०।२६८ (६) 

गुम्मरि १२५॥२४६ 

गुम्होंडा १२५४५ 

गुरगाँठ १४७|२८० 

गुरगोई १६१३०८ 

गुरचनी २५।७५ 

गुरबरी २६८।४२० 

गुररई २७।८१ 

गुल ८५२१४ (१६); ८६॥२१४(३६) 
गुलचीप २५६।४०८ 

गुलदस्ता २२६।१६७;२३६।| ३६७ (५) 
गुलदाना २६६|४२३७ 

गुलबदन २३२।३६३ 

गुलम्बर १७६।|२६८ (७) 
गुलसनपट्टी २५६॥४११ 
गुलाबखजूर २७०।४४४ 
गुलाबजामुन २७१।४५२ 

गुलाबी १०१॥२३२ 

गुलिया १२०।२४२ (१०);१३६॥२५४७ 
गुली २६६।४२५ 

गुलीबन्द २५६।४०८:२३ १॥३४६ 
गुल्लक २०६।३२१ 

गुस्ताने २६२। ४१६ 

गुृहना २४०।३६६ 

गृहने २४०।३६६ 

गुहेनियाँ ८४)२१४ (१३) 

गुहेरिया ६७१६४;७३।२०२ (२४) 
गुहेरियों ६७१६४ 

गज २४४।४०५ 

गजा २६६।४३प 

गूंठा २६०।४१२ 


( १६२ ) 


गूंड़ी ८२३०४ 

गूंघना २६३।४१८ 

गूजरी २४६॥४१११ श्थूण।३०६ 

गूड़ी १८२।३०४ 

गूदरा २२३।३४३ 

गूदड़ २२३।३४३ 

गूदड़ी २३०।३०६ 

गूदरि २२०।३५६ 

गूदरी २३०।२५६ 

गूल ११५॥३०;५३|१७२; ३४।१०६ 

गूलर ४११३४ 

गूला ४१।१२४; ९१६१।३१० 

गूहटा ६७|१६४ 

गूहानी ६७१६४ 

गेंडुआ २३२॥२६२ 

गेंदुआ २३२।२३२६२ 

गेड़ा ७।१७ 

गेड़ी २०१।३१५ 

गेंचनी २५॥७४ 

गेना १५४८।२८२; ५७ १८४ 

गेनी १३२।२०३ 

गेबतकी १४६|२६५ 

गेरमजरुआ ६५।॥१६२ 

गेल ६२।२१६; २४३।३७४; २६३।४१६; 
६५॥।१६२ 

गेहूँ ४७|९६० 

गोँंट ४६।१५७ (५४) 

गोंठना २६६।४३४; २२६।३५४० 

गोंद १७६॥३०२ 

गोंदपाग २७१।४५५ 

गोईंड ६७।१६४ 

गोई १११।२३७ 

गोएंड़ ६७।१६४ 

गोएड़ा ६७१६४ 

गोएरा ६७।१६४ 

गोखरू २५५|४०४; ११३२; ११२६ 

गोजई २५॥७५४ 

गोझा २३३।३६४; २३२।३६४ 

गोट ५।११; २३३।३६५; २३४) ३६५; २२६। ३४४ 


गोड़ २६११८ 

गोड़ टूट जाते हैं ६०।२१६ 
गोड़ टूटना ६०२१६ 
गोदना २४६॥| २८४० 

गोधन २०५॥३१७ 

गोफन १६४६ 

गोफन की चटकन १६॥४६ 
गोबर ( सं० गोमल ) २०।६६ 
गोमी ३६।११६; ४०१३० 
गोर १३१|२७० 

गोरख धंधा १५७|२८० 
गोरख फंदा १४७] र८० 

गोरा १२३।२४७ 

गोरबन्द १६४॥२६२ 

गोरिहा ७२।२०१ 

गोल २०८।३२० 

गोलक २०६।३२१ 

गोलदज २२६।३५० 

गोलबुज २०६।३१८ 

गोला २३४।३६४ 

गोलाबारी ७३२०२ (२५) 
गोलिआ २३२।३६१ 

गोलिये २३२।३६१ 

गोसा ६१।१६०; १८० ३०४; २४३१॥४०५ 
गोह ८२।२१४ (१३ ; ८२।२१३ (१०) 
गोहच ६०।२१६ 

गोहबन ८४।२१४ (११) 
गोहाना ८४॥२१४ (११) 
गौंडा ६७१६४ 

गोंतरिये २७२॥४५६ 

गौंदरैल ऐन ११५४॥२५६ 
गोखा १७७।२६६ (२) 

गौन १६४।२६१ 

गौनरी १३६२।२७१ 

गौनि १४२।२७१ 

गौनी ४॥६ 

गौसुम्मा (गऊसुम्मा) १४६।२६४ 
गौहानी ६७१६४ 

ग्याबन होना १२६।२५१ 


( रह३ ) 


ग्वारिया १५४।२७४; ६५।१६२; १२६।२५० 
ग्वेंड़ा ६७।१६४ 


(घ) 
घँघरिया २३१।३६५४ 
घटमलला ९५६।|रण८० 
घटा ८।२१५ 
घड़ा २०६।२१८ 


 घड़ोंची २१४।३२८ 


घणटी २१७।३३६ 

घनोंची २१४१२८ 

घन्नई ४४।१७७ 

घमका १००।२३२ 

घमछाहीं ८६।२१६ 

घमरकी १६६।३१४ (३) 

घमरा १६६॥३१४ 

घमला २०६॥३२१ 

घमसा १००।२३२; ८१।२१२ 
घमिवाना श्८। १८६ 

घमियारी १३०।२५२ 

घमेल १३०।२४२ 

घया १७७|२६६ (२) 

घर १७१।२६७ 

घर्राहट १७५१ 

घरुआ १२५३॥२४६ 

घलथरी २१४।१र८ 

घल्ला २०६८॥३१६ 

घल्लिया २०८।३१६ 

घसीटे १४२॥२६३ 

घहचड्ड €७|२२७ 

घहघड़ड कौ मेह ८६।२१४; २४।७४ 
घाँधरा २३३।३६५; २३४।३६४२ 
घाँघरी गंजा ७३२०२ (२६) 
धाँटन ६।१४ | 
घाद श्प्य्य।२०६; २३३।३६४ 
घादकी १३६।२४८८ 

घादा २६६।४२४ 

घाम ७६॥२०६ 

घारे २३२।३६१ 


घिटना ६।१४ 

प्रिनौची १७८।२६६ (३) 
घ्ियारी १३५।२५६ 

पिरगुली ८३/२१३ (१); २७३॥४घ८ 
प्रिराई ६०१६२ 

घिरोला ६०। १८६ 

घिरोली ८३२१३ (१) 

घीउ १६६॥३१४ 

घीया १६६॥३१४ 

घीयाकस २१७|३३३; २७०|४४० 
घुधरारे २४०|३६६ 

घुंघरुआ २५८।४११ 

घुइयाँ ५३।१७६ 

घुश्यों २६४५।४२०; ४३।१७६ 
घुटन ८६|२१५ 

घुटनला २२७।२५२ 

घुड़चढ ता १४२।२६३ 
घुड़सवार १४५०।२६६ 
घुड़तार १७६।३०३ 

घुड़िआ १४०।२६२ 

घुड़िया १०।२७ 

घुड़ेत १४०।२६२ 

घुड़ेतों १४६।२६५ 

घुन २६॥६१ 

घुमड़न ८६|२१५ 

घुरगाँठ १४७| र॒त० 

घुरेत। ६७१६४ 

घुरगाँठ १५७| रट० 

धुर्रा श्य६।३०५; ४६१५७ (६) 
घुँगला ८४।२१४ (१५) 
घूधर २४२।३७३ 

घूंघरा २४२।३७३ 

घृघरू २६२।४१६ 

घूँघरे १६२।२८६ 

, घुंसना १४२।२७२ 

घूम २३४।३५४ 

घूमर २४०।३६६ 

घूरा ६७।१६४ 

घेगरा ४११७१ 


( २६४ ) 


घेघरा ६१।१७१; ८२०|२०६ 

वेन्‍्नी १८४।३०४: १६५॥३११ 

घर १२८।२५०; १६॥४६; २३१३।३६५; 
श्य१।३०४; २२०।१४७;  १७६|३० ३; 
१२६।२४० 

घेरनी १८४॥३०५; १६५॥२११; १४५।२७४; 

घेरा २०६।३१६: 

घेल्ला ६६१६५ 

घेवर २७१|४४० 

घोंदुआ १५०।२६८ (८) 

घोट २२६|३०४४; २३४।३६४: 

घोटा १६२।३०६ 

घोड़ा २२१।३६१; १४०।२६२ 

घोड़ा पछाड़ ०४८।२१४ (१४) 

घोड़ी १४०।२६२;२४६। ३८२ 

घोदुआ ७७|२०४ 

ध्यारी ११५।२५४६ 


(च) 
चेंचीड़ा ५४।१७८ 
चँचेड़िहा या चँचेड़ेवारी ७३।२०२ (२७) 
चँचौदा १५।४३ 
चँचौदा लग जाना- १४४३ 
चंदठआ २५१।३६७; २३२।३६१ 
चंदुआ २१२।३६१ 
चंदुला १२३।२४७ 
चँदुली १३११।२५३ 
चंडोसा ६४।२२३ 
चंदिया २६५।४२१ 
पघक ६६।१६४५ 
चकई २१५|३२६ 
चकचूँदर १२७|२५० 
चकचूद्रिआआ १२७|२५० 
चकडोरी २१५४।३२६ 
चकता ६६॥१६४; ६८।१६४ 
चकती २१४॥१२६ 
चकरा २१५०।३२२ 
चकरा २१४॥३ २६ 


. चुकरावलिया १४७२६५४ 


चकरावत १४६।२६७ 
चकरिया २१०।३२२ 

चकला २०१११४ 

चकला की चद्रर २३५४।३६५ 
चकला की चादर २२५।३६६ 
चकल्लस २४३|३२७४ 
चकवा ४५४।१४४ (४) 

चका ४४। ९८०२) २॥६ 

चकुला २०१११४ 

चक्का १८५॥३०४ 

चकक्‍्काबूई श्थ)३०६ (४) 
चखौंगा २५१।१६८ 

चडगा १४८। २८३ 

चचुआ १५॥४३ 

चटका ७२।२००; व्१२१२ 
चटाई श्यू८घ।२०६ (४); २१२।२६३ 
चटीकरी ५०। १८२ 

चट्टठा २१३५।३२६ 
चट्टा-चौपई २१५।३२६ 
चड॒डा १३१|२७० 

चड़ई १६२॥३०६ 

चड़ना १६२॥३०६ 

चड़आ १६२।३०६ 

चद्दर २२४।३६६ 

चद्द्रा २३०३५४६ 

चना ५११७० 

चनिया २३३२॥।३६५ 

चनौरी २६८।४९ रे 

चन्दन गोह २२२१३ (१०) 
चन्दनहार २४७|४०६ 

चन्दा २४२|४०३; २४०।३६४ 
चन्दातारई २४५। २७८ (३); २३२। ३६२३ 
चन्‍्दासूरणज १४७२९४ 
चन्द्रकला २७१ ४४८ 
चखपकन २२४ २४५ 

चपटा २०८।३१६; १७॥४१; ९७३० 
ववपटासिगिनी १३६।२४७ 
चपटिया २०७।३१६ 

घपाती २६४॥४२१ 


( २१६५४ ) 


चब्रेनी २६६।४१३६ 
चमकचूड़ी २५८।४११ 
चमकना ६०।२१७ 
चमकनी १३२।२५४ 
चमकनो १२४।२४८ 
चमका ८०।२०६ 
चमचम २७०।४४रे 
चमचिया २१६।३३२ 
चमरखें १६६।३११ 
चमरबातबरी €७।२२५४ 
चमरौला ७३॥२०२ (२८) 
चमौटा २११॥३२३ 
चमौना १३८॥२५६ 
चम्पई १४७२६५४ 
चम्पाकली २४७।४०६ 
चम्बला ११३।२३६ (६) 
चम्बला बेल ११४।२२६ (६) 
चम्मच २१६।३२२२ 
चया १८४०।२३०४ 
चया दोबना १८१।३०४ 
चरका ८८०।२०६ (२) 
चरख ७७9)।२०४ 
चरखा १६०५॥३२११ 
चरखी १८५॥३००४६ १६०४॥२१९१ 
चरनचाप २४६॥४११ 
चरनपदम २५६।४११ 
चरनामिर्ती १३२।२०३ 
रस १२ 
चरी ४३॥१४४; ७६॥२०८ 
चरुआ २०७।३९६ 
चरमरी १८७|३०६ 
चलगत १४२।२६४ 
चलनी २००।३१४ 
चलामनी २०७।३१६; १६६।३१ ३ 
चवइया २४२।२७४ 
चहनच्चही २४४। ३७८ 
चहोरना ४४।१४४ 
चहोराधान ४४१४४ 
चाँक १वाश्त; ६०१८६ 


चाँक देना ६०। १८६ 

चाँक लगाना ६०।१८६ 

चाँची २३५।३६६ 

चॉड़ना २६३१।४१७ 

चाँड़ा २६३।४१७ (२) 

चाँद १३१।२०३ 

चाँदनी २३२।३६३ 

चाँदसाई २६८॥४३३ 

चाँमड़ ५२७२४६ 

चाँईमाई रोग १३१८।२५६ 

चाक १६२।३०८; १६१।३०८; 
२२६|३४३० 

चाकी २००३१५ 

चाकी औरना २००।३१४ 

चाकी औओरते २०२।२१६ . 

चाकी चलाना २००।३१४ 

चाकी पीसना २००।३१२५ 

चादरा २३०।३५५६ 

चानसाई २६८।४१३३ 

चाबुक १६१| २८६ 

चामड़िया ७२२०१ 

चालीसा ६८।१६४ 

चाले २४२।३७७ 

चावल ४७१४६ 

चासनी १६२।३०८ 

चिउञ्मा २४७। ३०४ 

चिक २४५६॥४०८ 

चिकनिया २२६|३६७ 

चिकनिया कढ़ाई २३६।३६७ 

चिकनोटा ६६।१६३ 

चिड़ी २३६।३६७ (६) 

चितकबरा १२३।२४७; १५४२।२७३ 

चितकबरी १३२।२५३१ 

चितमम १४५) २६५. 

चितवा ८०२११ 

चितेमा २४५।३७८ ु 

चित्तियाँ २४३।३७६ 


चित्ती ८४२१४ (१६); ८०२१० (४) 


१६५७॥२१ १ 


( र६६ ) 


चिन १६२।३०६; ८०।२१० (१) 

चिनग १४६। २६८ (0) 

चिन्नामिरती १३२।२४३ 

चिपिया २००॥१ १८ 

चिमटा २१५॥३३० 

चिरइया १६६।३१२; २६२।४१६; १५५॥२७५ 
१४] २८; ४२|।१७२ 

चिरइया-विरौटा २३६।३६७; 
(१) 

चिर्‌इयाबिस १२४॥२४६ 

चिरकनियाँ १३६।२६१ (अर) 

चिरवा ४६।१४८ 

चिरैमा १६॥६० 

चिरैया (चिरइया) ७।१७; श्थश्थ 

चिर्य १२१।/२४२ (१५) 

चिलचिलाती ६३।२२८ 

चिलम २०६।३२१ 

चिलमद्रा २७४॥४६०, २७२। ४५८ 

चिलम भरना २७३॥।४६० 

चिलमा २०६।३२१ 

चीआ ४४।१५४३;४४। १५४२ 

चीका १७६।२६८ (५) 

चीज २४०।३६१ 

चीजें २४४।४०४ 

चीतन १६५॥२६३ 

चीतना २४२३।३७६; २४५।३७८ 

चीती ८५॥२१४ (१६) 

चीथरा २२३।२४३ 

चीनी १६०।२८७ 

चीनियाँ १४३।२६४ 

चीपटकाँचली ८४।२१४ (६) 

चीमटा २१५३-३० 

चीर २२३।३४३ 

चीरा २२४।३४४ 

चीलअंडिया दुपहरी १००।२३१ 

चीला २६४॥४२० 

चीलों २६६।४३६ 

चीहों-चीही १६७।२६५ 

चुंद्री २३५।३६६ 


२३६॥ ३६५ 


( २६७ ) 


चुकटी २६०।४१२ 

चुखेटा ११६|।२४०; , ११७।२४०; ९१४॥२४० 

चुखेटियाई १३०।२५२ 

चुखेटी १३४। २५४५ १२९८।॥२५१ 

चुगुल रण्राश्ग्ट 

चुचामन ७।१६ 

चुटइयाँ २४२।३७३ 

चुटकीछुलला २६२॥४१६ 

चुटिया श्य१३०४; 

२४०।३७२ 

चुटीला २४३।३७४ 

चुटूठआं २४०|३७१ 

चुतरकटी अंगरखी २२५॥२४८ 

चुनिया मसीना ४४१५१ 

चुनी १४४॥२७४७ 

चुप्पा १४६।२६५ 

चुभोकर ५४१७८ 

चुभोना ३४१०६ 

चुरहैला ७३।२०२ (२६) 

चुरैलिहा ७३।२०१ 

चुँदरी २३०।२६६; २४५।२७८ (४) 

चमकघम्बाल १४८।२६६ 

चूक खट्‌टा २६८।४३२ 

चूका ९१५४१ 

चूड़ियाँ २२८।२५३ 

चूड़ीदार २२८०।३५३ 

चुन २०२।३१६; २००।३१५; १५५॥२७४; 
२०७|३६१६ 

चूनरी २३५४।३६६ 

चूर ९७३०६ 

चूरमा २६४।४२० 

चूरा १०।२८; ३॥२ 

चूरिये १७४।२६७; ८।२१ 

चूरे ८२१ क्‍ 

चूल्हि १७७।२६६ (१) 

चूहरैला ७३।२०२ (३०) 

चूहे छद्[२०४ 

चूहेदन्ती २६२।४१४ 

चेंगी १६६।३१२ 


२४०|३७०; 


चेंडा ८२२१३ (११) 


 चैँटी छ८।२०६; ८२।२१३ (११) 


चेंपा ८०|२१० (५) 

चोंखना ११४|२४० 

चोंचिया २६२।४१६ 

चोइये ५४|१७८्: 

चोकर १५५४।२७४ 

चोकला ४१|१७० 

चोकले १५४॥|२७४ 

चोखरा ७११६८ 

चोटी २४०|३७०; २४३|४०५४ 

चोद्दी १३३।२०४ 

चोड़ १३०।२४२ 

चोढ़ा ४२३।१४५ 

चोथ ६१।१६०; १३११॥२४२; २०।६६ 

चोरा २३३।२६४ 

चोराबारी २३२।३६४ 

चोका २२४।३४४ 

चोली २३३१।३६४; २२५|३४७ 

चोंका १६८। २६६ 

चौंकाना १०१।२३२ (२) 

चौंट ४३।१४५ 

चोंटना १५१।१७१; २४०।३६६ 

चौंटिया २४०।३६६ 

चौंडोल २०५१ १८ 

चौंतनी २२०।३४६ 

चौंतरा १७१॥२६७ 

चौंतरी २१४श२८ 

चौंप २४३॥ ३२७४३ २४६|४०७ 

चौंपी घरना या चोंपी लगाना ५१२ 

चौंपी रखना ३२६।१२६ 

चौंसठ फुलिया श्यू८।३०६ (२) 

चौक १७४ रह्थ; शष्नर६६; श्ण६ं३२०६; 
१४७।२६६ (३) | 

चौकड़ा २१८।३३७ 

चौकड़िया हार ७३|२०२ (३१) ह 

चौकड़ी ६€८८।३०६ (१); २०६७; १४७।२६६ 

चौकड़ी भूल जाना १७ २६७ 

चौकलिया २२४।३२४६ 


( रेहंट ) 


चौका १४७।२६६; १७७।२६६ (१) 
चौंकिया १८८।३०६ (४) 
चौकी २३५।३६६; २५८|४०६; २१४।३१ २८ 
चौके २४३।३७४ 

चौखट १७१।२६७ 

चौखर २४७४ 

चौखना २३६।३६७ 

चौखाना २३६।३६७ (७) 
चौखारा ३८।१२४ 

चौखुं टा ७३२०२ (३२) 
चोखूँटिया ताबीज २२७३५० 
चौगामा १४८।२६६ 

चौघेरा ३०६८ 

चौचर १४६।२६५ 

चौतई २३०३५६ 

चौतारा ८६।२१४ (४३) 
चौथनी १३६।२६१ (अर) 
चोदस १४२४८ 

चौदन्ता ११६|२४० 

चौधर १४४।२६४ 

चोनाये १॥२ 

चौनाये खुदाना १२ 

चौपई २१५४॥३२६ 

चौपता ४११३३ 

चौपारि १७८।३०० 

चौपैरे १२ 

चौफगा १८ण८।३०६ (४) 
चौफड़ २३६।३६०; २३६।३६७ (१२) 
चोफड़ा १७४।२६८५ 

चौफड़िया श्८ू८।३०६ (३) 
चौफुली श्य८।३०६ (२) 
चौफेरा श्य८|३०६ (४) 
चोबगले २२६।३५४० 

चौबारा १७५।२६८ (२) 
चौबीसा ६८|१६५ 

चोमासा ६६।२३० (२) 
चोमासे ६१११८ 

चौर ७८।|२०४ (१) 

चोरंगा १४८२६७; १२५२४६ 


चौरंगिया १४७|२६५ 

चौरा छ८।२०४; २२६।३४०; १२१॥२४३ ( 
चौरासिया २६२।४१६ 
चौरासी १६२। १८६ 

चौरी ११२।२५४३ 

चौलर २३०।३४६ 

चौवरी १६॥४६ 

चोवाई ६७।२२४ - 

चौसरा १७४२६८; 
चौसलल्‍ला १७४६८ (११) 
चोहता २।३ 

चौहद्दी १६४६; ६४१६२ 
चोहल्लर २३०|३५६ 

च्वान पोखर ७११६८ 


(छ) 
छुटना २१६।३२३२; २०१।३१६ 
छंंगा १५२।२७३ 
छुई १७४।२६७; १६४।२६१ 
छुजो नायेँ २२६।३२६६ 
छुज्जा १७६।र६८ (५०) 
छुट्ूकरी २२५।१२४६ 
छुठ ९२१।२४८ 
छुड़ १५४।२७४; २४६।३६० 
छत्ता ५०।९६६ 
छुत्तीस श्यू८।३०६ (४) 
छुत्तर २३२।३६१ 
छुंददर ११६|२४० 
छुंन २६१।४१४ 
छुन्ना १६१।३०७ 
छुपका १२५॥२४६ 
छुपकली ८२।२१३ (१२) 
छुपकिया ८२।२१३ (१२) 
छुपकिया पड़ना ४२॥१४२ 
छुपर-छुपर ६२।२१६ 
छुप्पर १७५॥२६८ (४) 
छुबड़ा १६।६० 
छुबड़ा लगाना ६०। १८८ 
छपरा ९६॥६०; १६॥६४ 


( 


छुबरिया १६६० 
छुब्बीसा ६८।१६५ 
छुरना २०२।२१६; १७८॥२६६ (३) 
छरैरा २४; ८४२१४ (१४) 
छर्या १४३२६४; १२३॥२४७; २११।३२४; 
छर्री १३२।२५३ 
छुलनी २००।३१५४ 
छल्ला २६२।॥४१६; र४८।३२८०७;२४१|४०० 
२३ १।३६९ 
छुल्लिया २४१।३७५ (५) 
छल्लिया बँधाव २४३।३७४; २४१।३७१; 
छुल्ले २४३।३७४ 
छाँगुर ३३५ 
छाँटन २०१।३१६ 
छाँहर ३॥५ 
छाँहरे २४०।३६६ 
छाक २६८।४३१४; २६३।४१७; २६६।४१३४; 
रणोन४) ९६०।२५२ 
छागल २५६।४११ 
छाछ २००॥|३१४५ २६३।४१७; २६६|४ २४ 
छाप २६२।४१६१ २३९१ |४०० 
छापा २३६।३१५७ 
छात्र €०।२१६ 
छिकला २०।६६ 
छिकड़ी श्वथा३०६ (१) 
छिकलिया २२४।३४६ 
छिकोनिहाँ ७३।२०२ (३३) 
छिड़काव २११।३२४ 
छिदनता ११६।२४० 
छिपकली ८२२१३ (१२) 
छिपटा १६६।३१२ 
छिपर्य १२०।२४२ (६) 
छिम्ककर ४४१५३ 
छिरकन २११।३२४ 
छ्िरकाव २११।३२२४ 
छिरकेला ११३।२४७ 
छिरिया १३८।२६० 
छिलपिन २०६६ 
छींका १७७।२६६ (२) 
4. 


२६६ ) 


छींके १५६।र८३ 

छींटिया २११।३२४ 

छीतरी १६६० 

छीलन १६८॥३१५३ 

छीवे १६॥६३१ 

छुकले ४४।१५१ 

छुककन २०६६ 

छुट्टल ९११|२३७: १३३|।२५४ 

छू छ ४२१४३ 

छू छुरी ४३१४७ 

छेद ३|७ 

छेना २७० |४४ ३ 

छेनिया २७०|।४४३ 

छेपड़े १९०।२४२ (९) 

छेपरे १९०।२४२ (६) 

छेवटा १६६।३१२ 

छैना १६८।३१३ 

छैलचुरी २५८।४११ 

छोइया ७११६८ 

छीछक २३४ ३१६५ 

छोर श्य२।३०४; २२६।३५६; २२८।३१५४४; 
१४७] २८० 

छोलना ३४१११ 

छोला १६०।३०७; २१७।३३५४; ३४१११ 

छोलाओं १६१|३०७ 

छोंकरिहा ७३॥२०२ (३४) 


(ज) 


जंग २६०।४१३ 
जंगल ६७१६४ 
जंगल जाना ६७]१६४ 
जंगल-भाड़े जाना ६७।१६४ 
जंगल फिरना ६७।१६४ 
जंगला १७६। २६८ (७) 
जंदनी १६६॥३२१२ 
जहइया ४८।१६२ 

जई ४०।१३०; ४७।१६०; ४४|१७८ 
जूक २०२॥३१६ 
जगत २|४ 


जग-भमन्न ६१॥२१६ 

जगमोहन २३४।३६४ 

जच्ा २२५।२६९६ 

जड़हन ४४।|१४४ 

जड़ियाईंद १७६॥३०२ 
जनमड़ड़ा १९०।२४२ (१३) 
जनमासे १५६।२७८ 

जनुआँ ११०।२६८० (८) 
जनेउआ ५४२।१७२ 

जबर ११४|२३९ (३) 

जबाड़ी १३५१|२७० 

जबुरिया १०।२७ ु 
जमउञ्ना चूल्हा १७७।२६६ (१) 
जमन ८६।२१४ 

जमनापारी ११८।२६० (२) 
जमनि ८६॥।२१५ 

जमराजी ध्द रश्द 

जमावनी २०७।३१६ 

जमुनाई ६८।२२८ 

जमुनायाँ हार ६८।१६४ (४) 
जमुनियाँ ११५।२२६ (६); ११३॥२३६ (६) 
जमेला ८६।२१५ (२) 

जरगना ७३।२०२ (२५) 
जरगला ८०२११ 

जरासूर ४३|१७३ 

जरूले २४५१।३६६ 

जरैला ७२२०१ 

जरैलिया ७२।२०१ 

जरो दे ५३१७३ 

जलकटा ३८।१२४ 

जलजीरा २६८।४३० 

जलतुरगा २७२।४४्८ 

जलभोंय ८१२१३ (६) 
जलहली २७३॥४श८ 

जलेबा २७१॥४४६ 
जलेबिया;।नाग ८५॥२१४ (१७) 
जलेबिया संखचूर ८६।२१४ (४२) 
जलेबी २७१।४४६ 

जवा २६६।४२६ 


ऋ€*०० ) 


जहरबाद १२४५।२४६;१४६। २६८ (२) 
जहाँगीर २६१|४१४ 

जाँगी १८८ 

जाँगिया २९८।३२५२ 

जाँगी ५५॥ १८३ 

जाँघिया २श९८।३५२ 

जाखिन ४३।१४८ 

जाजिम ६०|१८६:२३२।३२६३ 
जाफरी १७६।२६८ (६) ;१८८॥३०६ (४) 
जामन १६८।३१३ 

जामा २२४|३४४ 

जारा १८४६ 

जारी १८५६ 

जाला १४६।२६८ (३) 
जालिया २३४।३६५७ 

जाली २३६।२६७ 

जिजमान २१३॥।३२६ 
जिनावर १६।४६ 

जिमीकन्द ५३।१७३ 

जिमीदार ७२।२० १ 
जिमीदारा ७२।२० १ 
जीकुलनक्सा १४६।२६८ (२) 
जीन १६३।२६०; १४१।२६२ 
जीनपोस २३०।१५४७ 

जीमा साँपिन १३७| रणए्ट 
जीमना २६३॥४१७ 

जीमनी गिड़ार छल|२०७ 
जुगना २४७।४०६ 

जुगनू २५६|४०८ 

जुगार १३१४|२४५ 

जुगारति ११४।२४५ (४) 
जुगारना ९१४ २४४ 
जुकुआ ७३।२०२ (३६) 
जुतइया २४।७६ 

जुताई १॥१ 

जुतैया (जुतइया) २४।७२ 
जुरैठा थन १२७|२४० 
जुरेठिया ११५|२५६ 

जुलफी १७४|२६७ 


( ३०१ ) 


जूठे २०५।३१७ 

जूड़ा २४०।३७१:२४३| ३७४ 

जून १४५१।२७०;१७५४। रध्ट (४) 

जूना १७७।२६६ (२) ;१८१।३०४ 

जूने ४८१६३ 

जेंगरी १२८।२४१ 

जेट १७८।२९६९ (३); ४६।१८७; ४६।१६६; 
२४१११ श्व्ोश्द 

जेठ मास ६६|२३० (१) 

जेब २२५।३४८ 

जेंबर २४०।१६१ 

जेबरा १४७।२७६; १४८।र८१ 

जेबरी १५७ २८६: १८०६।३०५८ १८८४।३०५४५६। १४ 

जेर १९८।२५४० 

जेली २०६८ 

जेहर २०८।३१६; २५६॥४११ 

जेंगरा ११५।२४०; १३३।२४४ 

जेंगरी ११४।२५४५ 

जैमंगली १४७|२६५ 

जेलिया ७२।२०१ 

जेली ७२।२०१ 

जैसुरिया ४६१५७ (७) 

जोखती १६४।३१० 

जोखम १६८।॥२६६ 

जोगा ४|१० ु 

जोट १८६।३०६; १६८।२६६; १६१।३०७; 
१०१२२७) ४८ 

जोीटिया १६१।३०७ 

जोड़ी १७२।२६७ 

जोता २४|७२; ४॥१० 

जोतियाँ १६॥४६; १४ रे८; ९१४ 

जोती २११॥३२४; १४३८ 

जोते १२।३४ 

जोरावर ११६।२४२ (२) 

जोरावारौ ७३) २०२ (३७) 

जोशन (जोसन) २६०।४१३ 

जौंडरी ४३१४४; ७६।२०८; श१८श्द; 
४२|१४०; ४२।१३६; 

जौंहर ६४।२२१ 


जो ४७|१६० 

जो की होन सवा खेत में बबरि गई है ६६।१६३ 
जीनि १३३।२४५; १२७।२५०; १२पो२०० 
जौनियाई १३३॥२४४ 

जौमाला २४५७|४०६ 

जौलिया ४६।१५७ 

ज्वानी ४०१६८ 

ज्वारा ४८ 

ज्वारे १६७।२६४ 


ज्हौ-ज्हों १६७२६४ 


(भू) 


मेंडना १५४१ 

मंपा ४६। १४८ 

भमगरैला ७३२०२ (श्ण) 
भझंगा २२५।३४६; २२४॥३४४; २२०।३४६ 
भगुला २२०४॥३४६ 

भगुली २२९॥३४६ 

झंगे २२४॥३४६ 

मज्कर २०७।११६ 
भटोला १८७।३०६ 

भड़प ९७९२६ ७ 
भझण्डावारोी ७२।२०१ 
मनकबाइ १५०।२६८ (८) 
मऋनकारना ८२।२१३ (१३) 
भनत्ना €९| शरण 

भबरा ५२।१७२ 

मबुओआ ५२।२७१ 

भब्बा ११२२३८ (६) 
भब्बरा €२।२२४ 

मभब्बुआ २३४।३२६०४ 

मब्बे रण्ट।४१० 

भब्बो १४५२।२७३ 
भमम्मनवारी ७३॥२०२ (३२६) 
मरबेरियाँ ७२।२०१ 

मर लगना ध्शरश्द 
मरीला १२५।२४६ 

मरेला १२४१२४६ 

मरोना २१३।३२६ 


(५ शक ) 


भला ६शरश्८ 

भलाबोर २३४।३६४ 
भालूकरा €१|१श१८ 

मल्‍लर १६३।२६०; २३४।३६४॥ २२६। २४७४ 
भल्ला १६॥६० 

मभहली १६॥६२ 

माँक ६२२२०; ६३२२० 
काँकर १६।४६ 

भाँके (लू) ६२२२० 
माँगी (मोंगी) श८७)३०६ 
झाँकिन १६३।२६०; २४६॥४११ 
मझाँकी २०६।३२१ 

ऋाँकी माँगना २१०।३२१ 
फऊाँमर २४६।४११ 
भँवरभफल्ला १८७।॥३०६ 
भाइन १००।२३१; १६॥६० 
भाओदट ६२२१६ 

भाड़ २१५।३२६ 

मानने २०१३१४ 

भाबरा ५२।१७१ 

कामा २०७।३१९६३ १३।१७२ 
कोाय ६२२१६; ६२२२० 
भारी २०७।३१६ 

माल १६॥६० 

भालर ११३। २३८ (१८) 
मभालरा ५२।१७२ 

मालि १६॥६० 

भालिवारी ७३।२०२ (४०) 
भाले २४५४|४०५ 

भाबर ७३।२०२ (४१) 
मिकना १३१॥२४२ 
मिकिया १३१ २५२ 
मिनमिन ६१२१८ 
मिनुआँ ४५१५५ (५) 
भिरियाँ १७३।२६७ 

मिरी ७१६ 

मिलमा ४५१५६ (४) 
मिलमिलिया २४२|४० ३ 
मिलली ८२।२१३ (१३) 


भींगुर ८२।२१३ (१४) 

भीना १७६।२६८ (८) 

भीने रद्ां८७ 

भील २०६।३२१ 

भूंभनू ४२।१३६ 

मूंकुनी २६६१ 

भदुआ १४४।२६४ 

अआुकाना १३०।२५२ 

भ्ुकुएड १६२।३०८ 

भुगभुगिया ४०१६८ 

भ्रुग्गियाँ ५०१६८ 

भुटपुटा २७।८२ 

टिया ११३।२४५॥ १३४।२५२ 
ऋुटिया होना ११४।२५५ 
भुबभुची २५२४० हे 

भुम्मकसूल १४६।२६८ (१) 
भफुलनियाँ २४५२।४० ३ 

मुलसा ७६२०८ 

झ्ुरकुरी १४०।२६२ 

भुर ५३।१७३ 

मूआ ५४५। १८०; श्दोश्८ 

मूकू पार" २०२।३१६ 

भूमकी २००॥४०४ 

मूमर २४२|४०३; १शे८ो२४६ 
भूरना ४६। १८७ 

भूलें १६२।२८६ 

मूलों १६२।२८६ 

मेरी १२८।२५० 

मेला ४६।१५७ (८) 

मेले २४५२॥४० ३ 

भोटा १३४।२५४ 

मोर १६४।३१० 

भोरा ४४१५० 

भमोरिया १६४।३१० 

भोरी १६४॥३१०; १६०।२८८; १८५६ 
भोल २२६।३५६; २६६।४२४ 
मोला ६७ २२४ (२) 

मोंकिया १६१।३०७; १६२।३०८ 
भोंगा श्यर।३०४; ११६।२४२ (४) 


( 


मंगी श्य७।३०६ 

भौर ७८२०५ 

भोरना १२४।२४८ 

भौरनी १३२।२०३ 

कौरा १२४।२४८; ४३॥१७३ 
भौरिआ ५३।१७३ 

कौरी २६६।४३६ 

भौरों ५३१७३ 


(८) 
टगपुछा १२१।२४३ (१) 
टगपुलडी १३७२८ 
टंगलथेरों १३७२८ 
टंट्यंट ७३२०१ 
ट-ठ-ट-ठ १६७।२६४ 
टठुआ १४०॥२६२ 
टटुनी १४०।२६२ 
ट्टटी फिरना ६७१६४ 
टट्टू १४०।२६२ 
टड्डा २६०।४१३ 
टपका २६७।४२७ 
टपोर १४१।२७० 
टमाटर ४४१७८ 
टसर २२६।३४० 
टहल २७३।४६० 
टॉड़ १७६।२६८ (७); १६४८ 
टाठ ११२।१३८ (३); १३७ २४८ 
टाठि ११२।२३१८ (३) 
टाप १४१२६२ 
टापदार २१४ ३२८ 
टापरे १६॥६३ 
टापों १४१।२६२ 
टाल १९६२। २८६ 
टालों १६२।|२८६ 
टिकठी २१४।३१२८ 
टिकरी २५६।४११; २३२॥३६१३ २६४।४१६; 
२६८।|४२४ 
टिकिया २६४।४२०॥ २६८।४३० 
वटिक्कर २६४|४१६३ २१६।३२३२ 


१०३ ) 


टिखिटी २१४ ३२८ 

टिड॒डी ७प्त२०६ 

टिप्पल १४४।२६५४ 

टिपा १४४२६४; २७१।शृ६८ 
व्मिनी २५६[४०८ 

टिसंक १६।३४२ 

टिरिया २०७।३१६; ११५४॥२३६ 
टिल्‍लो लगाना १६३|३०६ 
टीक ४८ 

टीका ८४।२१४ (१) 

टीकाटीक घौपरी १००१२३१; १७६॥३०२ 
टीकुलिया १११।२५४३ 

टीड़ी दल ७छ८)२०६ 

टीप २४६।४०८ 

टीलिआ्रा ७०।१६७ 

टुकरिया १६।६१ 

टुकेला, २२३।१४३ 

टुबकी २३३।३२६४ 

टुडिया ४६।१५७ (६) 

टठुनुश्नाँ २५०।३६३ 

दँक २६३।४१७; २२३।३४३ 
टँँड़ी (सँड़ी) २३३।३६४; १६४।३१० 
टृमछुलला २४२।४०३ 


 दृूमनी २२०।३१४; २०६।३६१८ 


टेंट १६३॥३१०; १४६। २६८ (३); ४११३४; 
२४६।३६ ० 

टटीवारी ७३।२०२ (४२) 

टटुआ १११२१८ १६) 

टेकनी २१४३८ 

टेकिय १७८।३०० 

ठेढ़रा ७३२०२ (४३); ६६॥१६५ 

वेढरिया €४।२२१ 

टेदीमाँग २४१।३७२ 

टेनिया २१८।३३७ 

ठेनी २१८।३३७ 

टेसू २१०।३२१ 

टैना १३८।२६०; १२५।२४६ 

टैनआ २१८।३३७ 

टैमना ४३।१७३ 


टोकनी-टोकना २१७।३३७ 

टोढ़े २७५।२६८ (४) 

टोपिया २१७।३३७ 

टोपी २३१३६१ 

टोपे-टदोपियाँ २२४।३४५ 

टोसा २६३॥४१७ (५); २६३|४१७ 
टोह १११२ ३८ 


(5) 
ठड़िये ८२१ 
ठड़ेल ७२१६६ 
ठप्पा २३६।३६७; २४८॥|४१० 
ठरना १५४॥४१ 


ठहल १३४।२०४; १३६।२६१ (अ);१२६।२५१ 


ठसाठस भरना १८२।३ ०४ 

ठाँट १७५॥२६८ (४) 

ठाँठर १३०।२५४२ 

ठिठुरना १०१।२३२ 

टंठी ४३॥१४७ 

डुडडी ५४।१७६ 

डर्री १२१७२ 

डुस्सी २४६।४०८ 

टूंठों २५११४ 

टुड़ाड़ी ८४२१४ (१८) 

ठेगी २४०४॥४०४ 

ठेंठी २५६।४०७ 

ठेका ४६ 

ठेका मारना २६।७६ 

ठेर २६॥७६ 

ठेर्य ७३२०२ (४४) 

ठेहल रफ़्द्ा४१० 

ठोक २२८।३५४; १६४|३१०; २२४।३४४; 
र५८ा४१० 

ठोकर १२२|२४४ 

ठोड़ी २४७। ३८४ 

ठीमर २६६॥४२६ 


(ड) 


डंगरित्रा ७११६७ 


( ३०४ ) 


डंगर १११।२३७ 

डंगा १५४।॥२७४ 

डंगा लेना २।४ 

डंगी १४५५।२७४ 

डकराना १२८।२४० 

डगफार १४७|२६६ 

डढ्गीर १७५१; २४१।३६७ 

डढेली १३६।२६१ 

डबका ८०|२०६ 

डबुआ २०७।३९६; २१०।३२२ 

डरा १६।४६ 

डराय ८२१ 

डरेला ७३।२०२ (४५) 

डला २१४।३२२०; १६।६४ 

डलिया १६६० 

डले २०१।३१४; ४११७० 

डहर ६५।१६२; ७०।१६७ 

डाँग ३॥५ 

डॉगर ३६॥१२६; ३॥२; ८।२१; ७११६७ 

. ६६१६३ (३) 

डाँठुरा ५४।१७६; ४२।१४१ 

डॉड़ १७८।२६६ (३); ७७॥२०३; ६६॥१६५ 

डॉड़ना ६६।१६५ 

डाँड़ा २६।१२६, १४३८; ७३।२०२ (४६); 
४६ | १८४, ६६।१६४ 

डॉड़ी १६५।३११; १८५३० २५४५।३०५; 
२३२॥२६१; '५२।१७४ 

डॉड़े तोड़ना २२५।७६ 

डॉँफरे ४४१४० 

डाँस ८२।२१३ (२) 

डाट २५६|४०७ 

डार २६१॥४१४ 

डिठ्बैँघना २५१।३६८ 

डिठीना २५१।३६८ 

डिबिया २१६।११८ 

डिब्बा २१८।३ ३८ 

डींगर २४२॥३७३ 

डीक या उठनि ४८ 

डीकाभूली १८८।३०६ (४) 


डील १६६॥३१४; २।३; ११३० 
ड्गा ७०१६७ 

डुग्गी १३२।२४३ 

डुमकीरी २६८।४३० 

डुपटिया २२५।१६६ 

डुपट्टा २२२।३२६४; २२२।३४४ 
डुंगेदार २४८।४१० 

डगो ११२।२४३ 

डुड़रिया १३२।२५३ 

डेड़री ४३१४७ 

डंडा १२४।|२४६; १२०।२४२ (१३) 
डड्ड ८०॥२१४ (१६) 

डेरीलेंग २४७।१८३ 

डेल १६।४६ 

डेंग ३॥५ 

डेगर ३॥५ 

डाकला १३१।२५२ 

डोआ २१६। ३२३१२; २१०।३२२ 
डोई २१६॥३३२२; १६२॥३२०६ २१०।३२२ 
डो-डो १६७|२६४ 

डोर १४७|२७६॥ २१५॥३२६ 
डोरा रश्द,श्ध्८ 

डोरिया २२६।३४० 

डोल (फा० दोल) २११।१२३ 
डोलची २११।३२३ 


(ढ़) 
टेंढ़ेल २१६।३३२ 
ढकना १६६।३१४ 
ठढरकना ७०|९६७ 
टरका ७०१६७ 
दलतरवारी १२०१२४२ (११) 
ढलरिया २१४।३२७ 
ढला १६।६४; २१४)३२७ 
ठल्ला २१४।३२७ 
ढॉकर १६।४६ 
ढाँच २३२।३२६१ 
टॉड़ा १९०२४६१ १३१२५४२ 


कमी ही, 


टॉड़िनी १३१।२४५२ 


दाकिया ७३॥२०२ (४७) 

ढान १४१।२७० (२; १४१।२७० 
दारमा २६६|४ १८ 

दाल २०४॥४०५: २४५६।४०७ 
ठिंग २६४॥४२ १ 

दिदारी १५६।र२८३ 

दिरनी श््८ू३।३०४ 

टिलिआ खेत १५४॥१७० 
ढिल्लमुतान ११३।२३६; ११८।२४१ (३) 
ठिल्लमुतान बैल ११२।११८ ६) 
दिल्‍्ला ४५१५५ (६) 

दिल्लाबैंट १४५४२ 

ढीला ११८।२४१ (३) 

ढुस्सा २३१।३४८ 

हृहिआ ७०।१६७ 

टेंकली ७।१५ 

ठेका ७।१५ 

टेंकिया ७।१६ 

ढेंकी ७।१५ 

ढेका १४१।२६२ 

ढेड़ी २५२॥४० ३ 

ढेरना १८५॥३०५४ 

ढेरा श्यू+।३०५ 

ढेरों २४६।३६० 

टेनियाई ६७|२२७ 

ढेमना ४२१३६ 

टो-टो १६७।२६४ 

टोकसा २०४।३ १८ 

ठोड़ा १६।४६ 

ठोर १११।२३२७ 

ढोरा १६४६; २६।६१ 

ढोवा १६१३०७ ' 

ढौंड़ १७१।२६७ 

ढौकटा या धौकटा ७३।२०२ (४८) 


(त) 
तंग १४५॥२६४ 
तंगतोड़ १४५॥२६४ 
तंगी १५६।रण८४ 


तई १६२।३१०८ 

तकिया २३२।३६२ 

तकुआ १६६।३११; १६६।३१२ 

तकुली १६६॥३१२; २७३|४४६ 

तखत २१४ श२८ 

तखता ७३।२०२ (४६) 

तखरी १६४॥३१०; ४७| १८४ 

तगड़ी रपण्८।४१० 

तंगा १६६॥३२११ 

तगा पेसना १६७।३१२ 

तंगार १७६।३०२ 

तड़कन ६ ०।२१७ 

तड़का २७८२ 

तड़ा रोग ८१।२१२ 

ततइया ८१२१३ (३) 

तया २७२।४४८८ 

तये २१६।३३२ 

तत्ता ११४।२३६ (५) 

तत्तो १२७।२४८ 

तनिक १६८॥२६६ 

तनियाँ २३३।३६४; २२४।३४६ 

तनी २२५।२४८८ 

तपा ६३२॥२२० 

तपा तपना ६३॥२२० 

तपा तुइ जाना ६३२२० 

तथा तूना ६३॥२२० 

तपा बिग ड़ना ६३|२२० 

तपोवनी १३०।२५२ 

तबक १४६| २१६८ (२) 

तबरेजी २७१|४४६ 

तवेला १७६।३०३; १४०।२६६ 

तमा[खुला २७३|४६० 

तमाखू २७३।४६०; २७२।४४८; २३१।३६०; 
४९७९ 

तमिया २१७।३३७ 

तमेंख ५४१७६ 

तमेंड़ा २१७।३३७ 

तमे ड़ी २१७।३३७ 

तमैखुली २७३।४६० 


तरशइ्या ७३।२०२ (५१) 
तरकी २४४॥४०५४ 

तरपैरी लेना ५७१८४ 
तरबूना ५४१७८ 

तरबूजे ४०]१३० 

तरबेजी २७०|४४४ 

तरबाई १४८॥२६७ 

तरवा क्रारती १३२।२५४३ 
तराई ७०|१६७ 

तराऊपर ४६ | €व्य७ 

तरातेज ४३१७३ 

तरुआ १४६।२६५; २४०|३७० 
तरौंची ४|१० 

तरोौटा २००|३१५४ 

तलइया ७३|२०२ (५०) 
तलसा ८५|२१४ (२०) 

तवा २७२।४भघट 

तबे की चिलम २७२|४घ८८ 
तंसला २९७।३२१३४ 

तस्तरी २०५।११८ 

तहखाना १७५।र६८ (१) 
तवहमद २२८। ३४४७४ 

ताँता १०१।२३२ 

वाकऋर ९६€६|२१४ 

ताकला +५।२१४ (२१) 
ताकी ११८।२४१ (२) 

ताखी १४५।२६५४; ११८।२२१ (२) 
ताखो १३७।२घ्द 

तवागा १६६।३१२; १६७।३१२ 
तागासर ०५२१४ (२२) 
ताजी १४२॥२६३ 

ताड़ी १६४।२६२ 

वानना २३१॥३६१ 

तानें २३१।३६१ 
'ताबीज्ञ २५०।२६५; १६३|२६० २२७।३५० 
ताबेजिन्दगी २४८।३६० 
तामड़ा ८५२२४ (२३) 
तामेसुरी ८२२१४ (२२) 
तायमरना २१४॥३२६ 


२०७ ) 


तार १६६।३१२; १६७॥३२१२; ८६॥२१४ (४३२) तिलूला २००१३१४ 


तारइयाँ ८६।२१५४ 
तारई ८६॥२१४ 
तारकृतारी १३०२५४२ 
तारा १६०।२८८ 
तारी १६२॥२८६ 
तालतोड़ ६१२१६ 
ताव २१५।३२६ 
ताश २१८।३३७ 
तिकड़ी १८:८।३०६ (१) 
तिकारता २६।७६ 
तिकारना १६७।२६६ 
तिकोनिहाँ ७३|२०२ (४२); &८।१६५ 
तिकीनिहा &८।१६४ 
तिक्‌-तिक्‌ १६७।२६६ 
तिखारा २८।१२४ 
तिखूँटिया २२७।३४० 
तिपाई २१४र२८ 
तितर-बितर ४७। १८८५ 
तितारा य६।२१४ (४३) 
तिथनी १३६।२६१ (अ); १२७।२४० 
तिदरी १७४ १६८ 
तिनगिनी २६८॥४३ ३ 
तिन्नी २४८।॥ ३८८७ 
तिबैनियाँ १७२।२६७; १७३।२६७ (१) 
तिमन १७७।२६६ (१) 
तिमनिया २४५७॥४०६ 
तिमानी ३८०।१२४ 
तिमुलिया ४६।१५४७ 
तिरकीन २६८॥|४३ १ 
तिरेंमा टेंट ४११३४ 
तिल २४३।२७६ 
तिलक १६४॥२६३; २५४२|४० रे 
तिलकतोड़ १४५॥२६४ 
तिल का ताड़ बनाना ४४।१५२ 
तिलकी १४७।२६४७ 
तिलचामरा १११।२४३ (१) 
तिलहन ४४।१५४२ 
तिलरी २४५७॥४०६ 
0 


तिलौंही खसबोई ४०१६८ 
तिल्‍ली १६६।३१४ 

तिसाई ७११६६ 

तीकुर ४८।१६१ (१) 
तीकुरिया बाल ४८।१६१ (१) 
तीकुरों ४७।१५४६ 

तीत २५॥७४; ७६॥२०६; 
तीतरतन्ने ८६।२१६ 

तीता २६।७८; २५।७४ 
तीतुरी म३२१६ (४); २६६१ 
तीतुरी उड़ जाना ८३।२१३ (४) 
तीन गाँठ का पैना २७|८रे 
तीर श्य६।३०५४ 

तीली १६६।२१४ 

तीसा ७३।२०२ (५३) 

तीहर २२३। १४४ 

तीहर मठकाकर ५४०।१६८ 
ठुञ्ननी १२६॥२५१ 

तुइना १२६।२५१ 

तुक्‍क्री माँग २४१।३२७२ (१) 
तुतई २१७।३३६ 

तुरंग १४०।२६२ 

ठुरपन २२६।३२३० 

तुरपाई २२६।३४० 

त॒म्मर १६६। २६३ 

तुर्की १४२।२६३ 

तुर्रा १६१।२८६; ४०। १६६; १६।४६ 
वूना १२६।२५१ 

तूरी १०१६८ 

तू ले, तू ले १४२॥२७३ 

तेखर २५७४ 

तेरहियाँ ७२०२ (५४) 
तेलिया कीरा ८२।२१३ (१५०) 
तेलिया कृम्मैत १४३।२६४ 
तेलिया सुन्न ८६।२१४ (३३) 
तेली ७६।२०८ 

तैेस, तेस १६७।२६३ 

तैखाना १७४॥२६८ (१) 


( शरे०्थ ) 


तैपल १९४ २४८ 
तैमद २२८।२५४४ 
तैमन (सं० तेमन) २६७।४२८ 
तोड़ १३०|२४२ 


तोड़ा १२७॥२००; १३१४॥२४५४; १३३।२४५५ 


१३८|२५४६९३ २५२।४० २ 
तोड़ियाँ २२६।४११ 
तोबड़ा १४५६॥२७७ 
तोरई ४०।१३०; ४४१७८; ३२४।१०६ 
तोरन २१३।३२६ 
तोरा २६४२।४०२; १२७।२४७० 
तोला ५७। १८४; ६१।१६१ 
तौकी रघ्८।४०६ 
तौमरा ५४१७८; ३४)१०६ 
तौमरे १६६।३११ 
तौला २०७।३१६ 
तौली २१७।३३७ 
त्यौरस २०२।३१६ 
त्योरी १४२॥२६३ 


( थ ) 


थड़े १६४॥२६२ 

थन १९३५॥२५६; १२७|२४० 

थनकद्झ १३९।२५४२ 

थनत्ती १६०।२८७ 

थनैता १६०|२८७ 

थनिया १४५॥२६४ 

थनी १४४॥२६५४ 

थनेला १२७२५४० 

थप्पा रघ८।४१० 

थमवाई १४८॥२६७ 

थमेंड़ी २१४।३२८ 

थमेंरी २१४।३२५८ 

थरिया २१७।३३४; १६१।३०७ 

थरी १६१॥३०७; ८२२ 

थलथल ऐन १२७|२४० 

थलमरसा १४०।२६८ (८) 

थान १२७४।२६७; १७१।२६७; १४०।२६२; 
१४ ०२६६ 


थापरी ११३॥२३६ (४); ११४।२३६ (४) 
थापा ६०। १८८; '१६॥ १८३ 
थापी लगाना ५।१२; ३६॥१२६ 

थार २१७।३२३२४ 

थारी २१७।३१२४ 

थालमस्स १४०।२६८ (८) 

थूआ्रा ८१ 

थूनियाँ १७५।२६८ (३) 

थूमा ७१७ 

थेगरी ८६।२१५; २२१२।३२४३ 

थैलिया २७३।४६०; २३१।३६० 

थैली २२१।३६०; २७३॥४६० 

थोलक ८४।२१४ (६) 


(द) 


देतलाली १४१।२६२ 
दतीना २४३।३७५ 
दक्खिन ब्यार €८।२२६ 
दखिन पछाहीं ब्यार ६३॥२२१ 
दखिन पुवाई ध्नाररद 
दच्चें-दब्चे' १६४।२६३ 
दज्ज २९१।३१२४ 

दड़ी २३२।३६३; २३०।३५४६ 
दर्तेसी १४१।२६२ 

दरज २११।३२४ 
दद्गौॉच २१३॥३२६ 
दनंदान २६८॥४३३ 
दर्बेले चौक १६ ०३०६ 
द्रकंडा श८६।३०५४ 
द्रकना १८६।३०४ 
दरजेली ७२।२०१ 

दरात १७॥४३: १७४२ 
दराती १७।५४३ 

दरिया २६६।४२४ 

दरी २३०| २०६ 

दरेता २०१।३११४ 
दलगंजन ४५।१५६ (५) 
दलेबादल ४६। १४७ 
दुलिदर २४८।शथ८ 


दलेली २११।३२४ 

दलल्‍ल २१११३२४ 

दल्ला २११।३२४; ६।१४ 
दल्लान ९१७४।२६€८ 
दसकला २१५१।३२४ 

दस तपाओओं ६३॥२२० 
दसौता २३५।३६६ 

दस्ताने २६१।४१४ 

दहकी १४६॥|२६८ (२) 
दहरा १७६३० १ 

दहारा १७७।२६६ (१) 

दही १६८।३१३ 

दही-बड़े २६८|४३२ 

दही बिलोना १६८।॥३१३ 
दहैंडी १६६॥३१३ 
दहयौ,२००।३१४ 

दाँतना ११६।२४० 

दॉय चलना ५०४॥ १८३ 

दाँय चलाना ४४१४० 

दाँय ठीलना भ्द। १८६ 

दाँव चलाई दाँय चलाई) १॥१ 
दाँवरी ५४७| १८४; १४दारनर 
दागिल करके १११।२३७ 
दाब श८४।२०५; ९८१४ 
दाबची १४५१२७० 

दामड़ी १श्ल। र्दर 

दामरी ४७ १८४; १५८।२२२ 
दाल ५१।१७०; २९१।३२४; ६१९४ 
दास्त १४०।२६२ 

दाहा ९७५१ 

दाह्या ९१०१४ 

दिखाये की तीहर २२३।२४४ 
द्म्रिका १६६।३१२ 

दिल की प्यास २३२।३६३ 
दिला १७२।२६७ 

दिलादार जोड़ी १७३।२६७ 
दिलद्दर १४७।२६५४ 

दिवटा १२१।२४२ (१५) 

. दिवला २०५॥ ११८ 


( ३०६ ) 


दिवाली २०५।११८ 
दिशा मैदान जाना ६७१६४ 
दिसावरी १३५४॥।२५४७ 
दीवा १।३ 

दीम (दीमक) ७८॥२०६ 
दीमक ७८।२०६ 

दीया २०४३ १८ 

दीवट २०६।३१६ 

दीवठें १२१।२४२ (१५) 
दीवला २०५॥३११८ 

दीवा २०५॥३० 

दीवार २१श२३६४ 
दुकड़ी रपय।३०६ (१) 
दुगलिया कुन्नी १३६।२५४७ 
दुगामा १४८।२६६ 
दुगोड़ा ७११६६ 

दुतई २३०।३५६ 

दुदन्ता ११६।२४० 
दुधवरा २७०।४४३ 
दुधलपसी २६७।४२७ 
दुधार १३१२४२ 

दुधाली ४६।१५७ (१) 
दुघेल १३०२४२ 
दुद्ध रमुठिया ४२।१४२ 
दुद्ी ४६१५ (१) 

दुनाया १२ 

दुपता ४१।१३२; ७६।९०८ 
दुपतियरा ३७।१२० 

दुपती ३७।१२० 

दुपैरा शर 

दुपोस्ता अस्तर २२७।३५१ 
दुपोस्ते २२४॥३४६ 
दुबरसी १३६।२५२ 
दुबैला ७३।२०२ (५४४) 
दुमची १६३॥२६० 

दुम८ ६६॥|१६ ३ 

दुमठटिआ ६६।१६३ 

दुमही ८/॥२१४ (२४) 
दुमानी ३८।१२४ 


( ३१० ) 


दुरलुही ५५२१४ (२४) 

दुर २५१।३६६; २५०।३६६ 
दुरकी ७६।२०८ 

दुलंगी २२८।३५४ 

दुलकी १४७|२६६ 

दुलत्ती १६०।२८६ 

दुलती मारना १४०॥२६२ 
दुलदुल १४१।२६३२ 

दुलरी २४७|४०६ 

दुलाई २१५॥३६६ 

दुल्लर २३०।३५४६ 

दुबवारी १७२२६७ 

दुसंखी ३॥५ 

दुधाई ७३।२०२ (५६); ७११६६ 
दुसाकबाइ १४०।२६८ (६) 
दुसाला २२०।३४८ 

दुसूतिया २३६।२६७ 

दुहला ७२।२०१ 

दुहल्लर बिछुइया २३०।३५६ 
दू कन ६०२१७ 

दूत २६९१।४१४ 

दूध के दाँत ११६।२४० 

दूध चलाना १६८।३१३ 
दूध बरा २७०।४४३ (१) 
दूब ८४२१४ (४) 

देई १३३।२५४ 

देग २१७।३३७ 

देगची २१७।३३३ 

देवमन १४४।२६४ 

देवला ४६।१५७ 

देसी चौखट १७१।२६७; १५१२७ 
देसी १४५१।२७१; १३५।२०७; १४२।२६३; 


११३॥२३६ (१८); १६।६०; ४१॥१३७१ 


११५॥२३६ 
देह २०२।३१६ 
देहर ३॥५ 

देहरि १७२।२६७ 
देहरी १७२।२६७ 
दोखिल ११६|२४० 


दोगमा १४६।२६८८ (१) 
दोगली कुन्नी १३५४॥२५४७ 
दोबड़ा २२६।३२५४६ 

दोबना १८१।३०४ 

दोबरा ६०।१८०६; २२६॥।१५६ 
दोबरी ४७।१४६; २०१।३२१६ 
दोरई ४८१६२ 

दोवाँ ६२१६१ 

दोहड़ २२६।३५५ 

दोहर २२६।३४७४ 

दौंगरा ६१॥२१६ 

दौड़ १४७।२६६ 

दौना २११।३२६; १६६।३१४ 
दौमना १६६॥३१४ 

दौला ४११३३ 

दयौल ५११७० 

द्वँठा (द्वठी) १७२।२६७ 


(ध) 


धगना १६०।२८६ 

धगला २२५॥३४६ 

घजा रोपनी या ब्यार परखनी चौदस 
१०२।२२३२ (१) 

धनुकुटे २०१।३१६ 

धनकुटों १७८।२६६९ (३) 

धन चढ़ना १२६॥२४५ ६९ 

घनार ओसर १२८।२५१ 

घनार पठिया १२८॥२५१ 

घनियाँ २३८।३६८; '१३।१७३; 
४५।१५६ (६) 

धंपग मारना १७॥५१ 

धमधूसरी १३६।२५४७ 

धम्मक १४८।२६६ 

घध्रऊ २२२॥३४३ 

धरती १५६।२७७ 

धरती कार १११।२४३ (१) 

घरवा ८६€।२ १४ 

धरी ५७।१८४; ६२।१६ १ 

धर्म चुकटी २४८।३८८ 


घ्यार (यह शब्द घ्यार है) १३१२२ 
धाँच १८२।२०४ 

धाँस श्८।५६; २६४|४१६; श्८७|३०६ 
धान ४४९५४; ४७।१५४६ 

धाना २९१।३२४ 

थाप ९६२|३०६ 

धामन ८१॥२१४ (२५१; १६०।२८६ 
धार ६६।१६४; १३५॥२५६: १२६।२५० 
धार कढश्या १२६।२४०; १२६।२५४२ 
धारकढ़ेया १३५।२५६ 

घार काढ़ना १२६।२५० 

धार धरना ६०।१८६ 

धार निकालना १२६|२५४० 

घधारसा ८५२१४ (२६) 

घारी १७१॥२६७ 

घीमरी ४६१६६ 

घधीय २०२।३१६ (१) 

घनैना १६२।३०८ 

घ॒ुपंग १७॥४१ 

घ॒ुपंगड़ा १७।५१ 

घुबकटा ७१।१६८ 

घुमेना १९२॥३०८ 

घुरका द८। १६४ 

घुरके ६८।१६४ 

घुरिहा ७३।|२०२ (५४७) 

घुस्सा २२१।३२५४८ 

धूनियाँ ८३।२१४ (१) 

धूप-छाँद्र २३२३६ २३ 

धूप-छाहीं ८६।२१६ 

घूमना ९१६२।३०८ 

धूमसे १७७।२६६ (२) 

धूरिया २४४ रे७८ 

धूसरी १३६॥२५७ 

घैंकना १०१॥२३२ 

धोती २२८।३५४४ 

घोष ७११६८ 

धोबती २२८।३४४ 

धोबिया पाट ७३।२०३ (५८) 

घोंदा १६२।३०६; रेग६६ 


( हे११ ) 


घौंधा १६२।३०६; ३०६६ 

धोकटा ७११६८ 

भोताई धार १२७|२५० 

धौतायी २७८२ 

धौनी २०७॥३१६; १६६।३१४ 

धोपरधार १२७॥२५४० 

धौरा ११३२४७; ११५॥२३६; ११४।२३६ 
(८); ११४।२३६ (७); ८४।२१४ (६ ; 

धौरी १३१।२५३ 

धौरे १२३॥३४७ 

धौरे-घोपर २७८२ 


(न) 
नदोरा २०६।३२०; १५५॥२७४ 
नँदोरी १६१।३०७ 
नकार १४८।|२६७ 
नकुआ ३॥७ 
नकुए २३२॥३६१९ 
नकेल १६४|२६€ २;१६५॥२६ २ 
नक्किनी १८००।३०५ 
नक्कियाँ ६।१४ 
नक्की ३॥७ 
नख ३६।१२६; १४।३६ 
नख लौटना ३६॥१२६ 
नगाली २७३।४४५८८ 
नगौड़िया ११४।२३६ (५) 
नगोला ८७।२१४ (४४) 
नजर १३५॥२४६ 
नजारा ६।२५ 
नजारे ३०।६४; २६॥६० 
नटियाँ ११५।२३६ (१०) 
नठिया १११२३७; ११३॥२३६ (१६); 
१११५॥२३२ 
नटेरना ७११६८ 
नटेरा ७१।१६८॥ ७२२०२ (५६) 
नठैना ३॥२ 
नड़ा ११।३० 
नथ २५४।४०६ 
नहेँकारना १६७।२६६; २७।७६ 


( र१२ ) 


नहँची ४८ 

नहरा ८।२२ 

नहला ८२२ 

नह॒सुआ १२२।२४६ 

नपाना २३५।३२६६; २२७|२४६९ 

नफसेल १२५॥२४६; #८। १८६ 

नम्बरदार ७२।२०१ 

नम्बरदारा ७२।२०१ 

नमी होना १३८॥|२६० 

नरई १६।१८७; ६।१४ 

नरई के पूरे ६६। १८७ 

नरकटा ४|६ 

नरजा १६४।३१० 

नरम धार १३०।२४२ 

नस्मा ४११३७ 

नरयो ७११६६ 

नरा ६३॥२२११ ११२०; १६६।३१२; 
श्टय३| २०४ 

नराई ३५।१ १७ 

नराउली ११॥३० 

नराटाँगनी ६३॥।२२१ 

नराना २५११५ 

नरावा ३६।११७ 

नरियल २७२|४५०७; २७२।४०६ 

नरिहाई १११२२७; ६५१६२; १३२। २४४ 

नरी १६६।३११ 

नरुका १५६॥२७७; ४४|१७६१ ४२|१४९ 

नरेता ७११६८ 

नर्य ५३।१७४ 

नलकी २५६॥४०७ 

नत्ला ७|१७ 

नलिया ८।२२ 

नली १४८|२६७ 

नसका ४४१७६ 

नसकाद एथट७|३०६ 

नसेनी १७६।२६८ (८) 

नसौता ११६।२४० 

नस्का १२०|२४६ 

नाँद २०६।३२०; १६१।३०७; १५४।२७४ 


नाँदा ६१४ 

नाइ ३॥६ 

नाई ६॥२४३ ३०६६ 

नाऊबारो ७३।२०२ (६०) 

नाक ४३।| ९४१३ 

नाकसेब २६६।४२६ 

नाकी १६५४॥२६२ 

नाखूना १४६।२६८ (३) 

नाग ८३१।२१३ (२१) 

नागरमोथा ४६॥१५४७ 

नागौड़ा ११।३० 

नाज रदा८झ७) २०१३१६ 

नाटिया ४६।१५७ (१०) 

नाटी १३२।२४३ (१) 

नाथ १६०। २८६; ११६।२४०; ६२४ 

नाथों १५७।२७६; १ण८ार८१ 

नादी १५६। र८४ 

नाप २०८।३२० 

नामिया २३६॥१६८ 

नामी ११४।२३६ (४) 

नाये २३६।३६६ 

नार ४६|१८४; ३७। १८४; ४।६; ९२१६॥|२७७ 

नाया ११६॥३०; २३४१२६४५; ६१३॥।१२९; 
२३१४।३५५ 

नारायन-भोग २७१॥४४४ 

नारि ६६।१६४३ २७र२।४ण्ट 

नारी १८६॥३०२ 

नारेटाँगनी ६३॥२२१ 

नाल १३।१७६ 

नाली ६।१४ 

नालीबारी ७४।२०२ (६१) 

नास ४४। १८६ 

नासनी १४८।२६६ 

निकम्मी १३४॥२५६ 

निकरोौसी २२५॥३४६ 

निखया २६३॥४१७ 

निखारी १८१॥३०७ 

निगिदगिट्गी ८४॥२१४ (६) 

नितारना २००।३१४ 


निधौलिहा ७४२०२ (६३) 
निनरा १६४)३१० 
निपनियाँ १६८।३१३ 
निबटना ६७।१६४ 
निबिया २३४।३६५ 
निबौरा ७३२०१ 
निबत्ती ५६१८६ 
निब्बूनिचोड़ २१४।३२६ 
निमान ६६।१८३ (३) 
निवाड़ी श्य८|३०६ (४) 
निवाये १०१।२३२ 
निरवेदिया २४५।३७८ (५) 
निसास्ते के पेड़े ( सं० पिएड > पेड़ा ) 
२७०।४४२ 
निसोखिया ७०।१६६ 
निहरा १६४।३१० 
नीबरिया ७४।२०२ (६३) 
नीबरी १७६॥३०२ 
नीबिया २३४।३६५ 
नीबी २३४।३६५४ 
नीम १७६। २६८ (६) 
नीमन १८६।३०४ 
नुकरा १४३।२६४ 
नुकती २६६।४ ३८ 
नुकी लौदें १६॥६० 
नुनखरी ७०१६६ 


( ३१३ ) 


नेवज २६५॥४२० 

नेस १४१।२६२ 

नेंदा ६|९४ 

ने २७३।४४८ 

नेचा २७३।४२६ 

नैनसुख २३२॥३६१ 

नैनुओआँ १७६|३०२ 

नोन १५६|२७५४ 

नोई १घु८। २८३; १५६॥२८३ 
नोलिया ४६।१५४७ 

नौकड़ी श्य८।३०६ (१) 
नौगरी २६१।४१४ 

नौतोड़ ७४॥२०२ (६४ 
नौतोड़ा ७२।१६६ 

नोदा ३५११३ 

नौनक्यारी श्य८य|३०६ (४) 
नौनगा २६०४१ ३ 

नौनी १६८।३१३ 

नौफुली श्य८।३०६ (२) 
नोबीघा ७४।२०२ (६५) 
नोमी २४३।३७४; २६४|४२० 
नौरतन २६०।४१३ 

नोरता २४३।३७४ - 

नोरता खेलना २४३|३७४ 
नोहरा १२६।२५०; १५४६।२८३; १७६।३०३ 
नौहरे १२८॥२४० 


नेंक टोहका (शुद्ध शब्द “व्होका? है) १६२।र२८९ न्यार १७६।३०३; -५०।२७४; ४८; ११४॥२४० 


नेता १६६।३१४ 

नेंती १६६।३१४ 

नेगियों २६८।४३३ 

नेथरी १६१।२८६ (१) 

नेफा २२३॥२६५: २२४।२६५ 
नेबज १७७।२६६ (१) 
नेबड़ी २४८।३६० 

नेबर १५०।२६८ (८); १६०।२८८ 
नेबरा १२२॥२४५ 

नेर २४५।७६ 

नेर करना २५॥७६ 

नेरती ६३॥२२१ 


न्योरा ७८।२०५ 

न्यौरी १३६।२६१ (अर) 

न्हकारना १६७।२६६ 

नहाँ-न्हाँ १६७।२६६ 

न्हान-धोमन १७५॥२६८ (१) 

न्हैचा २७२।४४७ 

न्हैचाबन्द २७२[४५७ 

न्हैंचाबन्दी २७२।४५७ 

न्हैनीजोत १६७|२६६; २४।७३ 

न्होंरची (न्हौंरची) [सं० ४/णख्‌ गत्यर्थक घाठ से 
शब्द नख! >प्रा० नह >न्हों ग्रीक० भाषा 
में ओनुख | २४५ ३७८ 


(प्‌) 


पँखैनी २४४॥३७८ (९) 

पँगोली ७८।२०८; ३५१११; १६२।३०६ 
पंचबसना २२३।२४४ 

पँचबैनियाँ १७३।२६७ (२); १७२।२६७ 
पँचबैनी २३४२।४० ३ 

पँचागली ८१६ 

पँचागुरा १६। १८४; २०६८ 

पँजीरी २६७।४२७; २७ १।४५४ 
पूँदरा १७६।२६८ (८) 

पँदारी १६१।३०७ 

पँसुराना १२६।२५२ 

पंखा २३६।३६७; १११॥२३८ (१७) 
पँखुरियों ४०।१६८ 

पंचा १४२]२७३ 

पंजरा १७४॥२६८ (४) 

पंजी २१८३ २७ 

पंडवारी १००|२३१ 

पंडित २१३।३२६ 

पंसेरी मेला १६२।३०६ 

पई २६॥६१ 

पकवान १०१२३२; २६४।४२० 
पका १२३।२४६ 

पकोड़ी २६८।४३० 

पक्खा २१२॥३२५ 

पकखे २४६|४०८; २४०।२३७० 
पखारना १६६।३१४ 

पखारा रे८। ९२४ 

पारी १६६।३१४ (४) 

पखाल २१२।३२५ 

पखिया २४०।३६६; ४१।१३६ 
पखुरियाँ ५६|१८४; ७११६८; श्य०॥३०५ 
पगडंडी ६४॥१६२ 

पगड़िहा भु८। १८४ 

पगहा १५७।२७६ 

पगहे १४७] २८७ 

पगुल्लों ४२१४२ 

परैमा २७१।४४८ 


( ५१४ ) 


पघइया १४८ २८१ 
पचकल्यानी १४४४॥२६४ 
पचभगती १४७॥२६०७ 
पचमनिया २४५७॥४०६ 
पचमासा ९०२८ 
पचलरी २४७।४०६ 
पचारी ४)१०; १२३४ 
पचास खेप २३|७१ 
पच्छा २१६।३३२ 
पच्छित्ला २४ 


पच्छिया २१६।३३२ 
पाच्छिहा १६६।२६४ 


पच्छी १६१॥३०७ 

पलछुश्याँ ८१२१२; ६७।२२७; ११३॥२३६ 
(१३); ११५॥२३६ (१०); १७६।३०२ 

पछुद्याँब्यार ५८।| १८६ 

पछुहियाँ ६०२१७ 

पछाँया हार ६८।१६४ (२) 

पछाँये बादर ६०|२१७ 

पछाँह ६०२१७ 

पछादिया ६०।२१७ 

पछुआ २३२।२६४ 

पछेती १४०॥२६२; २२५।२४७ 

पछेली ११।२६; २६१।४१४ 

पछेवड़ा २२६।३२५५ (२) 

पछुयाँ (पछुइयाँ) ३११०१ 

पजइया ७०|१६७ 

पजम्मा २२८।२४०५३ 

पजामा २२८।३२४३ 

पजाया ७०|।१६७ 

पटकना १७४० 

पटकनी १७|३० 

पृठका ७२|२०० 

पटकौड़ा १७५० 

पटकोड़े १७।५४ ० 

पटपर ७०११६६ 

पृटप्रा ७७।२० ३ 

पटपरी ४५) १्थ२ 

पटलिया २१४१२८ 


पटसन ४२।१३६ 
पटा २९४।३ रण 
पटार २३४| ३६४ 
पटारों १६३।२६० 
पठारे १५६॥२७७ 


पटिया ६९॥१६४; १७४।२६८ (१) ;२४ 


पटिया पारना २४२३७३ 
पडआ १९४।२३६ 
पठुका २२३।३४४ 
पुलिया बँधाव २श१८।३२५४ 
पठुली २०१३१४; २१४१ ९८ 
पटेर १८४।३०४ 
पठेला १३३५४ 
पटेलिया १३।३५ 
पटिमा १७ण।रध्ट (१) 
पदुटा २१४।१२८ 
पट्टी २२३।३४३; १८७।३०६ 
पटटीदार ७२।२०१ 
पटटों १७६ २६८ (७) 
पटठा रशेधारेद्द 
पठिया १३६।२६१ (अर) 
पड॒डा १३३१।२५४ 
पड़य १३३१३। २५४ 
पड़आ ७०।१६७ 
पड़ती ६०।१६२ 
पड़ाका (पड़ाकी) २६८।४३० 
पड़िया १३४।२०४४ 
पड़ोंथा १०।२७ 
पढ़ेंड़ा ६१४ 
पढ़ैनी १७७।२६६ (३) 
पढेली २१४।३२८; १७७।२६६ (२) 
पतंगा ८३।२१३ (५) 
प्तडओआ २१६३|३२६ 
पतचौंद १६|४७ 
पतरपुछा ११५॥२३६ 
पतली २६॥६२ 
पतसोखा ६७)२२७ 
पतिया २१०।३२२ 
पताई ३४।१११ 

४६ 


९] ठ्‌ 


पतदान ९9७९ ।९९ ७ 

प्तामिया चौखट १७१।२६७ 

पतीलसोख २१८|३३७ 

पतीली २१७।३३३ 

पतेल श्८०५॥३०५४ 

प्तेलिया श्य६|३०५४ 

पतोखा २१३।३२६ 

पृतोल श्य६|३०५४ 

पतोललनना १८६॥३०५४ 

पतीड़ा २६४॥४२० 

पतौनी २१३॥३२६ 

पत्तर २१५२३२६ 

पत्तत्न २९१२।३२६ 

पत्तवाई ४८।१६४ 

पत्तवाई मारना ४८१६४ 

पत्तुर २४७|४०६ 

पथरीटा २१०।१२२ 

पथवरिया ७२२०१; ७४|१०२ (६६) 

पदमनाग ८३+॥२१४ (२७) 

पदमा १४४।२६४० 

पनथली २१४३१ २८ 

पनपथी २६५४॥४३ १ 

प्रनपषना २९३१॥३२७ 

पनफती २६५(४२१ 

पनरा १७६।श६८ (८) 

पनयूल १४६॥२६८ (१) 

पनसोखा ६५॥१६३ 

पना २९४।३४५; २१५॥३६०४; २३०।३६६; 
रद८[४१२२ 

पनारा (पनारी) १७६। रधद (८) 

पनारी १७६।२६८ (१); २४१०६; 
१७६। २६८ (८) 

पनारे १७६।र६८ (२) 

पनियाँ १६८।३१३ 

पनियाँदार मेह ६१११८ 

पनिहाँ १६८।३१३; ८५२१४ (१६) 

पनिंहाँ पीोहा १३४।२०४४ 

पनिहाँ साँपों ८४।२१४ (३) 

पनिहारी १०।२६; ६२३ 


पंन्रा २६८।४२२ 
पपइथया थन ३१२७।२४० 
पपइयाथनी १२७।२४० 
पपरैला ७४|२०२ (६७) 
प्रना २६४।४१८ 
पमरिहाई ५१२ 

पम्बा ४७। १४६ 

पम्बी ५८। १८६ 

पया (पयो) १०२८ 
पयार ४६॥ १प८ 

पयाल ४६।१४८ 

पर १६५॥१३११ 

परछा २१६।३३२ 
परछिया २१६।३३२ 
परती ६४॥१६२ 

परात (पुर्त० प्रात) २१७।३३४; १०५६ 
परामठे २६४।४१८ 
परिकम्मा ६०१८६ 
परछिआ २॥४ 

परिबरा २४३।३७४ 


परिया १०१२६; ११३॥२३८ (१४); १४६॥।२६७ 


परिया. २०६।३१६ 
परिलला ८०।२१० (६) 
परीबन्द २६१।४१४ 


परु की साल (सं० परुत्‌ >ब्रज० परु) २०२॥३ १६ 


परेला २३५।३६६ 
परेवट ३७।१२२ 

परेहना ३७॥१२२; ५५॥ १८२; ७२।१६६ 
परेहुआ २५। १८२ 
परेहुआ-दुसाई ७२।१६६ 
परे मारना ३२॥१०४ 
परों १६३।२६० 

परोथन २६४॥४२१ 
परोहा (परोहो) ६॥१३ 
परोहिया ६।१४ 

परकना छ७छ८ा२०७ 
प्रवेतसरी ११४॥२३६ (५) 
पलंग श्य७|३०६ 
पलइया ८॥१६ 


( ३१६ ) 


पलका १८६।३०६ 

पलटना १२६॥२४१ 

पलरा १६॥६१ 

पला १७२।२६७ 

पल्ााट १६४॥२६ १ 

प्लान १६४।२६१ 

प्लान कसना १६४।२६१ 

पलानना १६४॥२६१ 

पलिका १्८७|३०६ 

पलिगों १६॥६१ 

पलिगों २१६॥३२६ 

पलीता २१८॥३२७ 

पले १७३॥२६७ 

पलेट १६२ २८६ 

पलटा २१६।३३२; २१६।३३११॥ २६४।४१६ 

पल्टिया २१६।३३१ 

पल्‍्लगा ३७|१२१: ४१२ 

पल्ला १७३।२६७; १७२।२६७; १६॥६१; 
२२८ २४४; २५६॥।४० ७ 

पल्ली ६२।१६०; १६०।२८८ 

पल्ली पार १३५॥२५६ 

पल्ले रशेदाइ६८ 

पल्हैंडी १७७।२६६ (३) 

पस ६२।१६० 

पसज्ञा २०७।३१६ 

पसभर ६२॥ १६ ० 

पसमी १४३॥२६४; ११४॥२३२६ (७); 
९९२|२३८; ९३६।२५७ 

पसाई ४६।१५४७ (११) 

पसुरियाँ ११३।२३८ (१५); १२२।२४६ 

पहर २७८ 

पहरावनी २२३।३४४ 

पहल ३६॥१२६ 

पहलदार २६१।४१४ 

पहलौन १२६।२५१ 

पहाड़ी १४२।२६३; ७७|२०४; १३८।२६० 
(३); १३१८|२६० (४) 

पहुँची २६१।४१४ 

पाँखी करना २४॥७६ 


( ३१७ ) 


पॉगड़ ८४२१४ (६) 

पाँचे २११।३२४ 

पाँछुना २४६।३८० 

पाँछी २४६।३८० 

पॉँड़ा ७४१६ 

पाँता १६॥४५ 

पाँति २६३।४१७; २१२।३२४; २१२।३२६ 
२०५३१ ६१८ 

पाँतियों श्८०।३०४ 

पाँयड़े १६३।२६० 

पाँवटी १४१|२७० 

पाँवटे १६३।२६० 

पाँस २३।७१ 

पाइंड़ ४६ 

पाइत १८७३० ६ 

पाइँता १८७।३०६ 

पाइजेत्र २४६।४११ 

पाइला २५६।४११ 

पाका १६२।६०८ 

पाख या पकखा (पक्खो) १७५।२६८ (४) 

पाखा (पाखो) २१२।३२५५ १८०।३०४ 

पाखिया १८८।३०६ (४) 

पाखे १७६।३०२ 

पाग २२३।३४४; २७१।४४५ 

पागड़ ४४।१४०॥ '१७। १८५ 

पागड़ मारना ५७१८५ 

पागड़ा भद।| १८५ 

पागड़िया ४७। १८४, 

पागढ़ ४॥६ 

पाच्छा २४; ९१६१।३०८: 

पाजामा २२३।३४४; २२८। ३७ ३े 

पट २३४|२३२६४१ २००।३१५ 

पाठ का हलुआ २७ *|४५२ 

पादा १४२॥२६ ३ 

पाठटिया २४६।४०८; २५४५७|४०६ 

पाठियों १८६।३०६ 

पारी श्८य७।३०६; १८६।३०१५ 

पाठों १६४॥।३१० 

पाठि ३॥५ 


पाढ़ १६१॥३०७ 

पाद़ि ४॥६ 

पातर २१५२।३२६ 

पाता (पाती) ११।३२; १५॥४३ 

पाते ४६।१६७; २१४।३३०; ४६।१६७; 

१६१।३०७ 

पाथना श्य०।३०४ 

पान २२१८।४०६; २३८।३६८; २२३६|३६७ 
पाना २६३।४१७ 

पापड़ २६७।४२६ 

पाबरा (पाबरोौ) १४।४० 

पामरा (पामरौ) १४४० 

पामि एटा श्८६ 

पायँतर-पायँतर १६७।१६६ 

पायपखारी ११६।२६१ (अ) 

पाये १८७|३०६ 

पार १७८।३००; १३५॥२५६ (१); १३५४॥२५६ 
पारछा (पारछो) २४; १६१।३०८ 

पारछे १६६।२६४ 

पारसाल (सं० परुत्‌ > ब्रज० पार) २०२।३१६ 
पारा २००१३१४; ७८२०६; २०६।३१८ 
पारि ७११६८ 

पारी १३५।२५७ 

पास्थ्रा ११३॥२३६ (१०); ११५॥२३६ (१०) 
पारे १७६।३०२ . ४- 
पालक ४०।१३०) ४१।१७३ 

पाली १७८ ३०० (२); १७८त३०० 

पालेज ३०।६५; ४०१३० 

पाली ६७१६४ 

पासी १६५६ 

पिछपुटठे १४०।२६२ 

पिछमनी ४८।१६२ 

पिछमने १२०।२४२ (६) 

पिछवाड़ा १७१२६७ 

पिछवार १७१।२६७ 
पिछाई २४०।३७०; १४०।२६२; १६०। २८६ 
पिछौरा २२६।३५४॥ १६॥२६; ६०१८६ 
पिछीरिया २२६।३०५४ 

पिछौरिया निचोर ६१२१६ 


पिछीरी २२६।३५४ 

पिटसयूल़ १४६।२६८ (१) 
पिटारा (पिठारी) २१६॥३३६ - 
पिटारी २१६॥३३६ 

पिट्हू १६॥६३२ ह 
पिठी २६४।४१६; २६८|४३ १ 
पिठीरी २६८।४३०; २६८।४३१ 
पिडली २४८ ३८६ 

पिंदिया १६७।३१२ 

पिटिया १३१।२५२ 

पिड़किया २६८|४३४; २७१।४४८ 
पिती १४६।२६८ (१) 

पिन्नी २७०।४४४ 

पिरकी २७१।४४८ 

पिरोइत २१ ३॥३२६ 

पिल्‍ला १५२|२७३ 
पिसनहारियाँ २०२।३१६ 
पिसनहारी २००।३१५;२०१|३१५ 
पिसवाज २२४।२४६ 

पिसान २००।३१५ 

पिहान २९॥८६ 

पीजन १६६॥३१२ 

पींठ २२५| ३४७ 

पींड़ १७६|३०२ 

पीढ़ा श्यूथ|२०६ 

पीपण ७४।२०२ (६८) 
पीपरावारी ७२२०१ 

पीपरिया ७२।२०१ 

पीरखनानौ ७४|२०२ (६६) 


पीरिया ८५२१४ (२८); ६६।१६३; २२४|३४४ 


पीरी फटना २७८२ 
पीरेमन ६५॥१६३ 


पीरोंदा ८२२१४ (२.६ ८१२१२; ६६।१६३; 


१२३| २४७ ह 
पीलबान (पीलवान) १६५॥२६३ 
पीसना २०१।३१६; २०२।३१६ 
पीसना करना २०१।३१६ 
पुछुटंगा १२१।२४३ (१) 
पुछुरही ४०१३१ 


( शेश्द ) 


पुछैठी १६२।२८६ 

पछोटों १६२।२८६६१६३|२६० 

पुजापा १३७ २४८; ६११६० 

पुटठे १२७।२५०; १४०२६२; ११२।२३८ (५) 
पुटठे-हूटना १२७।२४० 

पुटठेढार १४४॥ २४६ 

पुठा-मोरी १३७।२४८ 

पुठी १२७।२४० 

पुठे तोड़ लेना १९७|२५० 

पुट्टियों ३।६ 

पुड़िया ८०।२१० (८); २१३॥३२६ 
पुतठआ ६६।१६३ ह 
पुतली १४८॥२६७; २४६३६ ० 

पुतसतिया (पुतसतियो) २४८। ३६० 

पुतारा ६६।१६३ 

पुती ५४।१७८: 

पुन्नदखलिया ७२।२०१ 

पुमाई-पछाईं ३११०१ 

पुर ११२६ १६६।२६४ 

पुरत्रा ७६२०८ 

पुरबाई (सं० पुरोवात ८ पुरस + बात] ३११०१ 
पुरबिया ११३।२३६ (१४); ११५।२३६ (१०) 
पुरवइया ४६|१५७ 

पुरवाई ६४२२४; ७८२०७; ७६॥२०६ 
पुरी ४११३४; ८१२१२ 

पुरैंड़ा २११।३२३ 

पुलारना ७६|२०६ 

पुलियावारी ७४॥२०२ (७०) 

पुवायाँहार (पुवायोंहार) ६८।१६४ (१) 
पुस्करिया ११३॥२३६ (३) 

पुस्करी ११४॥२३६ (३) 

पुस्तंग १४०।२६२ 

पुस्तंग फेकना १४०।२६२ 

पुस्तंग मारना १४०।२६२ 

पुस्तीमान १७२॥२६७ 

पूजा ४२।१३६; ६।१४ 

पूंजों श्यय२|३०५ 

पूँछ ११२२३८ (६) 

पुँछुरा ३७७ 


पूल्रा २६५।४२० 

पूजामंसी ४७। १८४ 

पूठा ७०|१६७ 

पूठों ६६।२२६ (३) 

पूड़ी २६४|४१९ 

पूर श्य६।३०६ 

पूरना श्८ू६।३०६ 

पूरबी १५१॥२७१ 

पूरा ५६। १८७ 

पूरियाँ २१६।३३२ 

पूरी २६४।॥४१६; २६४॥४१८ 

पेउेँआ। (पैड्शाँ) ४२।१३६ 

पेच २२४।३४४; २४८॥४१० 

पेचबान २७३।४५८ 

पेचिया २७३।४४५८ 

पेचों २२४।३२४४ 

पेट श्यर।३०४ 

पेटी २३३।३६४; २०८।४१०; २२६।३५१; 
१६२।२८६; २१६|३४१ 

पेड़ा २६६|४४० 

पेड़ी २५।११४ 

पेबला २६८८ 

पेबसी १२६।२४२ 

पेस २२४॥।३१४७१ २२७।३२०० 

पेसगला २२६।३४० 

पेंउआँ ६।१४ 

पैंखरा १श८।र८१ 

पेंजनी २४६।४११; २४०३६ १ 

पेंठ ११४॥२३६ (५) 

पैंठ की खन २णैदर 

पेंड १६०२८६ 

पैंड़ा ३४)१११ 

पता ६१४ 

पेंदडआ ५२१७४ 

पँदे १७७।२६६ (१) 

पेंपना ४०१६६ 

पेंसेरा ४७। १८४ 

पैका ८०२१० (७) 

पैचकी २४०४॥१७८ 


( र१९ ) 


पैछुर १४१॥२६३ 

पैवा १६७॥२६४ १६०।२८६ 

पैने १४७|र८० 

पैवन्द २२३।३४३ 

पैर ४८।१६३२; १६०॥३०७; १६६।२६४; १६|५६; 
१४।१८१; १।२३ ४३।१४६; १५२॥|१७२ 

पैर जोरना ५११ 

पैर मुकरना ४११ 

पैरा कृझआ २४ 

पैरिहा थप्य 

परी ४३१४०; ४४॥ १८३; ५७। १ ८८० 

पैरी उारना (पैरीउखारिी) ५७। १८४ 

पैरी बैठाना १० १८३ 

पैल १४।३६; ३६।१२६ 

पैलें ४६।१६४ ः 

पैसा-टका २४५।३७८; २६७।४२८ 

पैहारी ३७।१२०; १६३।३१० 

पैहारियाँ १६३।३१० 

पोइया १४७|२६६ 

पोई ३५१११ | 

पोखर १६३॥३०६:१३४।२४०; ४५४।१७७; 
७१९६८ 

पोखरवारोी ७११६८ 

पोच १४६॥२६८ (१), १२२॥२४४ 

पोट्या २४८।१८८ 

पोता १४५॥२६५; ६६।१६३ 

पोतड़ा २३०।३५६ 

पोतों १११॥२३७ 

पोदीना ४३।१७३ 

पोया ३०११३ 

पोरी ३५॥१११ 

पोस्त्मा २४८ ३८८: २६२।४१६ 

पोला ३६।११६; २३१।३६१ 

पौंगनी २२५६॥|४०७; २५४४४०७ 

पौंचिया ११३।११८ (१२) 

पौंडा ३४॥११०; ८०२१० (३) 

पौंहचा २४७३८४ 

पोइना २१६।३३२२; १६१।३०७ 

पोछार ६१२१८ 


पौद ४४।१४४; ४६।१४७ (१४) 
पौदा ३५११३ 

पौधा ५१।१७१ 

पौना ४२१२६; १६१।३०७; ६१४ 
पौनियाँ २१६।३३२; ८४२१४ (२६) - 
पौनी १६६।३१२ 

पौपलेन (पौपलेंन) २२६।३५४० 

पौ फटना २७८२ 

पौरी १७१।२६७ 

पौसरा १८०।३०३ 

पौहा (पीहों) १११।२३७ 

पौहार ११११२३७; १२८॥२५० 

पौहे १६॥४६ 

प्याऊ ४६॥१६६ 

प्याज ३४१०६ 


(फ) 


फगुनहटा €४।२२२ 

फरगुनब्यार ६ ६२२५४; ६४२२१ 

फच्चट १८७|३०६ 

फच्चटों १७६।२६८ (६) 

फ्टकन २०२।३१६ 

फटका १६॥४६ 

फटा ८०।२१० (८) 

फटीचरा २२३।३४३ 

फठुका १४४॥२७५ 

फटेरा ४३।१४३; ४२१४०, १८॥५६ 

फटेरे ७६।२०८ 

फट्ट १७३।२६७ (३); १७२३।२६७ 

फड़ा १२०।२४२ (६) 

फड्डी ३॥५ 

फड़ १६०।३०७; १५१|२७० 

फड़फड़ी १५२॥२७१ 

फतूरी (फतूई) २२०३५१ 

फनदबीसापिन १३७२८ 

फनिया १४५॥२६५४ 

फनिहाँ 5१२१३ (२१); ८४२१४ (८); 
८६॥२१४ (३०) 

फफडुड़ २६७।४२८ 


(६ कह +) 


फरफूड़ २६७।४२८ 

फफुदी दशेशश्२ 

फफोला २०१।३१५४ 

फबद १३६।२६१ (अर) 

फर २६४।४२० 

फरई १६६॥३११; १६। १८४; १६४॥३११ 

फरकौटा १७४।२६७ 

फरकोटे १७४।२६७ 

फरफठ १४७|२६६ 

फरमास ४०।१६८६ '४४।१५१ 

फरबट १४७।२६६ 

फरसी २७२॥४५६ 

फरा ३०।६६ 

फराखत फिरना ६७१६४ 

फराँस ४०।१६८ 

फरिया २३३।३६५; २२५।३६६; १ ०|२६: 
५२॥१७२ (५) 

फरी २३८॥३१६८; १८६॥३०४; २५४६।४११ 

फरीदार श्य८।३०६ (३) 

फरैरे ६७२२७ 

फर्द २३०।२५७ 

फस २३१२३६३ . - 

फलेक २० १९३१४ 

फलफलाना २००।३१४ 

फलरिया २३०।३५६ 

फलरुआ २३०।२५६ 

फॉट ७११६८ 

फाँदी १६०।३०७; ३४।१११ 

फॉँपटे ४४] १५४० 

फॉपड़ा १६।१८३ 

फाँस ६६॥१६५४ 

फाँसा ८। १८; १४७| २८० 

फाइ्क १७२॥२६७ 

फाना १२३२; ३॥४; १०।२८ 

फानी ३॥५ 

फातड़ा १४४० 

फाटया १०२६ 

फारा या कुस (फारों या कुस) ६।२३ 

फारआा ४३॥१७३ 


( ३२१ ) 


फिकना १६।४६ 

फिटक श१६८।३१५४; २००।३१४ 

फिटकरी १्३२|३०४ 

फिरक ११०॥२३६ 

फिलौरी २६८।४३० 

फिक्कारना ८१।२१२ 

फुना २९५॥३३० 

फुकनी २१५॥३३० 

फुकार ८६।२१४ (३४) 

फुद्दी ७६|२०७ 

फुरफुराना १४०।२६२ 

फुरफुरी १४०।२६२ 

फुरहरी १४०।२६२ 

फुरंकनी १३२।२५३ 

फुर्र २११।३२४ 

ऊँलेक ५१|१७९; ३६।९१६; १८०६।३०५ 

फुलका २६२०॥४२१ 

फुलकी श्य२।३०४; १८१)३०४ 

फुलधोबा ८१२१२ 

'ऊँलना २३४।३६५; 

फुलपतिया २३६।३६८; २४५॥२७८; २३६।३६८ 

फुलफर्गा ०६।२१४ (३०) 

फुलसन ४२॥१३६ 

फुली २४६॥३६० 

फुलुआ ९२३|।२४७ 

फुलैनुआँ ऐन १३५।२५६ 

फुकनी २१५॥३३० 

फूट ४४१७८ 

फूआ ४३॥ १४३ 

फूफी २२५।३४६ 

फूल २४५॥४०५; ५६॥| १८४; ४२३।१४३; २४२र। 
२७४१ शे६।३०६; ४११३४; १९३२॥२५३; 
२१७|३२४ 

फूल गड़ेली १्८८।३०६ (३) 

फूलगोमी ५३॥१७३ 

फूल-चिड़ी २७२।४श८: 

फूलछुबरियाँ २४४।३७७ 

फूलनियाँ १३२।२५३ 

फूलपत्तियों १८८।३०६ 


फूलपत्ती २२६।३२६७; २३६।३६७ (२) 
फूलफरगार ८६|२१४ (३०) 

फूलचग्गा ८६।२१४ (३०) 

कला ४८।१६१; ८०२१० (६); १४६। २६८ (३) 
फूली १४६।२६८ (३) 

फूलीफूली चरना १६३२॥३०६ 

फेंटा २२८३५४; २२३।३४४ 
फेटियाबंघाव २२८।३५४४ 

फैन २६५॥४२० 

फैना २६८।४३३ 

फैनी २७१।४५१ 

फैनिया २५८।४११ 

फोंक भरना २२६। ३४० 

फोञा १६७।३१२ 

फोक २५११५ 

फोकट १५४॥२७५ 

फोला ४२।१३७ 

फॉंक २२६।३५० 

फ्याउरी ७७|२०४ 


(ब) 


बंधना १६०।२८८; ४।१० 
बंधा ८१२१२; १२४॥२४६ 
बँसारी ७२|२०० 

बेंसोदा १५४।२७४ 
बंकटिया--१३६।२६१ (अर) 
बंकलट २४०।३६६ 
बंकहिया १४६।२६५४ 

बंकी ४३॥१५४ (७) 
बंकीमाँग २४१।३७२ (२) 
बंगरी १७६।२६८ (७) 
बंगली २६१।४१४ 

बंगा १६।६० 

बंजर ७४॥२०२; ६५॥१६२ 
बंजी १४१।२६२ 

बंटा २१८॥३३७ 

बंडा १२९१।२४३ (१) 

बंडी २३३॥३६४; १३१७।२५८; २२७।२५१ 
बंसमार ८६।२१४ (३१) 


( 


बइ्ञ्रबानी २२६।३५०; २४८। ३८६ 

बइअरबानियों २४६।३६० 

बइयरसानियाँ ६१,१७१ 

बइयरबानी २०२।३१६; १७७।२६६ (२) 

बउआँ १७७।२६६ (२) 

बकटो ४६१६६ 

बकरिया १३८।२६० 

बकरी १३८।॥२६० 

. बकसिया २१६।३४१ 

बकुचा १४१।२६२ 

बकेनी १३०।२४२ 

बकोंदा ६६।१६५४ 

बकौनी ४२॥११८ 

बक्काल १४१।२६२ 

बक्की ४६|१५७ 

बकक्‍्कुल १७६॥३०२ 

बवदस २१६।३४१ 

बखिया २२६।३५० 

बखोईं २३३।३२६४ 

बंगनखा २५०।३६४ 

बगर १७१।२६७ 

बगल २२४॥३४७ 

बगलबन्दी २२५।३२४८ 

बगली २२६।३४० 

बगोला ६७(२२६ 

बग्बिया १५२।२७३ 

बघना २४०|३६४ 

बघरोलिया ७४॥२०२ (७२) 

बघर्रा---७७ |२०४ 

बधार २६६।४२३ 

बघी १५२।२५०३ 

बच्चा ९श्८[२६० 

बच्ची १३८।२६० 

बछुड़ा (बछरा) १११।२३७: ११७२४०; 
१९६|२४० 

बछुदुह्दी १३०।२५२ 

बछुरा २११३४॥२४०; ११७|२४०१ १११।२३७ 

बछुरू ११६|२४० 

बंट ११२०५ 


शश२ ) 


बटनटेक २२६।३४० 

बटनडोर १७३|२६७ 

बदना १८१२०४; २०२॥३९६ 
बटलट श्८५|३०५ (२) 

बटलोई २१७।३३२३ 

बटिया ६४।१६२ 

बठुआ २२३१।३६० 

बठुला २१७।३३३ 

बटेसुर ११५।२३६ (१०) 
बटेसुरिया ११३॥२३६ (१२); ११५।२३६ (१०) 
बठेमा २३२४|३६४: २२६।३५४६ 
बटोरता १४।३१८ 

बटोरना ५४६॥१८८ 

बह्चा २४५४॥३७६ 

बड़सिंगो (बड़सिडगो) १३२।२४३ 
बड़ा २७०|४४ ३ 

बड़े ६(१३ 

बड़ेंड़ा श्षय|३००; १७५ शश्द (३२); १७६।३०२ 
बड़ोखा ४३।१७६ 

बढ़वार ५४|१८०); ४१।१११ 
बढ़ेर ११३१ 

त्रता ८९३०४ 

बतासे २६८॥|४३३ 

बताशेदार (बतासेदार)२१४|१२८ 
बतिया ४०।९३० 

बथुआ ४६॥१६७ 

बदना २०७।३ १६ 

बदरचल ६ ०१२१६ 

बद्रिया ८६|२१५४ 

बदरी ८६॥२१५ 

बदरीटी घाम १००।२३१ 

बदिके छ८|२०४ 

बंदी १४६।|२६८ (२) 

बढ्ी १५२|२७३२ 

बद्ध ११७।२४०; १११,२३७ 
बद्धी १४५७|२८०; १११।२३७ 
बंधिया ७८|२०७; १११|२३७ 
बधिया करना १११।२३७ 

बन १६३।३१०; ४११३२ 


( रैर३ ) 


बनकटियों ७।१६ 

बनकटी ४२।१३८ 

बन का तिरना (बन को तिरिबोी)१६३। 
२९०: ४९।९३५ 

बनबाँधना ४२।१७२ 

बन बिनाई १६४।३१० 

बन बीनना (बन बीनिबौ, बनब्रीननौं) १६३। 
३१०१ ४११३६ 

बनियान २२७।३५१ 

बनौट ४२|१३८ 

बनौटों ७|१६ 

बनौरा १६५॥३११; ४११३२ 

बन्द २६२|४१९४ 

बन्दनवार २१५३।३२६ 

बन्दनी २१५२|४०३ 

बन्देजा (८२३०४; ४]१० 

बफारा (बफारो; १२५४॥२४६ 

बबूल १७६।२६८ (६) 

बबूला ४३१४५ 

बमन्हियाँ ७४॥२०२ (७३) 

बम्हनी १५०।२६८ (६) 

बयमभाधान ४४१४४ 

बर २३५।३२६६; २१२।३२६; २२६।३१५६; 

२२४। ३४४ 

बरइया ८३॥२१३ (६) 

बरकड़ा श्टूप।३०६ (४) 

बरकाता ६२१६१ 

बरखा कुआ रदोपरे 

बरदार २२४।३४५ (२) 

बरधा गाय १३२।२०३ 

बरना ८२॥२१४ 

बरनी २३५॥१६६ 

बरने २२४।३४६ 

बरफी २६६॥४४० 

बरमनियाँ २०७।३१६ 

बरमा २७२।४४२६ 

बरसइये १६॥१८६ 

बरसाई ४४।१५१ 

बरसाना ४४।१५१ 


बरसौंड़ी १२६।२४२ 

बरसोना ४७१८४; १६॥६१ 
बरसोंहा ८६|२१५ (४) 

बरहा ४।१२; ८|२२; ३७।१२१ 
बरही ७|१७; १४७।२७६ 

बरहे ३२७।१२१; १७६|३०२; ७२|२००; 

७११६७; ६८।१६४ 

बरहेलुए. १६॥४६ 

बरहेलू ७७|२०४ 

बरहयो ६८१६४ 

बरा २६०।४१३; २७०।४४३ 
बराबर १७६।३०२ 

बरात १३४६|२७८; १६३।२६ ० 
बरारिया १२२|२४६ 

बरारी १९२२४५६ 

बरी २६७।४२८ 

बरीपुरी २२३।४१४ 

बरुआ ८|२२ 

बरुओं ८२।२१४ 

बरोसी (भरोसी) १७७।२६६ (१) 
बरौनियाँ २०७।३ १६ 
बरौरी २६८।४३० 

बते श्८३३०४५ ३६ 

बते चलाना श्८४।३० 

बर्ते टूटना ५११ 

बतंन-माँढ़े २०५॥३१७ 

बतैंड़ा १३५७।२७६; १७४०; १८४॥३०५; 

९७४० 

बंध १११॥२३७ 

बर ८३।२१३ (६) 

बरंइया ८३।२१३ (६) 

बरू ७६२०८ 

बर्राना १६०॥३०६ 

बरहा (बरहा) ४॥१२ 

बल १८६॥३०५ 

बलखातना १८६।३०४५ 

बल छुड़ाता १८८।३०६ 

बल डाँड़ा २६०।४१३ 
बलबला १३६०२७० 


( ३२४ ) 


बलंबलाना १४१|२७० 

बलबली १७४।२६७ 

बलिकटा १८१२४ 

बल्ला २६८[४३० 

वल्‍ली ७॥१७ 

बवाई ३०६३ 

ससकारी १४६।२६८ (२) 

बसें ड़ी २१४।३२८ 

बहराई ७४॥२०२ (७४) 

बहादुरगढ़ी १३५॥२५७ 

बहादुरी १७६।२६८ (७) 

बहुटा २६०|४१३ 

बहुते ६२।१६१ 

बहोरा ३॥७ 

बहोल २२७|३४० 

बहोलटी २२७।३४६ 

बहोलन २२७।३५४० (२) 

बाँई २४७| ३८६ 

बाँक २६२।४१६; २४८। ३२८८; १८५४; 
२४ण। १८६ 

बाँकड़ी २३४।३६७ 

बॉकदार २६२।४१६ 

बाद १६३।३१०; श्य०|३०४; १६४।३१० 

बाँधना २२९।३५६ 

बाँस ११२२३८ (४); १२२। २४६ 

बॉसिया १२२।२४६ 

बाँसी ७२।२०० 

बाँसेड़ी १३१।२५३ 

बाँहीं ४८।१६३; ५४। १८ ३ 

बाइगी ८२२१४ 

बाईसा ६८|१६५ 

बाकन्दी ४११३७ 

ब्राकले ४४॥१७८ 

बाकस ४६।१६७ 

बाखर ४६।१६७; ४०।१६८; १७१।२६७ (१) 
१७१५॥२६७ 

बाखरि १७१।२६७ 

बाखरी १३०२४२ 

भाग १४२॥२६३ 


बागा (बागो) २२३।३४४ 

बाछा ११२६|४० 

बाजरा (बाजरो) १८५८; ४२।१३६ 
बाजने २६२।४१६ 

बाजू १७१९।२६७ 

बाजूबन्द २६०|४१३ 

बाद १५४।२७४; ६४१६२; १५४६।२७५ 
बाटी २६६।४२२ 

बाड़ा वाड़ो) १६॥३४६; १४०|२७२ 
बाड़ी १६३।३१०॥ ४१११२ 

बाढ़ा (बाढ़ो) १४०।२६२ 

बातक १०१।२३२ 

बाती २०५॥३ १८१ १७५॥ रध्न (४) 
बादगीरा १४६।२६८ (१) 

बादर न६।२९५ 

बादला २३४।२६५ 

बादल्ली ७४।२०२ (७५) 

बान १८६।३०३४; २७२।४५६ 

बाबरा २७०।४४४ 

बाबरी २७०|४४४ 

बाबू ६११६० 

बामनी ३०।६३; ४०१३०; ८२।२१३ (१६) 
बामनी बर ३२।१०६ 

बायना (बायनो) २६८।४३४ 

बार ७२|२०० 

बारहकड़ी श्य८।३०६ (१) 

बारहिया या बारइयाँ ७४|२०२ (७६) 
बारा (बारी) ७४॥२०२ (७७) 

बारि ३।६ 

बारी २४४।४०५६ २३४०।२६६; १५॥४४; 
४०|१३०; ३०।६+* 

बारे ६६।१६४ 

बारोंथा (बारौंथो) १७५।२६८ (२) 
बाला (बालों) २४४।४०४ 

बालूसाई २७१|४४७; २७०]४४४ 
बास २६७॥४२८; २३०|३५४७ 

बासन २०५।३१७ 

बासन-कूसन २०४।३१७ 

बासमती ४५१५६ (७) 


( ह२५ ) 


बासी २६६।४२१: २६०४॥४२१ 

बासौंड़ा २६४॥४२० 

बाहर फिरना (बाहिर फिरनो) ६७।१६४ 

बाहर बैठना (बाहिर बैठनों, बाहिर बैठिबो 
६७|१६४ 

बाहिरे २७।७६; १६७।२६६ 

बाहिरे बैल भ८। १८४ 

बाहीं १२ 

बाहूँ १॥३ 

बिंडौरी १८६।३०५४ 

बिखरैमा ३०६४ 

बिचकनी २४३|४०४ 

बिचकलला ८६॥२१५ 

बिचखंदा ७४|२०२ (७८) 

बिचौदा ११४।२३६ (६) 

बिच्छू या बीक््‌ु ८२।२१३ (१७) 

बिछुइ्या २२६।३१५६ 

बिछिया २४६९॥४९१२ 

बिछुआ २५६॥४१२; १४०|२६२ 

बिजनियाँ २४५॥|३७६ 

बिजली २४७०४।४०४; ७७२०४ 

बिजार १११५॥२३७; ११५॥२३६ 

बिजार मानना १२६।२५१ 

बिजूका (बिंदुका) १५।४४ 

बिंज्जू ७७9|२०४ 

बिफैरा ३४११० 

बिफैरा खोलना ३४)११० 

बिटिआ १८००|३०४ 

बिटौरा १६६।२६३ 

बिठाना ४४१४० 

बिड़ारना १६।४६ 

बिड़ी श्दू८्दी ३०६ 

बिदूका (बिजूका) १५।४४ 

बिनी हुईं (बिनी भई) १६४।३१० 

बिनूनियाँ १२३।२४७ 

बिनूनी १३६।२४७ 

बिन्दा २४३।३७६ 

बिन्दी २४३॥।३७६ 

बिरंज ४५१५५ (८) 


बिर्पगाँठ १४७|२८० 

बिराया २६०।४१२ 

बिर ११७।२४२; १५४६।२८५ 

बिर्य १२४ २४८ 

बिलइया २१७।३३२; १७४।२६७; १२५॥२४६ 
तबलइया नाच १००।२३१९ 
बिलइया-लोटन १००|२३१ 
बिलनिया २१०।३२२ 

बिलहडिया १४७|२६५ 

बविलाइंद २२३।१४३; १४४।॥२७४; 

८७|२१४ (४य) 

बिलिया २१७।३३२५ 

बिलेना १२५॥२४६ 

बिलोमनी २०७३ १८; १६६॥३ १३ 
त्रिल्लोंट १६६।३१४ 

बिहलोंदा १७८।२६६ (३) 

बिललौरी १४३।२६४ 

बिसखपरिया ८२२१३ (१८) 
बिसपुटरिया ८७२१४ (४३) 
बिसिपिति उछुरना रद।नरे 

बिसियर ८७॥२१४ (४८) ८६।२१४ (३६); 

८४।२१४ (२); ८+२।२१३ (१८) 

बिसी १३६।२६१ (श्र) 

बीकानेरी १३८।२६० (२) 

बीच को २४८। रे८७ 

बीछिया २४६।४१२ 

बीछिये २६।१२६ 

बीजना २४५।३७६ 

बीजमंडार रदान० 

बीजुरी कोंच रही है ६०२१७ 

बीजू ७७|२०४ 

बीट १५१|२७० (१) 

बीड़ा १८१।३०४ 

बीड़ी १६६।३२१२ 

बीथन १६८।११३ 

बीर २४४।४०५ 

मीरबहूटी +२।२१३ (२०) 

बीसा १४६२।२७३ 

बुंदकी २४४।२७७ 


|: 


बदाकड़े ६१।२१६ 

बुदकी २२६।३६७; २१६।३६७ (६) 
बुकनी ८०।२१२; २४३।३७६ 
बुक्‍्काईंद २३०।३५७; ६०।२१६ 
बुखार रवोप८७छ 

बुखार उखारना श्दाथ७ 
बुखारा २८।२७ 

बुखारी २८८७ 

बुडढ़ी १३४ रप्प 

बुनेमा २३४।१६५ 

बुन्दे २४२।४०५४ 

बुन्न २१५।३२६ 

बुन्नाना १९७।३१२ 

बरकना २४३।३७६ 

बुरजी श्८१।३०४ 

बुरमिया ७४।२०२ (७६) 
बुरभी १८१।३०४ 

बुज २०६|३१८ 

बुलाक २४५४० ६ 

बुवाई ११ 

बुसना २६७|४ २८८ 

बुहारी २०६८; २१५।३२६ ; 
बुकना १५। १८३; ५८ १८६ 
बू कने ५५४। १८३ 

बू दाबाँदी ६१२१६ 
बूदियाँ २६८।|४३० 

बू दिया २११।३२४ 

बू दी २६६।४१८ 

बूदें किनकना ६१|२१८ 
बूची १३१६।२६१ (अर) 
बूटा २३६।३६७ 

बूबड़ा ६१५।१६० 

बूबला ४३१४५ 

बूर २७०।४४५ 

बेंगे देना ४३।१७२ 

बेंट १५६।२७८ 

बेड़ा १७३|२६७ 

बेदी २४५॥३७६ 

बेगरी १६।६२; २३०१३५७ 


( रश६ ) 


बेगरे १३४।॥२५६ 


वेकड़ २५॥७४७ 


वेकर (सं० द्वि+ फा० ज़र) २०७५ 

बेटा १६२।२८६ 

बेड़ई २६४|४१६ 

बेड़र २६४|४१६ 

बेड़ा २३१|४०० 

बेड़ी १६४।२६ ३ 

वेद २६२|४१६; २५१|४०० 

बेदनी रोग १२५।२४६ 

बेल १४६।२६८ (२); १६०१८८; २३६।३६७; 
3३०|९६६€ 

बेलचा २१६।३३१ 

वेलचूड़ी २४८॥४११ 

बेलदाबना १३१८।२४६९ 

बेलन १६५।३११; २१५।३२६; २१०।३२२; 
९८२६३ ०४ 

बेल निकलना-- १३८।२५६ 

बेलहड़ी १४६॥२६७; १५०।२६८ (८) 

बेला २१७।३३५ 

बेसन ५१।१७०; २६४।४२०; २६६।४२ ४ 

बेसनी लडड़ (वेसनी लड़आ) २६६।४३८ 

बेसर २५५४।४०६ 

बैंगन ४०१३०; १४१७८ 

बेंट ८ ५६; ४६। १८४; १५॥४१ 

बेंड़ा १९७४।२६ ७ 

बेजा १४६।२६७ 

बेजिया १४७।२६५ 

बैठका १५१|२७० 

बैना २४५२।४०३; २४०।३६६ 

बनी २४०।३६६; १७२।२६७ 

बैनियाँ २४०।३७१ (२) 

वेयरबानियाँ ( बश्यरबानियाँ ) ६७१६४ 

बेल ३६।१२६; ११७|२४० १११॥२३७ 

बेला ३६१२६; १३६।२६१ (अर) 

बेसखियाखेती ४०१३०; ३०६४ 

बेसखिया धान ४४१५४ 

बैसाखी १५५४।२७४ 

बैहरा ८१।२१२; ६६२२५ 


बो गा श्य२।३०४ 
बोशनी १६॥६४ 
बीइये १६।६१ 
बोक १३८।॥२६० 
बोकसी १३१६॥२६१ 
बोका ६१३ 
बोर ४६।१६६; श्याश्ट; १६३।२६० 
बोफों ५०॥ १८१ 
बोट २०८।३२० 
बीटा १४५१।२७० 
ब्रोता १३६१|२७० 
बोदगाई १२२।२४६ 


बोदा श्यू१श३०४; १४६।२६८ (१); १२२।२४६ 


बोदिगाई २०२॥३१६ 
बोदी श्यू६|३०५ 

बोदे ११५॥२३६ 

बोर २४६॥|३६० 

बोरला २५४५२।४०३ 
बोरा १६४।२६१ 
बोलला २४२४० ३ 
बोवरी २।३ 

बौंगा श्य२।३०४ 
बौंड़ा १६९६९।३१४ 

बौंदा १९९॥३१४ 
बौंहड़ा ६५४ १६२. 
बौंहड़ी ६८।१६५ 
बौछार ६१२१८ 

बौन ३०|६३ 

बोरिया २५२|४०३ 
ब्याँत मारना १२६।२५१ 
ब्यातर १२७।२४० 
ब्याहताओं २४०।३१८५ 
ब्याहता घीयों ५३।१७२ 
ब्यानहार १२७॥२५० 
ब्यार ७६।२०६ 

ब्यार निकलना ६७।२२५४ 
ब्यारू २६३।४१७ 
ब्याह २४३।३७७ 
ब्याहुली २२३।३४४ 


( रे२७ ) 


ब्योर्ना २४०|३७० 


( भ) 

भेंडेर २०६।३ १८ 
भंगा ११६।२४२ (१) 
भंगिनें २०३।३१७ 
भकक भूरी १४३।२६४ 
भगीरता ७४|२०२ (८०) 
भगौना २१७।३३७ 
भटिया ४६।| १५४७ 
भटठोआ (मटडझ) ७२२०१ 
भड़का ७२।२०० 
भद्इयाँ पछश्याँ ६६।२२४ 
भदकना १८०।३०३ 
भदकेला ८६।२१५ (१) 
भदमासी १३१।२४३ 
भदार ४२। १७१ 
भदारा ४७।१६१ (४) 
भदाहर १२।९७१९ 
भन्न €१।२९६ 
भभूका (मरभूकों) ६७।२२६ 
भमूड़ा (भ्ड़ी) ६०२२६ 
भायटे ६६।२३० 
भर ६१।रश्८ 
भरञ्रनो १६७।२६६ 
भरञ्ननी जुताई २५७६ 
भरचौक १६८॥२६६ 
भरत १८०]३०४ 
भरना ( ठसाठस भरना ) १८२।३०४; 

२१५५॥३२६ 
भराई १।१; २७।१२१ 
भराव १७४।२६७ 
भरुआ ७४२०२ (८१) 
भरत १८०।३०४ 
मरोंसी १७७।२६६ (१) 
भरतुं ७०१६७ 
भराहिट १४१।२७१ 
भलुका २५४४०२|४०६ 
भलुकिया नथ २५४०।४०६ 


( शेश्ण ) 


भस रब्योद७छ १४।१७६ 

भर्गीड़ा ४४) १७८ 

भाँउताँड १६६।२६ ३ 

भाँड़ा २०५३ १७ 

भाँत २३५४॥३६६ 

भार १६२। २८६ 

भाइटे €६।२२० 

भाइटों ८।२० 

भागमान ११२।२०४३ 

भगवानी (भागमानी) रदादद 
भागवानों २४२।४० २ 

भाजर २१४३ २८ 

भाजी २६८॥४३२४; २६७|४२७ 
भाट ७७।२०४ 

भादें ७३२०१ 

भाटों ७७।२०४ 

भात २६६।४२४ 

भानना श्य०५।३०४३ ३।७ 

भाभई ७८२०५ 

भाभर शव्यमभ।३०२ 

भावटा (भयाटों) १४४॥२७५ 
भारकसों १६२।२८६; १५६१।२७८ 
भारी २०२।३१६ 

मिंडी १६१।३०७; ३४१०६ 
भिजोीकर १७५४१ 

भिड़िआ्रा ७७|२०४ 

भिड़ी हुईं (मिड़ी भई) १७४।२६७ 
मितोना ७१७ 

मिनुगा ८३२१३ (७) 

मिन्नाता हुआ (मिन्नातों भयौं) ५११ 
मिर २०१३१५ 

मिढ्ज्न १८७|३०६; ७७|२०४१; ७५२६८ (४) 
मिहलों ८६।२१४ (३७) 

मिसोरा १७८।३०१; ४६। १८३ 
भींति १७५॥२६८ (४) 

भीतें १७६|३०२ 

भीकम्बरी १४४।२६४ 

भीतरा कोठा (भीतरों कोठौी) १७६।२६८ (६) 
भीतरा बेल (भीतरो बैल) ५८१८५ 


भीतरे २६७६ 

भीतरे बेल १८ र८१; १६७।२६६ 

भीतरी घर १७६।र६८ (६) 

भुकसुका रणैदर 

भुकभुके ४७। १८ 

सुजंग ८४॥।२१४ (४) 

भुजिया ४३१४८ 

मुध्या २७८१; १३४।२०४ 

मुटटा ४३।१४४ 

मुट्िया ४३| १४४ 

मुड्डी ४२३।१४३ 

सुर्रों २४६।३६० 

मुल्ली ४३।१४३ 

मुस्त १४०॥२७४; १८|॥५६ 

मुसभुचिया ७४|२०२ (८२) 

मुसी २७०।४४५; १५४) २७५; ४६।१ए८ 

मूँगर य६।२१४ (३२) 

भूगरमोरी ८४|२१४ (६) 

भूकना १५२॥।२७२ 

भूटिया १४२॥२६३ 

भूड़ ६५।१६३ (४) 

भूड़ बुकाना ३८।१२४ 

भूड़ भरना २८।१२४ 

भूड़रा ७४|२०२ (८३); ६५॥१६३ 

भूड़ लोखटा ६५१६३ 

भूड़ा ६४१६३ 

भूत बाँधना १८२|३०४ 

भूतरा €७।२२६; १५०।२६८ (८) 

भूता जौइन ७३|२०१ 

भूवेला ७३।२०१; ७४।२०२ (८४) 

मूभर २६६(४२२; १६७|३१२ 

सूभरा २७.८२ 

भूरंगा १५२।२७३ 

भूरी १४३|२६४; १३२॥२४३; २४६।३६०; 
१२६।२५७ 

भूसना १४२॥२७२ 

भूसी ४६।१४८ 

भेली १६२॥३०६ 

मेंड़ी २४६।३६० 


( रेर६ ) 


भैंड़ों २४६।३६० 

भैंड़रोरा (मैंड़ौरी) २०५।३१७ 

भेंडीरी गागरे २०५।३१७ 

भैंस पड़ना १३६४।२०५४ 

भैंस पानी में चली जाना १३४।२५४ 

मेंसा १३४।२५४ 

भैंसा डौम ८६२१४ (३३) 

भेंसा बिंजार १३४।२०४ 

भोकडा ७७|२०४ 

भोकसी १३६॥२६१ 

भोका ६१३ 

भोखड़ा १५०|२६८ (८) 

भोड़री ४३॥।१४६ 

भोड़ा ४३।१४५ 

भोर २७८२ 

भोलुआ २०१॥३१ १८ 

भोलुए ३०६६ 

भोंञ्राटेरा ११६।२४२ (५) 

भोंकना १४२।२७२ 

भौंरा 5२२१३ (८); ३॥५; २४०।३६६ 

भोरिश्रा १२१।२४३ (२) 

भोंरिया चरी ४३१४४ 

भौंरिहा १२१।२४३ (२) 

भौरी १४४।२६४; ८०।२१० (१०); ४३। १४४; 
९६१।१०८८ 

भोंस्थ्ा ८२२१३ (६) 

भौरे २४०।३६६ 

भोंसना १५२|२७२ 

भोंहरी १६१॥३०८ 

भोंहों २४६। ३८१ 


(स) 


मेंगोरी २६७०।४२८ 
2० अं 

मेंचेंडा ४१० 

मेंचेंड़ी बाजना १११ 
मेँचेंड़ी बोलना ५११ 
मेजली २३१।३२५६ 
मजिया १४।३८ 
मेंभेड़ा १६।४५४ 


मड़उडओआ २९१।३२६ 

मेंड़ना २४५।३७८ 

मंदना २६८६ 

मे सिया ११६।२४० 

मंसीली १२७।२४० 

मंचुआ ८०।२१० (५४) 

मंझा १४३६; द८।१६४१ १६।४५; १६५॥१११; 
१६२|३०८५ १६१।३०७ 

मकड़ी श्यय८।३०६ (४) 

मकड़ीजनाला २३२६।१६०; २२६।२६७ (१३) 

मकरानी ११०।२४७ 

मकसीला ६६।१६३ 

मकोइ १२४॥२४६ 

मकौना ३०।१६६ 

मबका ४२।१९४०) ९८ गैस 

मक्कानुकाना ४२१४२ 

मक्का सोंटना ४२॥१४२ 

मक्खनबड़ा २७०।४४३ 

मकखी ८४२१४ (२) 

मखेरा १६२। २८६ 

मगजी २२६।३२४५ 

मगद २६६।४१२५ 

मचना ११०५॥ २५४५६ 

मचान १८७।३०६ 

मचोका १६४॥२६२ 

मच्चर १२४|२४८ 

मच्छुर ८३१२१३ (२) 

मच्छी-थप्ियों २५८।४१० 

मछली रश्ण।र्दु८ 

मजीरा ८२२१३ (१६) 

मरार ६७।९६४ 

मंठकना २०७॥३१६ 

मटकाना ४०।९ ६८ 

मटरमाला २४७।४०६ 

मट्रथा २६२।४१६; ४५१४६ (८) 

मटिआ ८५२१४ (१७) 

मठियरा ६६।१६३ 

मठटियल ८६।२१४ (३२) 

मटियार ६६।१६३ 


मंटीलिझा ७३|२०१ 

मढठुका २०८।३२० 

मटठुकिया २०८।३१६ 

मठुकी २०७।३१६ 

मटीलना २६।८६ 

मदैरा ६६१६३ 

मटठठर ११७।२४० 

मटठा २६६।४३४; ११७|२४० 
मठठे २६८|४२४ 

मठरी २६४|४२० 

मठा २००।३१४; २६९६।४२४१ १४६|२७७ 
मठा अधचला २००।३१४ 

मठा आना (मठा आनौ/ २००३ १४ 
मठा चलाना (मठा चल्ञानौं) १६८।३१३ 
मठौटा २१४१ र८ 

मठोंना १४६।२७७ 

मठौना २१४।१२८ 

मड़ ए. १३३६ 

मड़ेमा २४५।३७८ 

मढइया १७६॥३०२ 

मदिहा ७४॥२०२ (८३) 

मथना २०८॥३२० 

मथनियाँ २०६।३१६ (१) 

मथनी २०७।३१६ 

मथानी १६६॥३१४ (१); १६६।३१४ 
मदरा १६६।१२९१९१ 

मनकुर ४५॥१५६ (६) 

मनखंडा २।४ 

मनधारी ८६।२१४ (३४) 

मनियाँ १४०॥२६४ 

मनोंदा १६॥६३ 

मनोटों र८[|८६ 

मरखनी १३२॥२५४३ 

मरी पड़ना १श्८।रर& 

मरुए ११॥३६ 

मरेंठों ७०।१६६ 

मरैनिया १३६।२६१ (अर) 

मरोरा १५०।२६८ (७); १२५॥२४६ 
मलमल २२६।३१५०३ २३२॥।२६३ 


मल्रा २०७।३१६ 

मलरिया २०७।३१६ 

मलसिया २०७।३१६ 

मलाई १४०।२६२ 

मलियागर ८६२१४ (३५) 
मलीदा २६६।४२२ 

मल्‍लई २२७।३५४२ 

मल्ला २०७॥३१६ 

मह्लें २.४।३२७ 

मल्ा २००।३१६ 

मल्‍्होना ८६।२१४ (३६) 
मशाल (मसाल। २११।३२३; ७७|२०४ 
मसाला १२४५॥२४६ 

मसीनियाँ खेत ७१।१६६ 
मसीनिया भुस ४४। १५१ 

मसीना ७१।१६६; ४३।१४८८४ ४११३२ 
मसीने ४३|१४६ 

मसूड़ ८०|२०६९ 

मसूरी २७१।४११ (अर) 

मसनन्‍्द २३२।३६२ 

महँदी २४४।३७८ 

महन्तिया ७७|२०३ 

महरा ७७।२०३; १६॥४८ 
महरि ३॥५ 

महागऊ १३१॥२५४२ 

महावर २४८०|३६ ०; २४४।|३७७ 
महासूधरी १३१।२५४२ 

मही २६६|४२७ 

महीन २३०।३५६ 

महुअआर ९२३॥२४७ 

महुअर बेल १२३|२४७ 

महेरी २६६।४२५ 

महेला १४१।२६२: १३५६॥२७७ 
महेसिया ४५१५५ (६) 
महूयो २००।३१४ 

माँग १६३।३१०; २४२३७३; ४८।१६२ 
माँग-मरना २४२।३७३ 

माँचा श्टछ।३०६ 

माँञा १३३७; १४३८ 


( ३११ ) 


माँजिंग्रा १४३८ 
माँजे करना १४३६ 
माँका १३॥३७ 
माँके करना २५७६; ३६।१२६ 
माँठ २०८।३२० 
माँडिना २६४।४१८ 
माँड़नी २३३।३२६४ 
माँड़वे (माँड़ए) २३४।३६४ 
माँडल १३ 
माँदी २०२।३१६ 
माँसी देना ११६॥२४० 
मा श्थयू१३०४ 
मार ७६|२०६ 
माकड़ी २३६९।२३६८ 
मातबर ४१।१३३; ११४।२३६ (४) 
माता २६५।४२० 
माथा २४०।३७०; ११४।२३६ (५) 
मानकदीया २०५३ १८ 
मानी २०१।३१५ 
माफीदार ७२।२०१ 
मारखीन २३२।३६३ 
मारना ४८१६४ 
मारवाड़ी १३८।२६० (५) 
मारियो-मारियों ७७|२०३ 
मात्न १६६।३१२ 
मालपूआ २६५।४२० 
मालिक २४८। ३८६ 
माली ४५॥ १५४ (१०) 
मालुई ११४॥२३६ (१०) 
माही १८६॥३०६ 
माहौट ८०२०९; ६६॥२३० 
माहोटी १३७२४ 
मिंगी ४४|१५३ 
मिजाज १४१।२७१ 
मिंट॒ठी के धौंदेसा धरा रहनेबाला ( माँटी के 
धौंदा-सो धरो रहिबे बारी ) ३१।१०० 
मिठाई १६२॥३०६; २१५।३२६ 
मिस्चौनी २६८।४२६ 
मिजेई २२५०॥३४७ 
४३ 


मिलजाना १३१॥२०४ 

मिलमन ५४ १८० 

मिलवन ५४१८० 

मिलती है ( मिल्त्ये ) १३१॥२५२ 

मिलिक ७४।२०२ (८६); ७२।२०१ 

मिसरू २३४।३६९७ 

मिस्सी २४३।३७५ 

मींग ४४१४३ 

मीठा तेल ( मीठी तेल ) ४४।१५३ 

मुड़ीले २५१।३६६ 

मुंहधोबा १२३।२४७ 

मुहनलिया २७३।४५८ 

मुँह पर फूस फेरना १६७।३१२ (२) 

मुँहपाट ( म्हौपाट ) १३२।२५४३ 

मुंहमुदा ( म्लौगुदा ) ४११२५३ ४३।१४७ 

मुंडा ११६।२४२ (३) 

मुंडो १३२२५३ 

मुकठे ( मुकटा बैल ) ११६।२४२ (७) 

मुछीका १५६। २८२ 

मुजम्भी १६०।२८५ 

मुट्मरी ४९१४७ 

मुट्सिगा ११६।२४२ (१) 

मुदार ६६। १६ ३ 

मुठेरा ६६। १६ ३ 

मुट्ठा १४६।२६७; १८२७; १४१२६२ 

मुद्विया २४४।१७८ 

मुद्ठी २४४।२७८ 

मुठिया २६६।४३६; २६८।४३४; २४०२३ ७८: 
(७); ६१४; ४२।१४२ 

मुडढा १५६।२७८; ७२।२००; २२५।३४७ 

मुंडढी १८६|३०४ 

मुडढे २३३।३६४ 

मुड़कटी ७४|२०२ (८७) 

मुड़गेली १७४।२६८ (३); १७६।१६८ (५) 

मुड़ाइसा २२४।३४५४ 

मुड़ासा १६२। २८६) २२४।३४५ 

मुड़ियाबाल ४८।१६१ (२) 

मुड़ेला १४६। २८४ 

मुड़ेली १७४॥२६८ (३) 


( 
मुद्ी १७८३० १; $८६।३०४ 
मुद्दे डा १६॥४५ 
मुण्डा (संडा) ११७।२४० 
मुतलेंड़ी १२८।२५० 
मुतान १९३।२३६१ १५६।२८४१ 

(३); ११२।२३८ (६) 
मुदरिया २६२।४१६; २५१|४०० 
मुद्री २५१।४०० 
मुरकन २२७।३४० 
मुरकनि २२७।३४० 
मुरकनियाँ ७४॥|२०२ (दू८) 
मुरकामन २०६७ 
मुरकोी २३५०।१२६६; २५१।३६६ 
मुस्मुरा ४६१४८ 
मुब्बा २९०७।३१६ 
मुराया २४८।३६०; १२०।२४२ (८) 
मुरुक ८४।२१४ (६) 
मुत्नकट २३३|३६४ 
मुसक २११३२३ 
मुसकधार ६१२१८; ८१२१२ 
मुसकबिलाव ७७|२०४ 
मुसरिहा १२१।२४३ (१) 
मुस्की १४३२।२६४ 
मुस्टंडी १२१४२४२ 
मुहरी २२२।३६४ 

मुहारा २७१२१; २॥१२ 
. मुहालदार ७२२०१ 
मुहाला ७२।२०१ 
मूँग ४३। १४८; ४३१४६ 
मूंगों २४७|४०० 
मूँज श्यू२३०५ 
मूजे फूटना १२४।२४६ 
मूँठ २२१३६१ 
मूँठ या मुठिया ६|२४ 
मूंठा १८|३४७; १६१३०७ 
मूँठा मारना १८।५७ 
मूँठिया १६१३०७ 
' मूँठी १८२७ 
पृड़न २५१३६६ 


९ १८२४१ 


2 


न 


३२१५ ) 


मूँद १५४० 

मृदा ६८। १६४ 

मूढ़ा उठाना १६३।३१० 
मूढ़े १८६।३०५; ६८) १६४ 
मूरा की फरी ५३।१७४ 
मूली (मूरी) ४०।१३० 
मूसरिया १३७। रद 
मूसरी २०२।३१६ 
मूसलाधार ६१शश्८ 
मूसे ७७|२०४ 

मेंगनियों १६०२८७ 
मेंड़ ३२७।१२१ 

मेंड़तोर ६१।२१६ 
मेंड़िया ५८। श्८५ 
मेंड़ी ४४।१४० 
डुआ १२१।२४२ (१५) 

ड़की १२०॥२४६ 

मेंढिया ५८। १८५ 

मेंढ़्ी ४४) १४० 

मेथी ५३।१७३ 

मेंमड़ीचारी ७४।२०२ (८६) 

मेंहदी २४४।३१७८ 

मेख १५६|२७८ 

मेखउखेर १४५।२६७ 

मेखिया १४६।२७८ 

मेठी २४०।२७० 

सेथी ४०१३० 

मेरठिया १११॥२३६ (११); ११४।२३६ (१०) 
मेरी तेरी मर्जी २३२।३६३ 

मेला ३२६।१२६; ४८।१६४ 

मेवतिया ११४।२३६ (७) 

मेबाबादी २६६।४३६ 

मेहासिन ६१२१८ 

मैंगनी १३८|२६० 

मैंढ्ासिंगी १२०।२४२ (१२) 

मैंथी में पानी रोंकि देउ ३८।१२५४७ 

मैड़ा ७७|२०३ 

मद २७०|४४५ 

मेदा का हलुआ २७१।४५३ 


कप 


मैदान, १४७।२६६ 

मैना १२०।२४२ (१०) 
मैनी १३६।२२७ 

मर ३५ 

मैली १६१।३०७ 

मैसूरी २७१।४५ १ (अर) 
मोंठ ४३॥१४६: ४३॥ १७४८ 
मोंमन २६४।४१६ 

मोंहासा ४७।१६० 

मोंहासे €६।२३० (३) 
मोंहासों १५०४।२७५४ 

मोझआ लगाना १६७|३१२ 
मोइया श्य८।३०६ 

मोखा २६८६; १७प।र8ध्थ (२) 
मोचिया ११२२१८ 

मोचेल १९२।२४५ 

मोटी १६७।२६६ 

मोटी जुताई २४७३ 

मोथरा (मौंथरा) १४६।२६७ 
मोथा ४६।१५६ (११) 
मोरपंख १६२|२८६ 
मोरपंजा १५७|२८० 
मोर-पपश्या २४६।३८२ 
मोरपेंच २५१।३६७; १७५१ 
मोरमुकुट २४८।३८६ 

मोरा १८२६; ५२।१७२; १५७;२८० 
मोरी १७४।२६८ (१) 

पौंगर ८२१ 

मौंगरि ३।५ 

मौंगरी १८६।३०४; १५६|२७८ 
मौंनार २७३।४५८ 

मौंहन पकौड़ी २६८|४२६ 
मौंहनभोग २६६।४३७ 
मौंहनमाला २५७|४०६ 
मौहनिआ्रा ७२२० १ 


मौत चाहना ( मौतचाहनौ, मौत चाहिबौं ) 


१६७।३१२ (२) 
मीना २०७।३१६ 
मौनि २०७|३१६ 


मौनी २०७३१६ 

मौरिया १२०२४२ (८' 

पौरी १३६।२५७ 

मौरूसीदार ७२|२०१ 

मौलसिरिया २६१|४१४ 

मौलसिरीहार २५७|४०६ 

मौसमों ६६।२३० 

मौहासों ६०२१६: ६७२२७ 

म्थाने २४६।३६० 

महैरा १६४८; ७७२०३ 

म्होंस॒दिया ७४२०२ (६०) 

म्हौर २९४।३४४ 

म्हौरपट्टी १६३।२६० 

म्हौरपन्हइयाँ २३३।३६४ 

म्हौरा १२०१२४२ (७) 

म्हौरी २३३।३६४; २२५।३४७; 
१९०६। २८३ 


(य) 


यौर या और ३॥७ 


(र) 


रंघेंड़ी ४६।१६७ 
रंघेन २६६।४२३२ 
रमाती १२६।२५१ 
रंभार ११८|२४० 
ई १६६।३१४ 
रकतबंसी ८६।२१४ (३७) 
रकतपीरिया ८५॥२१४ (२८) 
रकेब १६३।२६०; १४७।२६६ 
रेबी २०४।३१८ 
रकेबों १४७।२६६ 
रखाई १५॥४४ 
राखी २४५॥३७९ 
रला २७४४॥३७६ 
रस्चना २४४ ३७६८८ 
रचाई २४४।३७८: 
रजली १४३॥।२६४ 
रजाई २३०।१५७ 


र्जली ८६।२१४ (रे८) 

रतालू ५३१७३ 

. रतुझ्मा ८०।२०६ 

रतौोंघी १४६।२६८ (३) 
रथखाना (रथखानौ) १७६॥३०३ 
रददी २१३।३२७ 

रपड़ा ७४॥२०२ (६१) 

रफू २२६। ३४० 

रफूगर २२६) ३५० 

रबड़ी २७०।४४१ 

रबा २५०।३६१ 

रूबे ११४॥२३२६ 

रमक १७६॥३०२; ६८२२७ 
रमकता हुआ (रमकतो भयौ) ६७२२७ 
रमकसा ७४।२०२ (६२) 
रमभोल २४६॥४११ 

रमठहले ४०।१६८ 

रमदा रशानदन 

रमास ४३॥१४८ 

रस १४८|२६७ 

रसगुनल्ला २७०।४४३२३ २३६। ३६८ 
रसवाई २६६॥४२५ 

रसेंड्री १६१॥३०७ 

रसोइया १७७३२६६ (१) 

रसोई १७७।२६६ (१); २६३।४१७ 
रसोौनिया सूल १४६॥२६८ (१) 
रस्सी १६॥४८ 

रहवार ७४।२०२ (६३) 

रॉड़ पुरवाई ६२२२४ 

रॉधती २१७।३३३ 

राई २६८।४३२ 

राख २३॥७० 

राजवान १८८।३०६ (३) 
रातरोंघ १४९॥२६८ (३) 

रातिब ५११७०; १५६।२७७ 
राधा किसन जी २४८।३१८६ 
रानी काजल ४४॥१४४ (११) 
राब १६२३ ०६ 

राम आसरे ७११६८ 


( ११४ ) 


राम की गुड़िया ८१२१३ (२०) 

राम चक्कर २६८॥४३० 

राम जमान ४०१४५ (१२) 

राम जियावन ४६।१५७ 

रामजीरा ४६।१५६ (१२) 

रामनौमी २५७॥४०६ 

रामवांस ४५१४४ (१२) 

राम भोज ४६।१५४६ (१३) 

रायतेदान २१८०।३३७ 

रार १६६॥|३११ 

रास ६६१८८; भ६।९८२; ९६॥६१९; 
१६३॥२६०; १३४७|२७६ 

रासकटाई ६०१८६ 

रास की चाँक ६०।१८६ 

रास दबाना ६०।१८६ 

रास बढ़ना ६२१६१ 

रास लगाना ५६१८८ 

राहा १७७।२६६ (२) 

राहे २०९।३२१ 

रिममिम ६१२१८ 

रीदा ११२१३१८; १५२॥२४६; १६४२६ १ 

रीढा मोरी १३७।२४८ 

रीदा साँपिन १३७।२ए८ 

रुजका ४४।१८० 

रुजिका १६॥४६ 

रुहाल १४८।२६६ 

रूँदेरा ७४।२०२ (६६) 

रूझआ १६४॥३११ 

रूआ २६५।४२१ 

रूखी २४४।३७८ 

रूगालो ८६॥२१५ 

रूमाली २२७।३५४२ 

रेक १४१।२७१ 

रेंगटा १५१२७१ 

रेंगटी १४१।२७१ 

रेंटआ १३४५।२५६ 

रेटुआ थनी १३४।२५६ 

रेज ११४।२५६५ २४८॥ १८७ 

रेज की बरसा ८१२१२ 


रेत २७३॥४५६ 

रेतीली' ६४१६३ 

रेतुआ ४०॥। १८२; ६५४॥१६३ 
रेल-पेल ६६।२२५ 

रेला ६१।२१८; ७०।१६७; २१२ 
रेबड़ १३८॥२६० 

रेबड़ी २६८॥४ रे 

रेविया १४७।२६६ 

रेशम (रेसम) २२६।३५० 
रेशमपट्दी (रेसमपद्टी) २५६।४११ 
रेह ७०।१६६ 

रेहा ७०।१६६ 

रेहीली ६५॥१६२ 

शैंटा १६५॥३११ 

रेंटी १६३॥३११ 

रैनियाँ ७४॥२०२ (६४,; ६६।१६३ 
रैनी ६६।१६३; १८२।३०४ 
रैनीभीना ७४॥२०२ (६५) 
रैनुआँ ६६१६३ 

रोंथ १३४।२५४ 

रोक श्य०३०५ 

रोकना ५६।१८८ 

रोका १७४।२६७ 

रोगनी २६५४॥४२१ 
रोजनदार २१५४॥३४३ 

रोटी २६३।४१७ 

रोड़फाड़ ८६।२१४ (३६) 
रोपना १२।१७२ 

रोरना १६॥६६; २०१।३१६ 
रोलना ५६। १८८ 

रोहा ३०६८ 

रोहार १९४॥२४६ 

रैंकना ३८१२५ 

रैंगटा ११२।२३८ 

रौंथना १३४।२५४ 

रोंथा ८०।२१० (११) 
रैंदा ८२० 

रोना २४०।३६१ 

रोने २४३।३७७ 


( ११५७ ) 


रौस १७७।२६६ (५) 
रैंहद १४२॥२७१; १२६।२४५१; १४१।२६२ 
रोहँद ७७|२०४ 


(ल) 


लेंग ६१४ 

लँगड़ी १४८।२६६ 

लेगोट १६०।३०६; २२७।३१४२ 

लेंगोटा १६५।३११; १२१॥२४३ (२,; 
१६०|२०५६ 

लेगोटिश्ा १२१।२४३ (२) 

लेंगोटी २२७।३१५४२ 

लंगर २२६।३४० 

लंगार १४१२७० 

लंगूरी १४८।२६६ 

लकचीरिया १४६।२६५ 

ल्कड़भग्गा ७७२०४ 

लकड़ा ४६।१५६ (१४) 

लकड़ा सन ४२॥१३६ 

लकुरियाँ ४८।१६२ 

लकूरी बनाना ४११६६ 

लक्खो १३२।२५३ 

लखना २६६।४२१ 

लखा ८१।२१२; ८०।२१० (१२) 

लखियाना २६६।४२१ 

लखीरसा ८६।२१४ (४०) 

लगफार श्प८घ।३०६ (४) 

लगाम १६३॥२६० 

लगैन १३०।२४२ 

लगौद २।४; ४२॥१३८ 

लचब्छिन ११३॥२३६ 

लच्छे २४५८।४११ 

लटकन २४२।४० ३ 

लटकी ८०२१२ 

लठ जाती २०२।३१६ 

लट डोर २१५ २२६ 

लटाधारी ८२२१४ (१८) 

लटूरियाँ २५४१।३६६ 


लटों १८४॥३०४३ २४२।३७३ 


( रेशे६ ) 


लट॒टू २१५।३२६ 

लट॒ठा २३२।३२६३ 

लठियाये १३४॥२५६ 

लठोर १३१।२५२ 

लड॒ड़ (लड़आ) २७०|४४० 

लड़ामनी ४४८; १५४|२७४; १६७।२६४ 

लड़ी १७४। २६८ (४) 

लड़आ २६६।४र८ 

लड़रा १२१।२४३ (१); २६॥१२६; १४३६ 

लड़री १३७।रघ्द 

लद़िया १४७।२७६ 

लढ़ियों ११४॥२३२६ (७) 

लतखनी १३२॥२५३१ 

लकत्ता २२३३३४३; श्श्च। रन; १६०१३०६ 
२३६।२६६ 

लत्ती १४।१७७ 

लत्ती रोपना ५४।१७७ 

लद॒ घुड़िया १४०।२६२ 

लद॒पाबरी २०।६९६ 

लद॒बदा ४०। ९१६८ 

लदोई १६१।३०७ 

लपलपाना १२४।२४८ 

लपस ४८।१६१ 

लप्सी २६७।४२७ 

लपसी को पिंड २०२।३१६ 

लफलफाना १२४।२४८ 

लबना ७।१७ 

लबारा १३३।२४४ 

लमकना ११८।२४१ (३) 

लमटेंगा १२२।२४४ 

लमटंगा १४४।२६४ 

लर श्ष्दो४०६; रण्टी४१० 

लरकांट १६०|३०६ 

लरजन ६०।२१७ 

ललरी ११३।१३१८ (१८) १११॥२३४ 

ललुआ १५२|२७३ 

ललौंही ४१।१३७ 

लल्लो १३१२४२ 

लवल्हैस ४११७१ 


लवारा (लाबारी) ११७।२४० 

लवारा (लवारी) ११५४॥२४० 

लसिया जाना ६६।२२४ 

लहंगा २३३।३६४ 

लहकना €०।२१७ 

लह॒दू या भोरा, २१४। ३२६ 

लहतलाली १६८।२६६ 

लहनी फावनी ३३।१०७ 

लहमा (अ० लमहा) ६५।२२३ 

लहर २३३।३६४; २२६। ३२६८; शरण ३२६८; 
श्यय्६व३०६ 

लहरा १५६॥२७६ 

लहरिया २३२।३६३; श्यू८।३०६ (३; 
२३२४।३६४५ २४१॥ ३१७८ (८), २३४॥३२६५ 

लहरिया बुनावट श्यू८|३०६ 

लहरुए ६१५।२१८ 

लहर ४२१४०; ४३।१४७; ७६॥२०८ 

लहस २३४। ३६४ 

लहसन ३४।१०६१ ५४४|१७८ 

लॉक ४०। १८३; ४३।१४६; २०६८ 

लाँक भरना ४०। १८२३ 

लॉग २२८|२५४ 

ई ४७|१६० 

लाई पड़नी ४७।१६० 

लाख १४४।२६४ 

लाखा ८०॥२०६; १९२३॥२४७ 

लाखी १४४|२६४ 

लाग १६€२।३०८ 

लागै-लागे ७७|२०३ 

लाठ १६२।३०६; १६६॥३१२ 

लाठ ९१६५॥३०७ 

लात ९२२॥२४३ 

लात जाना १३०।२५४२ 

लातना १३५।२५६ 

लान ४४१८० 

लान मारना १२६।२५१९ 

लान मारा जाना ४४ १८० 

लाम १४७२७६ 

लामन २३३।२६५; २३४।३२६४ 


लार ६२॥।१६१६ ६६।१६४३ २०७८३ 

लाया १६५॥२२६ 

लालमनी ४५।१५५ (१४) 

लालामी १४४।२६४ 

लालौरी २५०।३६२; २४५॥४०६ 

लाव ३॥७ 

लावा ४७|१६० 

लास १५०५॥२७४ 

लाहन १०१२३१२ 

लाहन मारना १०१।२३२ 

लिखुआ २४२|३७३१ 

लिपाई १७६।२६८ (५) 

लिरिया ७७]२०४ 

लिलगोदा २४६। ३१८० 

लिलगोदी २४६।३८० 

लिलहारी २४६। ३८० 

लिलारा ३॥५ 

लिलारी २४६।३८१ 

लिहाफ २३०।३४७ 

लीख २४२|३७३ 

लीद १४२॥२६३ 

लीदमुतारी १४२।२६३ 

लीपते १७६।२६८ (५) 

लीपना १७६।२६८ (५) 

लीलगाय ७७।२०४ 

लीला २४६। १८०; ११४।२३६ 
(८); १२३।२४७ 

लीले १२३।२४७ 

लुंगी २२७।३२५२ 

लुखटिया ७३।२०१, ७७|२०४ 

लुखंटिहा ७३२०१ 

लुगदा २९१।३५७ 

लुगदी २१३॥३२७ 

लछुगरा २३४।१३६५४ 

लुचई २६४।४१६ 

लुजगुन २०२।३५१६ 

लुटलुटी १४०॥२६२ 

लुटिया २१७।३३६ 

लुहरसा ८६२१४ (४१) 


६. और :) 


लूँड़ २६४।४१८ 
लूकटी श्८०|३०३; ४२।१ ३१८ 
लूगरी २२५॥३६६ 
लूलू २४२|३७ ३ 
लेशा २६५।॥४२१ 
लेजू ७१७: १४७|२७६ 
लैंड़ी १३८|२६० 
ले, कूर, कूर १५२।२७३ 
लेज ७१७ 
लेमना १३३।२४४; १४६।२८३ 
लोंगा २७१|४४७ 
लोई २६४।४१८; २३१॥१४८ 
लोखटा ७७।२०४ 
लोखटी ७३१॥२० १ 
लोच २६४।४१८ 
लोटना ७२।२०१ 
लोटा ११५।२३६; २१७।३३६ 
लोढ़ा २०२।३१६ 
लोरा मारना १३४। २०४ 
लोहरी १३६|२४७ 
लोहरे २४०।३२६६ 
लोहूलुहान १४८|२६७ 
लौ ग २३५०।३६६: २५५|४०७ 
लो गिया २६०।४१४ 
लो दा १६६।३१४ 
लौदों १६॥६० 
लोौका ४०।१३०; ५४१७८ 
लोकिया लौज २७२।४४४. 
लौज २७०।४४० 
लोद ४२|१३८; 
लौदोी २|४; १८१।३०४ 


' लौनी २००।३१४; १६८॥३१३ 


लीमना १३३। २५४; १४८।२८३ 
लौर २४४।४०४; २५०।३६६ 
लोौहरुआ ८६।२१४ (४२) 
हूवेड़ १८६॥३०४ 

हिसाई १७६।रध८ (५) 
ल्हिसिया २४४। ३२७८ 

ल्हिसेमा २४४।३७८ 


ल्‍है ड १५२।२७३ 

हहैंडी १४५२।२७३ 

ल्हैदुआ १३५॥२५०६ 

ल्हैटू २१५)३२६ 

हहुड़कश्याँ ७०१६७ 

ल्होल २६४।४२० 

ल्हौआ (ल्हडआ) ४८।१६२ 
हहों श्रा बनाना ५११६६ 


(स) 
सजा ५४१८१; २० १८३; १८श्ण 
संड़ासी २१७।३३ ३ 
संदेस २७०।४४३ 
सँदेसी ४०१३१ 
संपोश ८३।२१३ (२१ ; ८७।२१४ (४४) 
संपोला ८७२१४ (४४) 
संपोले ८२२१३ (१६) 
सेमलता १२५।२४६ 
संक ४६।| १८४ 
संकरफुलिया श्यू८।३०६ (४) 
संखचूर +९।२१४ (४२) 
संखियाँ ४४१४३ 
संगरही खेती ४०१३१ 
संगली १४३॥२६४ 
संजा २७८२ 
संजाधार १२७।२५० 
संजाप २२६।३२०५; २३४३६४ 
संटी ३४४॥ २७४; १६२।२८६ 
संतनबाइ १४०।२६८ (८) 
संदृक २१६|३४० 
संदूकवी २१६।३४० 
श्यद्‌ २६६।४२६ 
सकतार १४८;२६७ 
सकनारिया १४७|२६४ 
सकरा २६३|४१७ 
सकलगंद ३४।१०६; ५४१७७ 
सकलपारा २२६।३६७ (८); २३६॥२६८; 
२६५४।४२०; २३६। ३६५४ 
सकलपारिया श्ष्य२०६ (४) 


( १४ईंण ) 


सकलपारे २३४।३६५ 

सकारो रणदर 

सकेरना १६ १प्प 

सकोरना २३१।३६१ 

सकोरा २०४॥३ १८; ८१२१२ 
सगशुनी १४४।२६५५ ११८।२४१ (४) 
सदक २७३।४४५८८ 

सटकारे २४०।३६६ 

सटकिया १४४॥२७४ 

सटेड़ा १६४।२६२ 

सदिनी १७४।२६७ 

सड़कोड़ा १३६। रट४; १७४।२६७ 
सड़ाईंद ६०२१६ 

सतरंजी १८८।३०६ (३) 
सतरियाँ ४८।१६२ 

सतिया (सतियो) ४॥१० 
सतीबारी ७४॥|२०२ (६७) 
सतुआ २६७।४२७ 

सतैनी २४५।१७८ (६) 

सत्तू २६७|४२७ 

सत्यानास ७८।२०६ 

सद्‌ २६५|४२ १ 

सदूदर ११६।२४० 

सघुआ २३०॥६६ 

सघुए २३९६६ 

सघैनी २१४३२८ 

सन ९८०|३० ३; ९८०॥ ३ ०४ 
सनीचर १२८।२५० 

सनीचरा २२३।३४३ 
सपड़दलाली २७२|।४६० 
सपड़िया २३६।३१६८ 

सपाट १६३|२६ ० 

सपील १७८|३०० 

सपोरिया ६६॥ १६५४ 

सफेदा ७६२०८; ४६।१५७ (१२) 
सबजा १४४।२६४३ १४३|२६४ 
सबरलील १८७|३०६ 
सबल्‍लील श्दू७|३०६ 

सबेरे १२७।२४० 


( रेरे६ ) 


समनन्‍द १व्य६।३०५; ९४३॥२६४ 

समुहीं ८६।२१४ (२६) 

समूरा २३१ २४८ 

समोना १६७।३११२ 

समोंसा (समोंसी) २६८।४३१ 

सरइया ७६२०८; ११६।२४२ (२; 
२शे८। २६८; २०५॥१३१८ 

सरइया देना २६६।४२६ 

सरकंडा १८६)३०४ 

सरकंडे' श््य६।३०४ 

।, सरकफुँद १४७ २८०; २२५) ३४८ 

सरगनपनी व७।२१४ (४५) 

सरजपताली ११९॥२४२ (५) 

सरदल १७४।२६ ७ 

सरदलुए १७४२६ ७ 

सरपट १४७।२६६ 

सरमा ४६।१५७ 

सरभरे ६१।२१६ 

'सरबवा २०७|३१६३ २०४।र १८ 

सरसों ४८१६२ 

सरहते ७२॥१६६ 

सराई १३८॥।३ ६८५ ८०।२१० (१३) 

सरायो ११९।२४२ (२) 

सरेतना ६०१०८ 

सरेती फेरना *६।१८द 

सरेथा ८०।२१० (४) 

सरैती २१२॥३२६ 

सलजम १३।६१७३१३ 

सलाया या हिलाया ११७।२४० 

सलावर ११७|२४० 

सलूका २२७।३२४१ 

सल्लो २२६।३२५०; २०२|३१६ 

सववाँ ४६।१४७ (१३) २४१०८ 

सवाई ४३|१७२ 

सवाई उठाना ४३|१७२ 

सवार १४२२६ ३ 

सहबर्कत २४७। रेप्यण 

सहल १९६८।२६६ 

सहारा (सहारी) २४२।४० ३; ८४२१४ (४) 

४४ 


सहारे ३०|६८ 
सहज १३०।२५४२ 
सहेजा १६८॥२१३ 
साँकर १७४।२६७ 
साँकर-छुल्लियों १८८) ३०६ 
साँकर-छुल्ली २३६।३६७; २६०।४१२ 
साँकरी १५७।२८००; १३२६।२५७; २५२।४० ३; 
२४५| श्७छथ (१०); २५२४० ३; 
२६०|।४१२१: श्८ू२।|३०४; ९८६॥३०६; 
६२७!२५० 
साँकरी बुनावट श्दू८३०६ 
साँकी (सं० शंकुका) ५६।१८४; १६॥ए८ 
साँख १४०।२६८ (६) 
साँक (सं० सन्ध्या >पप्रा० संका > हिं ० साँक) 
२६३|४१७; रणो८र 
साँक-सकारे १३०।२४२ 
साँट १५६।२८२४ 
साॉँटना १६०।३०६; ३।७ 
साँटा (साँटी) १६१।२८६ 
साँटी १६२२८६ (१); १६२।२८६; १५०५॥२७४ 
साँठा मद १८६; ४६। १८३ 
साँड़ १११।२३७ 
साँढ़िनी १४५१।२७० 
साँटी १४१।२७० 
साँप (सं० >सप्‌ धातु से सप >प्रा० सप्प > 
हिं ० साँप, ब्रज० स्याँप, स्थाँपु)८१॥२१३ (२१) 
साँप ओर नाग ८१२१३ (२१) 
सॉपिनियाँ १३७२८ 
साँपिया १२४।२४८ 
साँफा (साँफी) (सं० पाशक >पासअ्र >पासा > 
फाँसा > साँफा) १५७ र८०; नो श्८ 
सागाम १४८।२६६५ 
साज (सं ० सज्जा) १६३।२६० 
साजी १६॥६०; ६२॥१६१ 
साझासीर ६२।१६१ 
साठी ४०।१५४५ (१५) 
सादा २३६।२१५७ 
साध पूरनी ६६।२२४ (२) 
सानना १४०५॥२७४) २६६१।४१८ 


( है४० ) 


सानी १५४।२७४; १३१।२०२; १२७। रद 
साफा (साफी) २२४।३४४ 

साबित १९।६० 

साबौनी २६८।४३३ 

साम २३१।३६१ 

सामनी ४०।१३०; ३०६३ 

सार ८०३०३; १७६३० ३; २०।६८ 
साल २३८। ३६८; २३०। ३४७ 
सालू २३४।३५०४ 

सालू-मिंसरू २३५।३६५; २३५४॥३६६ 
सालोत्तरिया १४७२६५४ 

सालोत्तरी १४७।२६६ 

सावनी पुरवाई ६६॥२२४ 

साहना १२६।२५ १ 

साहिल १३।३४५ 

साही ७८।२०५ 

सिंगट्‌टा दिखाना २६०।४१२ 
सिंगरा ४६| १५७ 

सिंगरौटी २१६।३३६ 

सिंगाड़े ४४१७७ . 
सिंधाड़ा (सिंघाड़ो) २३६।३६८ 
सिंचियाना १६०।३०६ 

सिंदरप २४५॥३७६; २४२॥३७३ 
सिंहारे (सहारे) १३५॥२५६ 

सिंगार २४४॥३७६ 

सिंगारपटटी २५२।४०३ 

सिंगोटा १४६। २८४ 

सिंदूक २१६।३४० 

सिंदूका २१६|३४० 

सिंदूकिया २१६।३४० 

सिंधी २३६।२६७ 

सिकजाने १७७|२६६ (२) 

सिकना २०६।३२१; १७७।२६६९ (२) 
सिकरन या सिकिन्न या सिकिन्नि २६६।४२६ 
सिकरम १६४॥२६२ 

सिकिन्न २६६।४२६ 

सिगड़ी १७७०।२६९ (१) 

सिजल २२७।३५१; ११५४॥२३६ 

“ सिजिया श्य७।३०६ 


सिवकनी २७२।४ रथ 

सिटकाइल १३५४॥२०५६ 

सिटकाल १३०।२०५६ 

सिट्टी १७३।२६७ 

सिताबी १६२।२८६ 
सितारापेशानी १४७।२६४ 
सिन्धी २३६।३६७ 

सिन्न १२४।२४८ 

सिन्नी २१४।३२६ 

सिन्नेला १२४।२४८ 

सिपोरिया ६६।१६४ 

सिमाई २२६।३५० 

सिमाना (सिमानो) €८।१६४ 
सिमानिया ६८।१६४ 

सिमाने के खेत ६८।१६४ 
सिरकटा ७७|२ ०४ 

सिरकठिया १३१।२५३ 

सिर करना २४०|३७० 

सिरकी १८६॥३०५ 

सिरगा १४३।२६४ 

सिरगदिया २३५।३६६ 

सिरगूंदी २४०।२७१ 

सिराजी १४४।२६४ 

सिर बाँधचना २४०|३७० 

सिरहाना (सिरहानो) ३८७।१०६ 
सिराना (सिरानों) ८७३०६ 
सिराबर १६७।२६६ 

सिराहना (सिराहनौ) २३२।३६२ 
सिराहनों २३२।३६२ 

सिरीमंजरी ४६। १५४७ 

सिरोपा (सं० शिरस पाद) २२३|३४४ 
सिलटाना १६८।२६६ 

सिलहारी ४६१६७ 

सिला (सिलौ। ४८|१६४ 

सिली ध८। १८६; ४६।१८३२; १६| १८८ 
सिलौदा २०२।३१६ 

सिलौटिया २०२।३१६ 

सिलल १८७।३०६; ३॥५ 

सिवार १६२|३०६ 


सिस्यारा माह १०१।२३२२ 

सींक १६६।३१२ 

सींका १७७।२६६ (२) 

सींके ३११०० 

सींग ११३॥२३६ 

सींग दिखाना २६०।४१२ 

सींग पर समझना २६०।४१२ 

सींमन २११।३२४ 

सीतलपट्‌टी २३२॥३२६३२ 

सीता रसोई २४७ ८१ 

सीतारामी २४७।४०६ 

सीधा धरबा ६०।२१७ 

सीधी या सादा २३६।३६७ 

सीधी माँग २४०।३७२ 

सीघे तार २२५।३४६ 

सीना २२७।३४० 

सीनाबन्द १४६॥२६८ (२) 

सीमन २२६।३५४० 

सीर ६२१६ १ 

सीरक १७६॥३०२; १००।२३२ 

सीरदार ७२।२०१ 

सीरा २६७।४२७; १६२॥३०६ 

सीरा-घीरा १४४॥२६५४: १२२।२४६ 

सीरे-घीरे १६२।२८६ 

सीरौट १४६॥२६८ (२) 

सीसफूल २५२।४० ३ 

सीसरी ४५३|१७२ 

संघनी ५४।१७६ 

सुठाई ४२।१४३ 

सुंदकना १७६।३०२ 

सुदैल ११२६; ५१० 

सुअ्रगोड़ा १२२।२४४ 

सुई (सं० सूची, सूचिका) ४२।१४०; 
,४६॥ १घ८ 

सुईकारी २३६।३६७ 

सुईफूटना ४७।१६० 

सुकलाई १६१॥३०७ 

सुकसुका ४१।१७१ 

सुखपूरी २६६।४२६ 


( ३४१ ) 


सुजनी २३०।३५६ 

सुजेका १२४५।२४६ 

सुड़ी ८१२०६ 

सुतैमम (सं० सुस्तीकमणि > सुत्तीयमनि >> 
सुतीयमन >सुतश्मन > सुतैमन) २०२॥३१६ 

सुनारी ७।१७ & 

सुनेत २०६८: २६।१८३; ४१०; २१५॥३२६ 

सुनैत मारना २६। ्य८ 

सुनैश ४८।१६२ 

सुनैरिया घोरा १२३।२४७ 

सुनेरी ८४२१४ (६) 

सुन्न १०११२३२; १७६।३०२ 

सुन्नकाला ८४॥२१४ (८) 

सुनकारी ११२॥२५४३ 

सुन्हैरा ४५१४५ (१६) 

सुनना २१३।३२६ 

सुम १४१॥२६२; ८४।२१४ (६) 

सुमिरन २६१।४१४ 

सुम्म १४१।२६२ 

सुरंग १४४।२६४; १४१३॥२६४ 

सुरगऊ १३२| २४३ 

सुरजमुखी २४५॥३७८ (११) 

सुरवा २१३।३२६ 

सुरहरी २६॥६१ 

सुरहरी २६६१ 

सुराही २०७।३१६ 

सुराये १३४।२४६ 

सुरैरी २६६१ 

सुर्री २११।३२४ 

सुलपा २७२।४४८ 

सुलफियाई चिलम (सुलपियाई चिलम) 
२०६॥३२१ 

सुलहुल ५॥१०; १८५ ३०५४ 

सुलला १५७।२ण० 

सुसरारि २४७। ३८५ 

सुहगिया १३३२५ 

सुहाग २४४। २३७८; २४६॥३८१९ 

सुहागा (सुहागो) १३।२४; १४) १८२ 

सुहागिया १३३५ 


घुहागिल २४६।४१२ 
सुहागिलपन २४३॥२७६ 
सुहागिल पुरवाई ६५२२४ 
सुहागिलें २४६।३८१ 
सुहागी २४४|१७८ 
सुहावटी १७४।२६७ 

सुहार २६४।४१६ 

सुहेल १११।२४२ 

सुहेल गाय १३१॥२४५२ 
सुहोगिली २१६३ ३९ 
सूड़ा १६४।२६१; २९६१; १३०।२४२ 
सतना १४०|२६२ 

सूतिया १३६।२६१ 

सूञ्रर ७७२०४ 

सूञ्ररा €४।२२३ 

सूझरी ६४॥२२३ 

सूकरा ड्रबना २७|८३ 

सूखट ७७|२०३ 

सूत २६३|२९१; ४२।१४२ 
सूतना २२९८०|१४५३ 

सूतफेवी २७१।४५१ 

सूतरी १८५॥३०४ (१); १८२॥३१५४ 
सूतिया २भ्द४११ 

सूदी २३६।३१६८ 

सूधी २३६॥३६८ 

सूप २०१|३९६ 

सूरज २५०।३६४ 

सूरजबंसी ८७।२१४ (४६) 
सूरा €४॥२२३ 

सूल ९२०५॥२४६ 

सूला १२४॥२४६ 

सूलाख ९८७।३०६ 

सेंगरी ५३।१७५४ 

सेचनी १६०।३०६ 

सेंटी ४२।१३२६ 

सेंठा २४४॥४०७; २४६|४०७ 
सेंतना २००३१४ 

सम ४४।१७८ 

सेंमई २६६।४२६ 


( 


२४२ ) 


सेंपरी २६६।४२६ 

सेंबई २६६।४२६ 

सेहन १६८।१११ 

सेकोंड़ा २२५। ३४६ 

सेखड़ा १६६।३१४ 

सेज १८७|३०६ 

सेत॑जनी १४६।२६७ 

सेब २६८।४३२ 

सेरे श्य७३०६; १८६।२०४३ १८६॥३०: 
सेला २३५।३६६; ४५|१५५ (३); १६६ 
सेली १६२। २८६ 

सेलीसमन्द १४२।२६४ 

सेल्ही १६२। २८६ 

सेवटी १२३२ 

सेह ७८|२०५ 

सेहली १६२। २८६ 

सेहा (सेही) ११३० 

सेही ७८|२०५४ 

सेहूँ ८१॥२१२ 

सैंटा १८६।३०५४ 

सेंटे श्८६।२०५ 

सेंतकर ६०। १८८ 

सतत ६०१८६ (१) 

सतना ६०१८८ 

सेंद ५४१७८ 

सेंहारे १३५।२५६ 

सेठपल्‍्ले (सं० सष्टिप्रलय) १६८॥२६६ 
सैनिक १३७।२४६; २६६।४२६ 
सैल ५४॥१० 

सैला ५१०; ३६।१२६; ३४१०६ 
सैलें १२३४ 

सैलों १७२।२६७ 

सोंट ४२॥१४३ 

सोंठ २६८।४३ १ 

सोंठिया १६२।३०८ 

सोंहता १६३।२६० 

सोखा (सोखो) १८७|३०६ 
सोखाफूटना १६०३०६ 

सोखिया बुनावट श््ू८।३०६ 


सोखें १८६|३०६ 

सोठा १५५४|२७४ 

सोटे ४२| १४३ 

सोतल ८७।२१४ (४७) 

सोनहलुआ २६६|४३१८ 

सोनों बरसि रघ्नो है ३७।१२३ 

सोबर २०७३ १६ 

सोलहफुली १८८।३०६ (२) 

सोह्हइयाँ ६८। १६५ 

सोहनी ४७। १८४; २१४॥३२६; ५६१८८; 
२०| ६८ 

सोहने २४६।३१८१ 

सोहली २१६।३३६ 

सोहार २६४।४१९६ 

सौंकारी (सं० श्यामकाली) १३६।२५७ 

सौंज २०१।३१५ (१) 

सोंटी जाती ४५१८१ 

सौंतरा (सं० एयामतालुक) १४६।२६४ 

सोंदी ४४१४४; ४६।१५४७ (१४) 

सौंदेला ७४|२०२ (६८) 

सोंह ८६।२१४ (२६) 

सौंहड़ ७८।२०६ 

सौंहता ११४॥।२३९ (५) 

सौड़ २३०।३५७ 

सोनपरी ८७|२१४ (४८) 

सौर २३०।३५७ 

सौल १४१८ 

सोल करना ३६।१२६ 

स्याँप (सं० सपे) ७७२०४ 

स्थान १५४१३ 

स्थाने ७३२०१ 

स्थाचड़ २६।११०२१ ६१।१६० 

स्याबड़ा ४७। १८४ 

स्थाबड़ी ६११६० 

स्वाम १५॥४३२३ ९१६१ र८६ 

स्थामा १३९।२४१३ 

स्थार ७७|२०४ 

स्याल ३॥४३ ९८४७।३०६ 

स्थाह २४०।१२६६ 


( रेडरे ) 


स्‍्वाफा (स्वापा) २२४।३४५॥ १६२) २८६ 


(हैं ) 
हँकबइया ५८१८६ 
हँड़िया १७७।२६६: २०७।३१६ 
हँड़की २०७।३१६ 
हँसली २४७|४०६ 
हँसिया १७।५३ 
हसुझा १७।५३ 
हँसुलिया गला २२६।३७० 
हंसराज ४६।१५४६ (१४ ' 
हुजेँहरा ६३॥२२१ 
हडआ ६११६६ 
हउहरा €३॥२२९ 
हंगना ६७।१६४ 
हटरी २०६।३ १८८ 
हटठुआ ११३१॥। २३२८, १०) 
हटुटर ९४६।२६७ 
हठरी २०६।११८ (२) 
हठलैर १३०।२४२ 
हडडा ६३२२१ 
हडडो १३४।२५५ 
हड़वारी १५१।२७१ 
हड़हतवा €२३॥२२१ 
हड़हेड़ ७०१६६ 
हड़हेड़ा ७०१६६ 
हड़होड़ा ६३।२२१ 
हतकरी ६२४; १ए८।२८१ 
हतिया १४।३८; ६।२४ 
हतिये १६।४५ 
हतेटी ६।२४ 
हतोंना २६८।४३३ 
हत्था १४६। २७८८; २९६॥।३४ ९ 
हत्थियाई १४०।२६२ 
हत्याखोरी १२४ २षथ 
हथफूल २६२०।४१५; २४५ ३७८ 
हथलगुनों २७०॥४४४ 
हथसंकरी २६२|४१४५ 
हथिया १६६।३१२; १६५४॥३११ 


हथेला (हथेलो) २०१।३१५४; १४२।२६ ३ 
हवेली १७१।२६७ 

हमेल २४७|४०६; १६२|२६० 

हर ६२३ 

हरइया १६७।२६६॥ २५४५॥७६॥; ३०।६६ 
हर उसिलना (हरु उसिलिबौ) १०२८ 
हरगही ४०१३१ 

हरद्वारी ६४॥२२३ 

हरपगहा ६।२४ क्‍ 

हरपधा १६७।२६६॥ ६॥२४; (मना रन 


हरबागा (हरबागौ) १६७।२६६५६॥२४;१४८। २८१ 


हरसोट ११३१ 

हरहारा (हरहारौ) श्षथ।र८१; २४७२ 
हरहारे ४०।१३१ 

हरा ३०।६७ 

हरारत १४०।२६२ 


हरिआ्रा १३२।२५४; १४६|२८०५६ १३३२।२५४ 


हरिआ्राई १३७।२श८; १५०।२७४ 
हरिआआ गाय १५६॥| २८३ 

हरिमाया १८५॥३०५४ 

हरियल ८७।२१४ (४६); ८४।२१४ (६) 
हरियाई मिलाना ४४१८० 
हरियानी ११४॥२३६ (८) ११३॥२३६ (८) 
हरी होना १२६।२५१; १३५।२४६ 
हरूफी २३६।३२६८ 

हरोंथना २१७।३३३ 

ह॒द २१४।३२६ 

हसे ६॥२२; ११३० 

हल करकता १२॥३३ 

हलदई ८०।२११ 

हलुआ २६७।४२७ 

हल्लना १२४।२४८ 

हललनी १३७।२४८ 

हल्ले १६२२८६ 

हसिया १७॥४३ 

हस्स ११३० 

हाँरे ७६।२०७ 

हाँ बेटा १६८०।२६६; १६२।२८९६ 
हॉसिया २२४५॥३६६ 


( ३४४ ) 


हाड़ा ६३॥२२१ 

हाड़िन १५०।२६८ (८) 

हाथिनु के सँग गाँड़े खाइबी १६३।३०६ 
हाथीनबान १६५॥२६ ३ 

हार ६८।१६४; १२६।२४०; १६३।२६० 
हालेंहाल ८१।२१२; १३१२५२ 
हासिर १३॥३४ 

हा-हा खाना २७३।४६० 
हिड़ोले २१४।३१२९८ 

हिंगोठा १४६। २८४ 
हिनहिनाना १४१।२६२ 
हिन्नमुतान ११८।२४१ (३) 
हिन्नमूता ७४॥२०२ (६६) 
हिमामा २२४।३४५४ 

हिरदाबल १४५॥ २६४ 

हिरन ७७)२०४ 

हिरनखुरी ३६।११६ 

हिसनबाइ ६६॥२२६ 
हिरनमुतान ११८।२४१ (३) 
हिरनी-हिरना रव्यंनर 

हिलावर ११७|२४० (२) 
हिसारी ११५॥२३६; ११३॥२३६ 
हींस १४१॥२६२ 

हींसन १४१।२६२ 

हींसिया ७४॥२०२ (१००) 


. हुकार ११८।२४० 


हुबका ४४॥१७६; २७२।४५७ 

हुक्किया २७२।४५६ 

हुड़क २७२|४५६ 

हुड़ा २।३ 

हुरावर २॥३े 

हरी २३ 

हुलका २३२।३६१ 

हुलास ५४।१७६ 

हूँक १२८।२५० 

हूँकति १९८।२५४० (२) 

हँकना १२८।२४० 

हेर ६५१६२; १११५।२३७; १३२॥२५४; 
१२८॥२५० 


हेरू ३२।१०४ 
हेलुआः १९४।२४६ 
हेसमा २६६।४३६ 
हेहरिया ७७२०३ 
हैँसली १७४३ 
हैंसिया १७।४३ 
होटों १३१।२५२ 
होर २२५।३४६ 
हीरा ५११७१ 
हो-हो ७७।२०३ 
होंस १६२।२८६ 
हींहरा ६३।२२१ 
होक १२४।२४८ 
होकना १२४।२४८ 


( रै४५ ) 


हौगरा ४।८; १६७।२६४ 
होदा १६५।२६३ 

होदी १७२।२६७; १६२।३०८ 
होन २३॥७०; ७११६६; ६६।१६४७ 
हौनबबरना ६६।१६३ 
होनियायौ खेत ६६।१६३ 

होप २४६।३६० 

हौर-हौ १९१६७[२६४ 
होलदिलली १३१।२५३ (४) 
हौलपात १७४|२६७ 

हौलेहौले १३०।२५२ 

हौली ७३।२०१ 

हौ-हो १६७।२६४ 


अशुद पशठ 


अधडन 
इ्ले 
उठना धातु 


उनके 
करकना धातु 
कल्लिका 
कोरियाँ 
कोष्ठ्श् 
खाँगे 

खाट के पेठ 
खोरा 

गधा ने 

गान 
गुदनादा 
घिपुउर 

प्रा० चउकऋष्ठ 
तु० चपकश 
सं० चरणमृती 


चिन्नामिरिता 
जो 

रंडना धातु 
भाँगी 
ठोहका 
ठरना धातु 
डरा 


तो 

तो 

दृहरी गाँठे 
ध्यार 

नेम 


पछेया 


पृष्ठ एव पंक्ति शुद्ध पाठ 


१६४३० अधउन 
२५६॥६ इसे 
१२८।२६ उठनाया गरमसाना 
क्रिया | 
प ०८ के । 
श्र ८ करकना क्रिया 
२२४|२४ कल्लिक 
४:१४. कोरियाँ 
१७२/२ कोट्ठश्न 


शुद्धि-पत्र 


६४)११ खांगे ( खाज्लें ) 
१६०१४ खाट के पेट . 


५३।५. 'खौरा 
१५२४. गधा नें 
१०२ (पंथ के संबंध में)गौन | 
६११०. गुदनौटा 
२७१|१३ घियुउर 
१७१|१२१ यरा० चडकट्ु 
२४१३।१४ तु० चपकलश 
१३२॥३ चरणाम्ता या 
चरणुम्रतिका | 
१३२।३. चिन्नामिरती 
११६।२० जो 
१५॥७ मंडना क्रिया 
१८७।१५ भोंगी 
१६२।२४ टहोका 
श्ष्प टरना क्रिया 
१११२१ (अंथ के संबंध में) 
द्रा 
५१११ तो 
श्द तौ 
१४४।३६ दुहरी भौंरी 
१३१३ घ्यार 
१६६॥१० नेत्र 
२४)१०... हहेनों 
३१११२ पहछुदइयाँ 








आअशु & पाठ पृष्ठ एवं पं 
। पुरस + वा 
 पेडँआआ 
| पौपलेन 


बरस्यो 


। बारात 

 बलल्‍्टी 

। बाह 

| बिश्लया 
बिजारमानना धातुश्रों 


। भाजों 
| भिलमिलिया 


भीतर घर 


| भूँगमोरी 
| भेखउखेर 
| मतान 
| मादा के 
। मेंथी 


पोहनपकौड़ी 


| मोहनमोग 
| मोहनमाला 
। रसीकुर 


लॉगोट 
लगोटिआा 
खत्नसा 


| वरना 

। सकारना 
| साँप 

| स॒डी 

| सोऊ 


| हृद 


२११२ 
४२| ९३ 
२२६॥२२ 
१६ (अंथ 


१६१। १ 
श्श्व्याद 
९८७१६ 
१७४९४ 
१२६। ९ 


९१३६।२४ 
२४२॥। १८ 
१७६|१७ 
प्४।२२ 
१४१ | ९४ 
११३॥३० 
१४१२६ 
शे८। ११ 
२६६॥२२ 
२६६९॥२२ 
२५७|७ 


ऊछ पाठ 


पुरस्‌ + वात 
पैडओँ 
पौपलैंन 
के संबंध में) 
बरस्यो 
बरात 
बाल्टी 
बाइ 
बिलइया 
बिजारमानना 
क्रियाश्रों 
भाजों 
भिलमिलिया 
भीतरी घर 
भूगरमोरी | 
मेखउखेर 
मुतान 
मादा के लिए 
मेंथी 
मौंइनएकोंड़ी 
पौंहनभोग 
मोंहनमाला 


४|१६ (अंथ के संबंध में) 


१६ ०॥ 
९९९९५ 
व्य३| १२ 
२७०|२० 
२३१।२६ 
२६।२६ 
८०८ 
१२६|९६ 
२२५॥६ 


सीकुर 

लंगीट 
लँगोटिशा 
तल्सा 

बरना 

सकोरना 

साफ 

सोऊ 
हाथ्‌० 


८।२७ (प्रंथ के संबंध में) 


पा 
द्व्द्‌ 


